स्वामी रामरतीथजी 
के 


( हिन्दी-उद्‌ ओर आॉलरेजी"कैं) 
लेख व उपदेश 
( हिन्दी-भाषा में ) 
जिल्द तीसरो 





प्रकाशक--- 
श्रीरामती्थ-पब्लिकेशन लीग 
तज्लखनऊ 
7] द्वितीयावत्ति [१६३५ 


गरणा संस्करण १] विशेष संस्करण १॥॥ 


छुझभा सबकायकार 


यों तो श्रीरामतीथ-पब्लिकेशन लीग, लखनऊ, समय-समय 
पर अधिकारी सज्जनों व धार्मिक पुस्तकालयों को यथाशक्ति 
अपनी पुस्तकें बिना दाम अथवा आधे दाम पर बाँटती ही है, 
किंतु धार्मिक सज्जनों को इस धम-काय में हाथ बँँटाने का शुभ 
अवसर देने के लिए लीग ने यह तय ( निश्चय ) किया है कि 
जो सज्जन इस शुभ उदृश्य से स्थायो रूप से जितनो रक़म लीग 
के पास जमा कर देंगे, लीग उसके ब्याज से जो अधिक से 
अधिक ।॥) प्रति सेकड़ा तक होगा प्रतिवष उनके नाम से 
पुस्तक बिना दाम लिए अधिकारों सज्जनों व सावजनिक 
पुस्तकालयों को निरंतर वितरण करती रहेगी । आशा है, 
दानी सज्जन प्रसन्नता-पूवक इस शुभ काये में योग देंगे ओर 
इस रीति से यश व पुण्य दोनों के भागी होंगे । 
मंत्री 
श्रीरामतीथ-पब्लिकेशन लीग, 
लखनऊ 


मुद्रक-+ 
पं० श्रीदुलारेलाल भागव 
अध्यक्ष गंगा-फ़ाहनभार्ट-प्रेस, लखनऊ 


नं० 


3. 


श्रीरामतीथ-पब्लिकेशन लीग के ग्र॑थ 
हिंदी में 


नाम पुस्तक .. सा० सं०, वि० सं 


श्रीरामतीर्थ-अंथावली २८ भाग में, पूरा सेट ...  १०/ 
फुटकर भाग हा ॥) ' 


२, उक्त ग्रंथावली की संशोधित आवृत्ति के पहले 


ढशी ढै अआा 


&छ 


१०., 
११. 


ब्बवकि 


१८ भाग, छे जिलदों में । प्रति जिल्द ... १9 


. दशादेश ( राम बादशाह के १० हुक्मनामे ) 
» राम-वर्षो भाग १-२ न डे १) 
» राम-पत्र ( गुरुजी के नाम राम के पत्र ) के १) 
. वृद्दत्‌ राम-जीवनी ८ उदू कुब्चियाते-राम, जिहद २ 

का अनुवाद ), एष्ठ ६७२ ... ..... २॥) 
, संक्षिप्त राम-जीवनो, प्रष्ट ६४ मु ॥) 


, श्रीमद्भगवद्गीता, श्री० आर० एस० नारायण स्वामी-कृत 


व्याख्या सहित, दो जिल्दों में, शरष्ठ लगभग २००० ४) 
प्रति जिल्द २) 
आ्रात्मदर्शी बाबा नगीनासिंह वेदी-ऋृत 


, वेदानुवचन, पए्रष्ठ लगभग २९० प्रथम आवृत्ति १॥) 
»... द्वितीय आवृत्ति पृष् लगभग ७१९६. २॥|) 
झाव्मसाज्षाधष्कार की कसोटी, एष्ठ १७९... ॥)) 
रिसाला श्रजायबुल-इल्म अथात्‌ भगवत-ज्ञान 
के विचिश्र रहस्य, पृष्ठ १६० का |) 
उद्‌ में 


, कुल्लियाते-राम जिलद १ ( रिसाला झलिफ़ के एक 


वर्ष के १२ अंक ), पृष्ठ लगभग ५००. ..... १७४) 


, कुल्लियाते-राम जिल्द २ ( अर्थात्‌ स्वामी राम की 


सविस्तर जीवनी ), एष्ट लगभग <€००. ... १॥/ 


३. राम वर्षा, दोनों भाग, पृष्ठ छशैेभग २२२ ... १) 


है न 
हक, 
रज 


।॥) 


१॥) 
१० 
१॥) 
१॥ 
३५ 


> 
के 


१।॥ ) 
रे) 
॥) 


।॥) 


२/ 


हि 
१४) 


( ४) 


नं० नाम पुस्तक सा० स० वि० सं८ 
९, ख़तूते-राम (गुरुजी के नाम राम के ख़त ) एष्ठ १०८ ||) ।॥) 
_&. संक्षिप्त जीवनी, प्रष्ठ लगभग ३३० ---.. ॥॥) १) 
 आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह वेदी-कऋत 
६. वेदानुवचन, पृष्ठ लगभग ९२० »*«.. १॥० २) 
७. मियारुल मिकाशफ्रा पृष्ठ लगभग १७०. ... ४) १) 
८. रिसाल्ा अजायबुल-इल्म, पष्ट लगभग १२० ॥£9 ॥।/ 
६. जगजीत-प्रज्॒( ईशावास्योपनिषद्‌ की शांकर 
भाष्यानुसार व्याख्या, एछ लगभग १०० ... 9 ॥|) 
अगरज़ी में 
१, स्वामी राम के समग्र अ्रगरेज़ी उपदेश व लेख, 
आठ जिल्दों में, पूरा सेट .... ७) १४) 
हि प्रति जिल्द १) २) 
२, पेरेबट्स आफ़ राम ( उक्त उपदेशों में स्वामी राम 
* से वर्णित समग्र कहानियाँ ), एछ लगभग १०० २). ३) 
३. स्वामी राम की नोटबुक्स, दो जिहदों में २). ४) 
प्रति जिल्द कक १॥|) ३/ 
४. सरदार पूर्णसिह् कृत स्टोरी श्रॉफ़ स्वामी राम 
द्वितीयाबत्ति पृष्ठ लगभग ३२२९ .-. २॥/ ३) 
&. पं० ब्रजनाथशर्गों कृत स्वामी राम की जीवनी व 
उपदेशसार पृष्ठ लगभग ८०० दो जिल्दों में ४) ९] 
प्रति जिल्द की -.. २॥/ ३) 
६. हार्ट ऑफ़ राम शक की ॥)) 
७, पोहम्स ऑफ़ राम बे .. ॥) 9) 
८. संक्षिप्त राम-जीवनी सहित गणित पर व्याख्यान के ॥७ 
2, प्रेक्‍्कीकल गीता ( बा० नारायणस्वरूप-कृत ) ):% 


स्वामी राम के छुपे चित्र भिन्न-भिन्न आकृति में 
प्रति चित्र सादा )॥ तिरंगा बढ़ा 2) छोटा -) 
मैनेजर--श्रीरामतीथ-पब्ल्लिकेशन लीग, लखनऊ 


निवेदन 

कुछ वष हुए, स्वामी रामतीथ के लेखोपदेश की पहली जिल्द 
में हम यह सूचना दे चुके हैं कि राम की हिन्दी-अन्थावली 
के २८ भाग ज्यों-ज्यों ख़तम होते जायँगे, त्यों-त्यों वे दूसरी 
आवृत्ति के समय बड़ी-बड़ी जिल्दां में विभक्त करके प्रकाशित 
किये जायेंगे । तदनुसार ग्रन्थावली के प्रथम ६ भाग ( तीन-तीन 
भागों को एक-एक जिल्द में सम्मिलित करके ) तीन जिलों में 
उत्तम आकार में शनेःशनेः प्रकाशित किये गये। प्रथम की दो 
जिल्दों के पूबांद्ध में स्वामी राम के अँगरेज़ी भाषा में दिये हुए 
उपदेशों की पहली व दसरी जिल्द के समग्र व्याख्यानों का 
हिन्दी अनुवाद दिया गया है, ओर उनके उत्तराद्ध में कुछ उदृ 
उपदेशों का हिन्दी-अनुवाद भी दिया गया है। इनके अतिरिक्त 
ग्रन्थावली के ७, ८+ ६ भाग ( जिनमें रामब्षा का पहला व" 
दूसरा भाग प्रकाशित था ) एक जिल्द में संपू्ण रामबषों के , 
नाम से प्रकाशित किये जा चुके हैं। आज हमें यह लिखते 
प्रसन्नता हो रही है कि अँगरेज़जी जिल्‍्द तीसरी के समग्र 
व्याख्यानों व लेखों का भी हिंदी-अनुवाद हम ग्रन्थावली के अनेक 
भागों से निकालकर एक ही जिल्द में प्रकाशित करने में सफल हुए 
हैं । यय्यपि इस जिल्द के उत्तराद्ध में पृव जिल्दों के समान उद्‌ 
के कई एक लेखों व उपदेशों का हिन्दी-अनुवाद भी दिया गया है, 
तथापि इसका पृवाद्ध अँगरेज्ञी की तीसरी जिल्द का प्रतिरूप 
हं।ने से इस जिल्द का नाम भी हिन्दी की तीसरी जिल्द रकक्‍्खा 
गया है। इस जिल्द्‌ के व्याख्यान व लेख प्रायः ग्रन्थावली के 


( २) 


१० से १६ भागों में पहले प्रकाशित थे। इनसे इतर उद खम 
स्राना-ए-राम जिल्द पहली के जो लेख व उपदेश उन्हीं (१० से १६) 
भागों में दज थे, वे सबके सब प्रथक करके अब हिन्दी खम-खाना- 
ए-रैगम के. नाम से प्रकाशित किये जाने लगे हैं, जो आशा है दो 

चार मास के भीतर-भीतर उत्तम आकार में जनता की भेंट होंगे । 
इसके बाद ग्रन्थावली का ?७वाँ ओर (१८वाँ भाग जो राम-पत्र 
के नाम से एक जिल्द में पहले प्रकाशित हुआ था,इसकी पुनरावृत्ति 
में अंग्रेज़ी जिल्दों में प्रकाशित स्वामी राम के अनेक पत्रों का 
हिन्दी-अनुवाद भी दिया जायगा, जिससे यह जिल्द भी अन्य 
जिल्दों के समान मोटी ओर उत्तम आकार में यथासम्भव शीघ्र 
निकाली जायगी। इस प्रकार ग्रन्थावली के पहले १८ भाग 
हिन्दी की छ जिल्‍्दों में प्रकाशित हो जायँगे। ओर ज्यों-ज्यों 
राम-प्यारों से सहायता-रूप में उत्साह मिलता जायगा, त्यों-त्यों 
आशा" है कि लीग उक्त जिल्दों के शीघ्र प्रकाशित करने में 
अवश्य सफल हो सकेगी । इसलिये राम-प्यारों से बार-बार यही 
प्राथना है कि वे लीग को हृदय से अपनायें, ओर सब प्रकार 
की सहानुभूति से उसके काय कत्तांओं का उत्साह बढ़ायें जिससे 
लीग अपने उद्दश्य की पूति में कृतकाय हो । 


मंत्री 
श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, 
लखनऊ 


क्फिय-सू्ची 


ाइकाबा००-->अट 6 +००००>काह कह वीमिकिकि? 


बा ३ 
पूवाड 
१--( पूण-लिखित ) संक्षिप्त राम-जीवन-चरित 
२--नित्य-जीवन का विधान 
३-निश्चल चित्त 
४--दुःख में इश्वर 
४--( साधारण ) बातचीत... 
६--अपने घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं ? 
७--ग्रहस्थाश्रम ओर आत्मानुभव 
८--मांस खाभे की वेदान्तिक कल्पना 
--मैं प्रकाश-स्वरूप हूँ 
१०--शआत्मानुभव की सहायता नं० ९ 
११--सोड्हम्‌ ... 
१२-आत्मानुभव-संबंधी संकेत न॑ं० २ 
१३-- 9) 9 ४» नो० ३ 
१४ -उपदेश भाग 


उत्तराड 
१--ग़र मुल्कों के तजरुबे 
२--उन्नति का साग 
३- सुधार 
9-कर्म  .. 
४- राम-उपदेश 
६--बवातालाप ... 


६० 
८४ 
११४ 
१३४ 


१६७ 
६८ 


श्र्प 
२७० 
२६१ 
२७० 
२5७ 
र्८० 


रपश 
३४छ० 
देजर 
३६० 
४१६ 
४२१ 


भाग ततसरा 
पूर्वार्ड 
स्वामी रामतीथंजी 
के 
अगरेज़ी के लेख व उपदेर। 


॥ सिहजी # 4 
श्रीपणासहजी-लिखित स्वामी रास का 
०४). र्ज़ ७ ९ 
सात्षप्त जावन-चारत 
(जो प्रंग्रेज़ी जिलद दूसरी के आरंभ में भूमिका के रूप में दिया हुआ है ) 

7 |] ठछा70६ 8[०, ध5प/) 00 6ए€७ तठंढ्थाी। 
8५986 7घ2< छाते [70 क [6 ४४8/१0 ०0 70!6, 
[| ए85 76787 9070॥, 9५80 77५ 0]77स्‍)5$ ०0[| "8807 
4१6 है वाधा)ए 85 एर8छए९७ 07 (6 5]88]९55 5658. ' 
“४ 6 9009 0550]ए20 ॥5 289७. ६0 '४!705, 
५७५/९]] 000# ॥777६.५ 778 6805)१7"76, 
4१|] 8७785 ॥५9 86875, 8] 2४५९५ 77५9 ४५८५, 


4 ]] वधा05 70)५ 97705, 8]]) ॥॥705 779 7777/0ं 9, 


[ इज] [0एफढत एए त6809, 2] 0॥/#₹"€#९8 | तेंन्‍शांद पए. 
सत्यु बहु बार भी बाना बने, ताना मम की नित्य ही। 
हमें तथापि न मार सकती, बात यह है सत्य ही ॥ 
जनम हमारा कभी हुआ नहिं, पुनि सख्या साँस-जनम की । 
वसे ही ग्रगणित है ऊसे, अनिद्र सिन्चु की नवलहरी ॥ 


फंक दो झत देह को पर कुछ बिगढ़ता क्‍या कभी । 
फूक दो चाहे इसे पर नष्ट होता क्‍या कभी ॥ 
है अनन्तता मन्दिर मेरी सान्‍त डोती नहधि कभी। 
ज्योति हूँ. उस अग्नि की जो बुर नहीं सकती कभी ॥ 


सब नेत्र मेरे नेत्र हैं, हैं कान भी मेरे सभी। 
विश्व में जितने हैं मनब क्‍या पृथक हो सकते कभी ॥ 


स्वामी रामतीथ। जिल्द तीसरी 


श्र 


यमराज से डरता नहीं में, काल मेरा ग्रास हैे। 
लोक की बहुरूपता मम प्यास की नित आस हे ॥ 


अपने पूर्व आश्रम अथोत्‌ ग्रहस्थाश्रम में स्वामी रामतीथ 
गोसाई तीथराम एम्‌० ए० के नाम से विख्यात थे। इनका जन्म 
पंजाब प्रान्त के गुजरानवाला जिले के मुरालीबवाला आम में 
दीपमालिका के दूसरे दिन सन्‌ १८७३ इ० अ्थांत कार्त्तिक शुक्र 
१ संवत्‌ १६३० में हुआ था। गोसाइयों के वंश में उनका जन्म 
होने के कारण हिन्दी रामायण के सुप्रसिद्ध रचयिता गोसाई 
तुलसीदासजी के वे बंशधर माने जाते थे# । ये कुछ ही दिनों के 
थे जब कि इनकी माता का देहान्त हो गया, ओर इनकी बड़ी 
बहिन तीथदेवी तथा इनकी बूढ़ी फूफी धमकोर ने इन्हें पाला । 
ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि यह विचित्र बालक अपने वंश 
में अलोकिक बुद्धिशाली पुरुष होगा | महाभारत और भागवत 
आदि पुराणों की कथा सुनने म॑ इनका मन बहुत लगता था। 
सुनी हुई कथाओं पर बालप्रोढ़ मति से ये मनन किया करते थे, 
शोर जो शंकायें उठती थीं, उनका उचित समाधान करते थ । 
इनके गाँववाले इनकी असाधारण बुद्धि, मननशील स्वभाव और 
एकान्त प्रेम के साज्ञी हैं।ये बड़े तेज़ विद्यार्थी थे। एन्ट स (मैटिक) 
से लगाकर ऊपर तक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सदा ही 
इन्होंने अति उच्च स्थान प्राप्र किया | बी० ए० में ये प्रथम हुए । 
गणित में तो विशेषतः प्रवीण थे, ओर इसी विपय में बह्त 
अधिक नम्बरों से एम० ए० उत्तीर्ण हुए। लाहोर फ़ोरमैन 


*+ अब बड़ी जांच करने के बाद पता चला हे कि जिन तुलसीदासजी 
के वंश से तीथरामजी थे, वह रामायण के रचयिता नहीं, किन्तु पंजाब प्र/न्त के 
सुप्रसिद्ध योगी थे, जिनकी गद्ी सीमाग्रान्त में चित्राल के सर्मीप सवात लगर भ 
थी । पूरा जाँच पहले न होने के कारण तब भूल से वे रामायण के रचयिता 
समभकर लिखे गये । 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित ३ 


क्रिश्चियन कालेज में इसी विषय के अध्यापक नियुक्त हुए और 
दो बर्ष तक काम करते रहे । कुछ समय तक लाहार ओरियंटल 
कालेज में भी रीडर का काम किया | अपने सब शिक्षकों के ये 
स्नेहपात्र थे ओर वे सदा इन पर बड़ी कृपा करते थे । सरकारी 
कालेज के प्रिन्सिपल ( प्रधानाध्यापक ) मि० डबल्यू० बेल इनकी 
विशेष योग्यताओं के कारण इन्हें अति श्रेष्ठ मानते थे और 
चाहते थे कि ये प्रान्तीय सिविल सर्विस की परीक्षा में बठे। 

किन्तु गोसाई तीथराम की निज इच्छा गणितविद्या पढ़ाने की 
थी, जिसका अध्ययन इन्होंने असीम परिश्रम से किया था| उन 
दिनों राजकोय छात्रवृत्ति लेकर ( जिसके व उस वष अधिकारी 
थे)“ तू रिबन ( 3८ ।२0७०७४ ) प्राप्र बम की इच्छा 
से इन्होंने कैम्प्रिज जाने का भी विचार किया था। किन्तु एक 
“सीनियर शेंगलर' ( >एाता 3:70) ) मात्र होने की 
अपेत्ता किसी दसरी ही लाइन में कहीं अधिक महापुरुष होना 
इनके भाग्य में था; इसलिये छात्रवृत्ति एक मुसलमान युवक को 
मिल गई । अस्तु । जुलाइ १६०० में इन्होंने वबनगमन किया 
ओर एक वष के भीतर ही संन्यास ले लिया । 

स्वामी राम के देह त्याग से भारतीय प्रतिभा का एक अत्यन्त * 
उज्ज्वल रत्र लोप हो गया | मारत की प्राचीन स्वणमयी कान्ति 
के साथ उनका चरित्र चमक रहा था ओर उसके अपूब भावी 
गौरव की सूचना दे रहा था। उनके पुण्यद्शन से मनुष्य में 
नव-जीवन का संचार होता था। उनको देखकर समस्त परि- 
च्छिन्नता ओर लघता दर हो जाती थी, तथा मानवीय वृद्धि तुरन्त 
गगनभेदों दिव्य सीमा ठक पहच जाती थी। उनके दशनमात्र 
से लोगों में नये विचार उदय दी जाते थे छोर नवीन भावनाएँ 
उठकर हृदय में लदराने लगती थीं। लोग अपनी सहानुभूति 
वाप्रेम का क्षेत्र बढ़ा हुआ पाते थे ओर उनके मनों का ऐसा 


४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


अजुभव होता था कि मानो शीतल मन्द पवन के झककोरे उनकी 
ओर आ रहे हैं ओर अपने साथ अटल शअक्षोभ, स्वर्गीय सुख, 
अथाह शान्ति ओर आनंद ला रहे हैं, जिससे मनुष्य के आत्मा के 
' विरुद्ध सब संशय व कुतक ऐसी निद्रा में सो जाते हैं कि जिसके 
बाद वे आत्मा की उस पारलोकिक सत्ता में जिसका कि स्वामी 
राम उपदेश करते थे, अचल निश्चय ओर अटल विश्वास के रूप 
में ही बदल जाते हैं । 
स्वामी राम सदा प्रफुल्लित रहते थे | जिस प्रफुल्लता को कोई 
क्षञीण नहीं कर सकता था, वह उनके बाँटे पड़ी थी। अमेरिका 
की “ग्रेट पेसिफ़रिक रेलरोड कम्पनी' के मैनेजर ने उन्हें 'पुलमैन 
कार” में स्थान देते हुए कहा था कि “उनकी मुस्कियाँ 
अनिवाय हैं ।” सेंट लुई की प्रदर्शिनी में धार्मिक संघ ( ९९१।(0प५ 
[,.॥४४८ ) के महान समारोह के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार 
पत्र ने लिखा था कि समारोह में एकमात्र चमत्कार-पूर्ण व्यक्ति 
स्वामी राम थे। परस्पर बातचीत में शंकाओं ओर प्रश्नों का 
. उत्तर देते हुए वे देर तक बराबर हँसा करते थे, जिससे मानो 
यह सिद्ध होता था कि इश्वर ओर मनुष्य-सम्बन्धी यावत्‌ प्रश्नों 
' के उत्तर में उनका केदल मनोहर व्यक्तित्व ओर सुन्दर चित्त 
ही यथेष्ट हैं । उनकी मुस्कराहट बिजली का प्रभाव रखती थी । 
वे लोगों में रोमांच पेंदा कर देते थे। वे राम बादशाह कहलाते 
थे, क्योंकि अपने उल्लास-पू्ण जीवन से उन्होंने सांसारिक 
सम्राटों की सजधज वस्तुतः उपहास्य बना दी थी। एक बार 
उन्होंने लिखा था, “में बादशाह राम हूँ, जिसका सिंहासन तुम्हारा 
हृदय है। जब मेंने वेदों के द्वारा प्रचार किया था। जब मैंने 
कुरुक्षेत्र जेरूमलम ओर मक्का में उपदेश दिया था; तब लोग 
मु्के नहीं समझे थे। अब फिर में अपनी अधवाज़ उठाता हूँ। 
मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ हैं 'तत्‌ त्वम्‌ असि'। जो कुछ 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित धर 


तुम देखते हो सब तुम्हीं हों। कोइ शक्ति इसे रोक नहीं सकती। 
कोई राजा) प्रेत या देव इसके सामने ठदर नहीं सक्रता। 
सत्य की आज्ञा अटल है| क्षीणचित्त मत हो। मेरा शिर नुम्हारा 
शिर है, इच्छा हो तो काट लो, किन्तु इसके स्थान पर सहसरों 
ओर निकल आवेंगे ।” 

वे पूण प्रेम थे। अति छोटे पदबाले से भी उनका व्यवहार 
अत्यन्त कोमल होता था। वे अपनी पुस्तकों, क्रलमों, पंसिलों, 
छुरियों ओर आरियों तक को जीवधारियों को भाँति सम्बोधन 
करते थ, ओर अनेक वार मैंने उनको उत्हें चुमकारते, पुचकारते 
तथा बड़े स्नेह से बातचीत करते देखा है। उनके शब्द ओर विचार 
प्रत्येक वस्तु को ऊँचा बना देते थे। उनके लिये कोइ ऊँचा- 
नीचा, जानदार या बेजान नहीं था | प्रत्येक वस्तु उनके*« लिये 
अपने बाह्य रूप से कुछ अधिक थी, अभधात्‌ परमेश्वर थो । जिस 
किसी से उनकी भेंट होती थी, उससे वे “एकता' की हृदय ओर 
अन्तःकरण से चेष्टा करते थे, ओर उससे अपने आपकी सम्पूर्ण 
अभिन्नता का अनुभव करते थे । ओर इस प्रकार पहले उसके 
हृदय को वशीभूत करके फिर अप्रत्यक्ष संकेतों से सत्य के नाम 
में वे उसकी बुद्धि पर प्रभाव डाल देते थे। नेत्र बन्द कर, 
गहरी ओर निर्मल सच्चाई के गम्भोर स्वरों से, वे उद और 
फ़ारसी के अपने कतिपय प्रिय पद्मों का जब पाठ करते थे, तब 
उनके गुलात्री गालों पर आनन्दाश्र बहने लगते थे | उन पद्मों 
का ऐसा प्रभाव उन पर होता था कि प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति 
को प्रत्यक्ष हो जाता था कि राम उनमें बिलकुल डूब गये हैं। 
घंटों उनको यह दगा रहती थी । जनसमाज में व्याख्यान देते 
समय बे अपने पवित्र मंत्र *६ ३४ को दोहराते हुए अपनी दशा को 
इतना भूल जाते थे कि उनके अपेरिकन प्रेमियों ने कहा कि शरीर- 
केन्द्र में वे बहुत ही कम रहते थे, अर्थात्‌ देहाव्यास उनका बहुत 


६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कम था, उनका निवास सदा ब्रह्म में रहता था। कुछ वष हुए 
अमेरिका के कुछ मनोविज्ञान-शास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी 
कि स्वामी राम जंसा उच्च आव्यात्मिक विचारों में पूणतया लीन 
ओर देद्राव्यास को नितान्त भूला हुआ पुरुष जो दिन-रात 
निरन्तर व्रह्ममाव भें निमग्न रहता है, इस देह-बन्धन में अधिक 
काल तक ठहर नहीं सकता । वे बस्तुतः अपने को भूल गये थे, 
अथवा देह-सम्वन्धीय म्मृति उनकी शायद बहत ही थोड़ी रह गई 
थी | अपना शरीर राम के लिये उच्चतर जीवन का वाहनमात्र 
था, जेसा कि श्सा के शरीर के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था। 
अमेरिका में राम ने कहा था कि (.0 8 0ए (९ पाटा- 
वाट छा धीए स्ाए5 पााए॒5 लात्वएट्त गा धीए 007, 
“जीवन इस शरीर रूपी पिंजरे में बन्द पत्नी के पंखों की फड़- 
फड़ाहट मात्र है ।” कोई भी शब्द उनकी मोहिनी आकृति का चित्र 
नहीं ऑच सकता । उनकी दृष्टि आपका उनके प्रति सम्पूण भीतरी 
प्रंस आकृष्ठ कर लेती थी | उनका स्पशमात्र शुष्क हृदयों में भी 
कवियों की सी उमंग उत्पन्न कर देता था, ओर मनुष्य के मन-चुद्धि 
को ब्रह्मानन्द की सुगंधित हरियाली से सुसज्ञित कर देता था। 
सभी महात्माआं के जीवन का यही लक्षण रहा है। पराणिकों 
ने अपने काव्यमय वशान में इसका मनोहर उल्लेख कंसा उत्तम 
किया है कि अमुक के आगमन से सूखे वृक्षों में नई पत्तियाँ 
ओर कलियाँ निकल आईं, अंगूरों के बाग हरे-भरे हो गये, और 
सूखे सोते मानों हषान्माद में स्फटिक जल की धारा बहाने 
लगे । 

समुद्र-यात्रा में स्वामी राम को उनके अमेरिकन सहसयात्रियों 
ने अमेरिकावासी समझा था। जापानी उनसे ऐसा स्नेह करते 
थे कि मानो वे उन्हीं के देश के हैं। जब वे उनके देश से अमेरिका 
को चल दिये थे, तब उनके अनेक परिचित जापानियों ने कद 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित ७ 


था कि अब भी हमें अपने कमरों में उनकी विद्यत्‌ मुसक्प्रान 
के दशन होते हैं । उनके ललाट की चमत्कारिणी विशुद्धता अब 
भी हमें अपने प्रिय फुजीयामा हिम-शिखर की भाँति याद है। 
उनका भगवे वद्धधारी आक्रति, जो वहाँ व्याख्यान दिया करती, 
थी, जापानी चित्रकार को अग्निस्तम्भ प्रतीत हुईं, जो श्रोताओं 
में शब्दों की नहीं, किन्तु जीवनस्फुलिड्नों की वर्षा कर रही 
थी। कैलिफोर्निया में ब्रह्मन्षान की मशाल व हिमालय पवत 
का वद्धिमान पुरुष कहकर उनका अभिनन्दन किया गया 
था, जिनके अनुभव के सामने सभ्यता के प्राचीन क्रम का 
उलट जाना अनिवाय था। वे अमेरिका की सब रियासतों में 
धूमे ओर उतने ही व्याख्यान दिये; जितने दिन कि वे कोलम्बिया 
में ठहरे | उन्होंने कहा--“में बनाने आया हूँ, बिगाड़न नैहीं।” 
इसाई गिरजों में उन्होंने व्याख्यान दिये। उनके व्याख्यान 
वेसे ही नवीन होते थे, जेसे व्याख्यानों के अपूब नाम | डेनर 
में बढ़ दिन की संध्या को उनके व्याख्यान का विषय था, 
“ [एटा दंदवए 8 जेएए आप्थाड़ तंवर धाव एसटाए गांशीा 
"785 ॥//2॥.” “प्रत्येक दिन नये वर्ष का दिन है ओर. प्रत्येक 
रात बड़े दिन की रात है।” एक अमेरिकन ने उनके व्याख्यान 
का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्नलिखित नाम देकर किया है 

(१) तुम क्या हो? (२) आनन्द की कथा ओर घर | 
( ३ ) पाप का निदान, कारण और उपाय | (४ ) प्रकाश वा 
अनुभव । ( ४ ) आत्मविकास । ( ६ ) ज्योतिषां ज्योति। (७ ) 
रृष्टि-सप्टिवाद ओर वस्तुस्वातंत्यवाद का समन्वय | ( ८) प्रेम ब 
भक्ति द्वारा इश्वस-साक्षात्कार | (६) व्यावहारिक वेदान्त। 
( १० ) भारत। 

ओर अमेरिका में दिये हुए अपने उपदेशों का सार स्वय॑ 
रास ने इस प्रकार दिया हैः>- 


य्प स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


«( २ ) मनुष्य ब्रह्म है । 

(२ ) संसार उसकी सहकारिता करने को बाध्य है; जो 
सम्पूर्ण संसार से अपनी एकता अनुभव करता है । 

( ३ )शरीर को उद्योग में और मन को प्रेम तथा शान्ति 
में रखने का ही अर्थ है यहीं अर्थात्‌ इसी जीवन में पाप और 
दुःख से मुक्ति | 

( ४ ) सबसे एकता ( /५(-०८-72८7६ ) प्रत्यक्ष अनुभव से 
हमें निश्चल निश्चिन्तता का जीवन प्राप्त होता है । 

( ५४ ) सकल संसार के धमग्रन्थों को हमें उसी भाव से ग्रहण 
करना चाहिये, जिस भाव से हम रसायनशाश्र का अध्ययन करते 
हैं ओर अपने अनुभव को अन्तिम प्रमाण भी मानते हैं । 

दों बष से भी कम में उन्होंने अमेरिका में कितना काय 
किया, अथवा जिन अमेरिकनों को उनका संसग हुआ उन 
पर केसे प्रभाव पड़े, इसका सविस्तर वशन में यहाँ नहीं कर 
सकता । किन्तु अमेरिका से भारत को लोटते समय बिदाई 
की सभा में कुछ अमेरिकनों ने निम्नलिखित जो कविता पढ़ी 
थी, उसे विना उद्धत किये में नहीं रह सकता-- 

[_[6 (30]067 ९0०780]8 70807 ६४98 97085 
७॥7)9 28705 40 ध७$ ॥5 06:5४० ]।7१७४. 
(6॥0 778887६60 छा. (6 (0०787६5 ]0ए०8, 
[6 5078805 70 07 0प्र0ए ए65६छथ 5॥0786. 
243 770 0०6 [795598८ 07 ५76 ५७४४, 

[36 97785 8 77805592७६86 70770) ४)॥७ ९॥78. 
40 (75 ॥8 ७3]287 76850 प70[708 ०८७|]--- 
43]], 8]] 607 (700, छातठे (00 [07 98]| 

55 76559888 ६५6॥ 798 7॥६58 घाँछिा' 

[_#6 5ए769 30 ५7१58708 ॥06॥607", 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित ६ 


309६ [68४85 07 #१68५270]9 [47'8 8 (#१80€, 

८6 7829७ [00779 40५8 707 8|] ॥5 7802. 
व4िवाहटप, 596७ ि8798, (7५ 780]58॥70 577[2, 
4 5069] ॥7 #8065 ए०फप!]6 06,४७॥|९. 

#त 0प्र्ठी) ए8& 778५ 7060 77867. 888॥7 
(४007 (॥5 ७॥50878 868/00)] ५ [28)॥, 

४४९ ४709 (0 4॥68 8] 8000 77487 08 


767 400 पाक ॥0 (7300 8700 (300 ॥7 ४१९८. 


डाल रसाल पे बेठी सो कोयल “राम” हमें नित गाय सुनावत । 
शीरीं भरी पंडिताई से बातें हैं परबं की जो विशेष कहावत ॥ 
देश हमारे प्रतीची कृपा करि हैं उनको विस्तार बढ़ावत । 
मारग के तो पंछी हू बने ये संदेश सुरेश को पूरो हैं लावथ ॥ 
धनघोर पुकार यों गूँजति हे सुन लेइ जो चाहत याहि सुनो । 
“है ईंश की वस्तु सभी जग की पुनि ईंश सभी के सदा ही गुनो” ॥ 
समुकाय संदेश यों दूरि भजे द्रुत तारा है टूटव रात मनो। 
पे स्वर्ग की ज्योति को लेश सो छोड़ि चले हेत स्वजाति के श्रमदुनो ॥ 


प्रिय राम हमारों है अन्त अ्रणाम कछू जिमि ओऔरहु बूमकि परे । 

दु हाँसी तुम्हारी अनोश्वी बड़ी जो निर्जीवरहु में नव शक्ति भरे ॥ 
यहि लोक में फेर चद्दे न मिलें पर दिव्य प्रभान कभो बिसरे। 
तेरो भलो है सदा ही घनो, हरि राजे तुब में तू हरि में बिहरे ॥ 


मिस्र में मुसलमानों ने उनका हार्दिक स्वागत किया था। वहाँ 
मसजिद में उनको राम ने फ़ारसी में एक व्याख्यान दिया। 
दूसरे दिन समाचारपत्रों ने लिखा कि स्वाती राम एक 
अलोकिक बुद्धिशाली हिन्दू हैं ओर उनसे मिलना बड़े ही गौरव 


की बात है | टोकियरो के राजकीय विश्वविद्यालय के संस्कृत 
कालेज के अव्यापक टका कुढसू ने कहा था कि राम ऐसे किसी 


१० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


अन्य सच्चे भारतीय तखबेत्ता के दशन मुझे आज तक नहीं 
हुए । ऐसा उनका प्रेम था। भारत लौटने पर मथुरा में उनके 
कुछ भक्तों ने एक नया समाज चल्लाने की प्राथना की थी। 
इस पर “राम ने कोरा जवाब दिया ओर कहा कि भारत में 
जितनी सभायें काम कर रही हैं, वे सब मेरी ही हैं ओर में 
उनके द्वारा काम करूँगा। इस समय उन्होंने दृ्पोन्मत्त होकर 
नेत्र मंद लिये, प्रममय आलिंगन के चिहृमस्वरूप अपने हाथ 
फलाय, आर अश्रपात करते हुए नीचे लिखे शब्द कहे, जो उनके 
महान विश्वव्यापी प्रम तथा महान आत्मिक मोनता पर बड़ा 
प्रकाश डालते हैं:--'इसाई, हिन्द, पारसी, आयसमाजी, सिख, 
मुसलमान ओर वे सभी जिनकी नसें, अस्थियाँ, रक्त और 
मस्तिष्क की रचना मेरे प्रिय इृष्देव भारत भूमि का अन्न ओर 
नमक, खाकर हुई है, थे सब मेरे भाई हैं, नहीं नहीं, भेरे ही 
प्राण हैं। कह दो उनसे में उनका हूँ । भें सबको आलिंगन करता 
हूँ । म॑ किसी को परे नहीं करता | में प्रेम हूँ । प्रकाश की भाँति 
प्रेम प्रत्येक वस्तु को प्रकाश के चमत्कार से आच्छादित करता है । 
ठीक ठीक में प्रेम की कान्ति ओर ग्रवाह के अतिरिक्त और कुछ 
'नहीं हूँ। में सबसे समान प्रेम करता हूँ ।” 

*] 5]9][| ५)]09727 026875 0 |0५४४ 

बिाव 08008 [8 ए४07|08 ग ०५ 

[6 छाए (8786 0099056, ए४७।207070 - 800॥6 : 

67 | 5708|] 5!॥]09/67" 0089॥75 ० ।०५८, 

/3| 502886५5 हका?8 ॥ग]8 + ॥760 ४४2|80।08 * 80078 ' 

07 [ 5॥98|] [2097 090 ]0005 ०0 ]0५४९. 

२987५ [0788 [5 ॥078, 50॥8]] 07' 8770880, ५४४8]०८0776 : 2078: 

(2: | 578]! ५70५४७/” [।000५5 0! [0५० 

[26808 ! 76868 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित ११ 


बनि घनघोर मेथ घेरि के गगनसंडल, बड़े-बड़े बूँदन सों प्रम बरसावेंगे । 
साहस बढ़ाय के करि है प्रतिरोध कोऊ, बाँह धरि वाको वाही प्रेम में न्हवावेंगे ॥ 
सभाये बड़ी ओ भारत समुदाय जेते, उन सो कदापि नाहों बिलग बनवेंगे । 
शक्तियाँ हैं जीन स्वागत सभी को आज, शान्ति सुख प्रम की बहिया.बहावेंगे ॥ 
राम विचित्र पुरुष थे। वे वतमान ओर भावी मानव-जाति 
की विश्वव्यापी एकता में हृदय आर चित्त से अपने को विलीन 
कर देना चाहते थे। जो अद्भुत अभेदता उनकी अंग्रेज़ी कविता 
में कुछ स्पष्ट हुई है, वह उनके इस लोकयात्रा के अल्पकानल 
का महान काये है। पूण आस्मानुभव की प्राप्ति-निमित्त उन्होंने 
दिन-रात प्रयत्न किया | जहाँ कहीं उनकी हृष्टि पड़ी) उन्हें 
सब कछ इश्वरसय दिखाई दिया। वे अनुभवी योगी थे | उनमें 
बूद्धि ओर भाव का अत्यन्त अनुशीलन मिश्रित रूप से-था । 
रावी नदी के तट पर उनको अनेक रात्रियाँ यागाभ्यास में 
बीतीं । अनेक रातों वे इतना रोये कि सवेरे विछान की 
चद्दर भीगी मिलती थी। कहा जाता है कि अपने पूर्वाश्रम में जब 
वे कट्टर ब्राह्मण थे ओर उनका हृदय प्रेम वा भर्भाक्ति के संस्कारों 
से परिपूणा था, उन दिनों सनातनधरू-सभाओं में भक्ति या 
कृष्ण पर व्याख्यान देते समय उनके मुख से जितने शब्द 
निकलते थे, सभी आँसुओं में तरवतर निकलते थ | अपनी इस 
आध्यात्मिक उन्नति की अबस्था में वे कहा करते थ कि अनेक 
बार जाग्नत्‌ दशा में खुले नेत्रों से मेंने मेघवण कृष्ण को कालीनाग 
के मस्तक पर नाचते ओर वबंशी बजाते देखा है | बाद का उन्होंने 
यों कहा था कि “यह मन की एकाग्रता की विशेष अवस्था 
थी, मेरी ही कल्पना के प्रत्यक्ष रूप का मेरे ही मन के उतावले- 
पन के सिवाय यह और कुछ भी न था ।” 
वे जन्म से साधु थे | छात्रावस्था में भी उनका जीवन घोर 
दीनता और अति भयंकर परिश्रमों एवं निःशब्द यातनाओं, 


१२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कठोर तथा दुस्सह कायक्‍्लेशों में बीता | यहाँ तक कि कभी 

-कई दिन तक लगातार उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता 
था | आहार की कमी के होते हुए भी वे आधी-आधी 
रात तक पड़ने में परिश्रम करते थे, ऑर प्रायः गणित 
के प्रश्नों में ऐसे तन्‍्मय हो जाते थे कि उन्हें घंटों का बीतना 
जान ही नहीं पड़ता था ओर सवेरा हो जाता था। ऐसा जान 
पड़ता हैं कि भविष्य में उन्हें जंसा जीवन व्यतीत करना था। वे 
जान-बूमकर उसके लिये अपने को तयार कर रहे थे। अध्यापक 
होने के पू्वे ही असोम स्वावलम्बन, जिसे वे बाद में निश्चल 
निर्श्वितता कहते थे, प्रोढ़ विश्वास, कुछ गम्भीर निश्चय ओर 
महान्‌ प्रण-शक्ति वे अपने में उत्पन्न कर चुके थे। ओर ऐसे 
ही उन्होंने गणितशाश्रीय मन का विकास भी अपने में कर 
लिया था कि जो अनुभवसिद्ध तथ्यों की मालूमात के लिखने 
में यथाथ, अपनी तक-शेली ( युक्ति ) व विश्लेषण में ठीक ओर 
ऐसे ही परिणामों के निकालने में नितान्त स्पष्ट ओर असंदिग्ध 
उतरता था। उन्हें.पदाथविज्ञान से प्रेम था ओर रसायन तथा 
वनस्पतिशाश््र का शोक़ था। तत्वविज्ञानशास्र में विकासवाद 
उनका विशेष विषय था। उन्होंने समस्त पश्चिमीय ओर पूर्वीय 
दशन-शा्त्रों का अपने ढंग से पूरा-पूरा अध्ययन किया था। 
उन्होंने शंकर, कणाद, कपिल, गोतम, पतञ्जलि। जेमिनिः 
व्यास ओर कृष्ण के ग्रन्थों के साथ-साथ कांट, हेगल, गेठटेः 
फ्रिक्टे, स्पाइनोज़ा, कोम्टे, स्पेंसर। डार्बिन, हैेकल) टिंडल, 
हक्सले, स्टार. जाडन ओर प्रोफ़ेसर जेम्स के ग्रन्थों में भी 
पारदर्शिता प्राप्त की थी। फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिन्दी, उद ओर 
संस्क्ृत-साहित्यों में वे दत्त थे। सन्‌ १६०६ ३० में उन्होंने चारों 
वेदों का अव्ययन किया था ओरे प्रत्येक मंत्र के पूर्ण पंडित थे । 
बंदिक ऋचाओं के प्रत्येक शब्द का विश्लेषण वे शब्दशाश्र की 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित १३ 


शुद्धता से करते थे। इस प्रकार उन्होंमे अपने को विलक्षश 
विद्वान्‌ बना लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी आयु के 
तंतीस वर्षो के प्रत्येक क्षण का उन्होंने अत्यन्त सदुपयोग किया 
था | अपने अन्त समय तक वे कठोर परिश्रम करते रहें। 
अमेरिका में दो वर्ष के प्रवासकाल में, साबजनिक कार्यों में 
घोर श्रम करते हुए भी; प्रायः समस्त अमेरिकन साहित्य उन्होंने 
पढ़ डाला । 

संसार के सब ग्रन्थकारों, अवतारों वा महात्माओं, कवियों 
ओर योगियों के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते समय 
वे एक अद्भुत रसिकता का परिचय देते थे । उनकी अनोखी 
तथा निष्पक्ष आलोचना में किसी प्रकार का पाण्डित्य प्रद्शनः 
बनावटी अभिमान की नाममात्र छाया, अथवा कोई निर॑सार 
बात नहीं होती थी। बातचीत करते समय वेद से लगाकर 
किसी नवीन से नवीन मोलिक पंक्ति तक का जो विचार उनके 
दिल पर चुभ जाता था; वह यथायोग्य उनके विचारों के समर्थन 
में सहायक ही होता था तथा उन्हीं का अनुभव-सिद्ध सत्य उसे . 
प्रकट करना पड़ता था। वे अत्युश्च कोटि के विद्वान) तत्वज्ञ - 
ओर ब्रह्मयवादी थे। बुद्धि की उन्नति के साथ-साथ वे अपनी' 
आध्यात्मिक उन्नति को भी बड़े ऊँचे शिखर तक पहुँचा सके थे । 
लाहोर की घनी बस्ती अ्रब उनकी आत्मोन्नति अधिक कर सकने 
में असमर्थ थी । जो कुछ समय उन्हें मिलता थ% वे उसे 
उपनिषदों ओर प्राचीन आय-अदह्यविद्या के रहस्यों के विचार में 
हिमालय की पहाड़ियों तथा जंगलों में बिताते थे । 

हषीकेश के निकट, बअह्मपुरी के घने वन में स्वामी राम का , 
अभीष्?र सिद्ध हुआ था--अथांत्‌ उन्हें आत्मा का साक्षात्कार 
हुआ था। यही वह स्थान है कि जहाँ उन्हें मन की उस भयातीत 
आनन्दमय एकता की प्राप्ति हुई थी कि जिसमें न खेद है ओर 


१४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


न-श्रम । “विश्वात्मा को ही जब कोई अपनी आत्मा सममने 
लगता है; तब अखिल विश्व उसके शरीर का काम देता है।” 
अएने इस महान नियम के निरूपणार्थ उसके तथ्यों का संग्रह 
उन्होंने यहीं किया था । न केवल समस्त प्राचीन दाशनिकों और 
योगियों के वे सच्चे सम्राट और आत्मनिष्ठ ( तत्ववेता ) थे, 
किन्तु शारीरिक व्यायाम के बड़े भारी पक्तपाती भी थे | 

बे स्वयं एक विश्व ब्रह्माण्ड थे; जिसके नगर उनकी ज्योति 
से बने हए थे | जिनकी गलियों में बुद्ध भगवान्‌ अब भी अपना 
भिन्ञा-पात्र लिये घूमते थे ओर हज़रत इसा अब तक सत्य का 
ग्रचार करते थे । राम के हृदय-आकाश से कोई महापुरुष नहीं 
लुप्त हो सका। वे ऐसे अमरप्राण स्वरूप थे कि मृतक भी वहाँ 
पहुँचकर जी उठते थे। इस तेजोमय मन के आकाश में सत्य 
का प्रकाश स्पष्ट था। उनके प्रकाश की दमक के प्रभाव से 
जो कोई मनुष्य अपने बड़प्पन) शक्ति तथा बुद्धि-चमत्कार का 
मिथ्याभिमान भी करता था; उसके हाथ अपनी योग्यता से 
झतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं लगता था। श्रतियाँ आर स्मृृतियाँ, 
फ्य और गीत; विचार और विपय, तत्वज्ञान और धर्म तथा 
राजनीति ओर समाज की समस्‍यायें ये सब एक साथ ही उनके 
दिव्य प्रकाश म॑ परस्पर संघ्ध करते थे आर राम के अनुभव- 
ज्ञान के वस्र पहनकर सुखप्रद सोंदय के साथ वे बाहर निकलते 
थे। वायुमए्डल, अड्ोस-पड़ोस और समाज पर पूरा प्रभाव 
पड़ता था। यहाँ तक कि मनुष्य की आकृति तक बदल जाती 
थी । जल-वायु का प्रभाव पड़ने पर उसके मुखमण्डल को ज्योति 
तक में स्पष्ट अन्तर पड़ जाता था। कोई भी भावना, कोई भी 
' समस्या, कोई भी साधारण विचार, राम को स्पश करते ही, 
राम की अन्तरात्मा के रहस्यमय प्रभावों से परिवर्तित होकर 
नये स्वरूप में प्रकट होते थे | जब वे त्रह्मचय पर व्याख्यान देते 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित श्र 


थे, तब उस विषय का उपदेश एक ऐसे नये ढंग से होता था, 
जेसे पहाड़ सूय-उद्य के समय दिखाई पड़ता है। यज्ञ) प्रेम वा 
भक्ति, धमं, आत्मानुभव ओर आत्मविकास पर उनके लेख 
पढ़िये, हमें विदित होता है कि जेसी व्याख्या उन्होंने की है, 
वेसी न तो दूसरे किसी ने की है ओर न कर ही सकता था | 
देशभक्ति ओर उसके सिद्धांत का क्या उन्होंने अनोखा सम्पादन 
नहीं किया है ९ में शपथ खा सकता हूँ कि वे सूय या चन्द्रमा 
के प्रकाश से तुमको, मुभकों, उसको या इसको कदापि नहीं 
देखते थे । वास्तव में, न सूथ को ओर न चन्द्र को ही वे उनके 
प्रकाश से देखते थे। वे वस्तुओं को अपने आत्मा की ज्योति 
से देखते थे, अतएब उनके लिये अपने से प्रथक्‌ कोई भी पदाथ 
नहीं था। वे स्पष्ट कहते थे “सूय की लाल किरणों मेरी नसे हे ।” 
कोई भी वस्तु उनकी हृष्टिगोचर हुई कि उन्होंने परमात्मा का 
रूप उसे पहनाया और फिर उनको परमात्मा से अतिरिक्त ओर 
कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। उन्होंने प्रकृति से एक विचित्र 
नाता जोड़ रक्खा था। उनका मुरक्‍याना वर्षाऋतु में घूपवत्‌ था 
ओर रोना गरमी की ठीक दोपहर में जलबृष्टिवत्‌ था। मेघ उनके 
शिर पर छाया रखते थे, छतरी की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। वे 
घने वनों में रहते थे, आधी रात मा्ग-शून्य कन्द्राओं में विचरते 
थे ओर वहाँ पदार्थों के भीतर इस सुगमता से घुसते थे; जेंसे 
पक्ती हवा में उड़ते हैं । 

वे कवियों के भी कबि थे। पहाड़ी नदी का नाद उनके लिये 
यथेष्ट समागम था । उनके लिये पक्षी वृक्षों की छाया के नीचे 
प्रकृति के रहस्यों का वर्णन करते थे। विश्व-संगीत उन्हें सुनाई देता 
था। ओर उनके परमप्रिय कृष्ण ही इस विश्व-नृत्य ओर विश्व- 
समाधि में मूर्तिमान्‌ थे । समुद्र की थिरकती हुई लहरों में, बनों 
के ( वृत्तों के ) डोलने में जंगल तथा बनों में उन्हें सावभीम सोन्दय 


श्द्ः स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


द्विखाई देता था। प्रकृति के आत्मा (असली स्वरूप) से एक होना 
ही वे अपना वास्तविक आचरण समभते थे । किसी मनुष्य को 
इस केन्द्र में डाल दो ओर फिर उसे वहाँ अकेला छोड़ दो अरथात्‌ 
अकेला-व्रिचरने दो, तो मनुष्य ओर सदाचार के सर्वोत्तम हितों 
को उसके पास आप सुरक्षित सममभिये। मनुष्य वहीं गढ़े जा 
सकते हैं, न कि विद्वत्ता और पाण्डित्य के पुतलीघधरों में । वहाँ 
मनुष्य को बेठकर अपने स्वरूप अर्थात्‌ अपने आत्मा के 
दशन भर कर लेने दीजिये, फिर निश्चय रखिये कि वह अपनी 
अचल ओर दुजंय स्वरूप चट्टान पर खड़ा होगा। “कोई बाहरी 
चट्रान मु्के आघात नहीं पहुँचा सकती” आत्म-सत्षात्कार 
ही धम है। आत्मशक्ति का यह साक्षात्कार कि “मेरा आत्मा 
ही वह शक्ति है; जो अखिल विश्व को अनुप्राणित करता है) 
ओर जरू तथा चेतन की प्रत्येक नस की गुप्त शक्ति है,” प्रत्येक 
सवसाधारण मनुष्य को भी उन महाविजयों के राजमार्ग पर 
डाल देता है कि जो मनृष्ययोनि में कठिन से कठिन है । मनुष्य 
की सर्वसफलताओं का यही मूल-मंत्र है। व्यावहारिक ब्रह्मविद्या 
के मंदिर के उपासकों के सिवाय ओर किसी का भी हृदय शुद्ध, 
मुखमण्डल प्रभा-पूण और स्वभाव हँसमुख नहीं हो सकता। 
मेरी व्रह्मविद्या कोई मत नहीं है, न पंथ वा संग्रदाय ही है, वल्कि 
जीवन के शाश्वत अनुभव से श्रेष्ठ बुद्धिमानों द्वारा सिद्ध किये 
हुए परिणामों का समूद है । 

सर्वोत्तम मानवीय काव्य उन्होंने प्रकृति में ही पढ़ा था, ओर 
सविस्तर शीतल हिम ओर पहाड़ी दृश्यों के सिवाय उनके 
हृदयाग्नि को कोन बुझा सकता था। किसी एक घर में रहना 
उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सबसे अधिक सुखी वे तभी होते 
थे, जब हिमालय के बनों में नेत्रों को अथ बन्द किये वे बिचरते 
थे और महान्‌ परतराज की ओर कनखियों से देखते थे । 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित १७ 


वे अपने समय के वेदान्त के एक बहत बड़े आचाय॑ थे। 
वे समस्त हिन्द धमग्रंथों के प्रत्यक्ष प्रमाण थे। विश्वात्मा से 
अभेदता रखनेवाले श्रेष्ठ हिन्दुओं के वे आदश गोारबव थे। 
बुद्ध-घम ( [8७ ) के वे महान व्याख्याता थे। पूण सदाचारः 
पूर्ण संयम ओर धर्मांचरण के वे पक्षपाती वा प्रचारक थे; और 
मनोविज्ञान को मानव-चरित्र का पथ-प्रदशक बताते थे। उच्च 
कोटि का परोपकार उनके चित्त का साधारण स्वभाव था। 
बे दिन-रात कार्य ओर श्रम म॑ लगे रहते थे, किन्तु अन्य लोगों 
की तरह अपना एक क्षण भी हिन्द जनता को दशा सधारने में 
नष्ट नहीं करते थे। उनका कथन थाः--“केवल एक रोग है 
ओर एक दवा । राष्ट्र केवल देवी विधानानुकूल से नीरोग और 
स्वाधीन किये जा सकते हैं । उस्ीसे लोग ऋषि आर देवों" से 
बढ़कर बनाये जा सकते हैं। इश्वं< मं स्थित हो; बस सब ठीक 
है; दसरों को इश्वर में स्थित करों; ओर सब ठीक हो जायगा ; 
इस सत्य में दिश्वास करो; तुम्हारी रक्षा होगी; इसका विरोध 
करो, तुम कष्ट पाओगे ।” वे अपने श्रम के लिये काई पुरस्कार 
नहीं चाहते थे। अमेरिका से लोटते समय उन्होंने वहाँ के 
अपने काय-प्रशंसात्मक पत्रों की गठरी समुद्र में फंक दी थी। 
अपनी मातू-भूमि की ओर से अमेरिका में जो काय उनसे हुआ 
था; उसका ब्योरा केबल एक बार अमेरिका जाने ही से प्रकट 
होगा । अन्त में यह कहा जा सकता है कि ऐसे अलौकिक 
बुद्धिमानों का आगमन इस संसार में अल्प काल के ही लिये 
होता है। वे अपनी कल्पना को पूरा करने को नहीं, किंतु दूसरों 
को राह सभाने के लिये आते हैं। बिजली की चमक की तरह 
उनका कार्य केवल संकेतात्मक होता है, पूर्ति करने हारा कदापि 
नहीं । वे मनुष्य को राह दिखानेवाले कुछ सूत्र बताकर चंपत हो 
जाते हैं। इस प्रकार का प्रत्येक महापुरुष अपने जन्म-काल में 


श्८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कुछ आवश्यक निर्माणात्मक शक्तियों का केन्द्र होता है। वे 
अपने विचित्र ढंग से मनुष्यों का प्रेम अपनी ओर खींच लेते हैं 
ओर जब लोग उन पर निभर करने लगते हैं, तब वे लोगों को 
बड़ी ही व्याकुलता की दशा में छोड़कर चल बसते हैं, ताकि 
लोग सावधान हों और अपने पेरों पर खड़े हों । 

मनुष्य की आन्तरिक एकतावाला स्वामी राम का सिद्धांत) 
इस भारतरूपी छोटे से संसार के समस्त परस्पर विरोधी धर्मों 
ओर सम्प्रदायों का निस्‍्संदेह एक बड़ा अपूत समन्वय है। 
उनकी प्रेम की शिक्षा राष्ट्रीय ओर व्यक्तिगत उद्योगशक्ति के 
अपव्यय रोकने की दवा है, जिससे काय ओर काय्शीलता की 
मात्रा बढ़ती है। पदाथ-विज्ञान ओर धमं के बिखरे हुए समस्त 
तथ्यों का संग्रोग-रूप उनका चरित्र मानवीय आचरण के लिये 
नित्य आदर्श है । उनका एकमात्र साबेजनिक काय जनता 
को उनको अपनी अनभिज्ञता ओर दासता से मुक्ति कराना 
था । उनका व्यक्तित्व मनुष्य-मात्र के लिए स्वाधीनता ओर 
स्वतंत्रता का आकाशी दीपक था। क्‍योंकि उनका गान इस 
प्रकार था- 

| /! 


[७५0, 770 0778 ०2७॥ ८076 ॥78, 7४6 ५४07०] ६प्रापा5 8502 

589, ज्र0 20प५]0 ४६४8 ॥]प७४०0,_ [0 77888 70070 #07९ 736 ; 

870 ए्र0 ७0प0 ६(0॥6 776 ? [ 8078 8]82॥78 [.8॥६ ' 

[५0०, 70 006 0छ ६07१6 776... #70 406 5४७०0एा5 777750 7]2७8. 
3 पु 

[ 60706, 0० ए०प 006४! - () 70॥00798॥705, 358५9४8/'8 

[0)9४086 प्र ७70 7087४ ; (0706 7006 ॥ 70५9 ७४७ ; 


(0+* 987078९0 एप, & 50078॥80 प७, ४0५05 शा] 06 509980६87'860 
506 0698 घ७, ५8). धाते 48६0९४80 ६०-08. 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित १६ 


5 8] 
(2 ९0४5 8शपे (.077र870875 . #0ए565 धा।ते (0प786]07% 
[०७ (8707[3] ६09५8 ! 
[467"6 5 8 [06]088 ० #7७, 
[.]76 0]68&' * ॥ए 7099 ' 


१ 


7789, ४8509 770£ ४09५7 77८8), 
१65, ६98!:8 ५७० 779 07665, 
(2690 07 एप, ५९ [26800 . 


हँ। 6 
(70, !0५/] 07), () ४४॥70६&,  7१08 07 (06 ॥8४7776९5६5, 
() 77५ 0072५ ! 09४ 7/€6, 0 5५६706 07 ६76 (58]०8, 
38७६४, 880, 50075 '* शिफ (उप 5 ४॥68 .६80778, 
(0 779 2प्र.्ट] 85 | 0]0ए [766. (५ 5)0(5 76767 [8॥. 
५ 0 
[ 8858 85 &0 ॥09॥75॥ 8, [ )६06॥ ६0 7779 2#0घ58ाप0. 
| €७६ 85 । 56228, [_#8 #&(6४5 870 ६0॥6 (5०४५, 
पू'.॥७ [887"05 07 0॥॥6 7007098॥75$, ४४१४)) र"7067' 0 ७8770708 
चूक [05 छा0 +08 5885. 72708]8]॥7 7( 807"080. 


]] 

5५)8७)२७ + ७98 0/ [26]9507, 

5२९०: ५४४४8४९९ प0: 86 [786. 
[.6860 ! 96709 ' 
.0670ए !' (09. 

सकहि हम को क्षति पहुँचाई, करे पूति अस नहिं इमताई । 
सके मनाय हमें को भाई, कुपित करे नहिं यह मनसाई ॥ १ ॥ 
हटत देख मोहि जग एक ओरा, छोड़न हित शुभ मारग मोरा । 
जगमग ज्योति हमारे आवत, सगरी छाया आप परावत ॥ २॥ 
सुन सागर अब मोर अवाह, बीच फाठे करु सारग भाई । 
अथवा जर भुनि बन जा छारा, भगे बिना नहिं तव निस्‍्तारा ॥ ३ ४ 
सुनहु कान दे भूधर मोरी, मारग स्यागि हटहु एक ओरी । 
कुशल नहीं नतु तुमरी आजू, गरद मिलट्टि सब अस्थि-समाजू ॥ ४ ॥ 


२० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


सेनानायक नृपति सब मम क्रीड़ा के लाल । 

बहिया है यह वह्धि की भाग बचहु बेहाल ॥ २ ॥ 
पारिषद हु अरु सचिव समाजा, बकहु व्यर्थ कृपया नहीं आजा । 
अवशि करहु मम आज्ञा पालन, काल करहु भक्षण दुहँ गाल्लन ॥ ६ ॥ 
पवन जाइ गरजहु श्रति धोरा, कूकर मम भूकहु बरजोरा । 
आँधी चलहु भयंकर भारी, भोरि दुदुभी बजहु सुधारी ॥ ७ ॥ 
पवन प्रचण्ड हमारो वाहन, अ्न्धड़ चढ़े चलत हम राहन । 
है ब्रिजली बन्दूक हमारी, लक्ष्य न चूकत हों गुणघारी ॥ ८ ॥ 
मनो अहेरी पाठे धावत, करत कोर ज्यों ही घरि पावत । 
गिरिवरगण के हृदय महत्ता, भू'भे खण्ड श्री जलधि भ्रनन्ता ॥ ६ ॥ 

तोप शब्द घोषित करहु दूरि-दृ'रे सब जाय। 

भाग्य ओर देवन सबहि रथ निज लेहूँ कुलाय ॥१०॥ 

उठहु जगहु हे मीत ! त्यागि देहु माया सबल। 

3“ स्वाराज्य पुनीत जपहु सदा मानस विमल ॥११४७ 


अपने ही तत्त्वज्ञान ( वेदान्त ) पर उनकी अन्तिम घोषणा 
इस प्रकार है -- 
">05५7086, 7797"30[78 [800047 धाएतं 00 5४8878॥7. 
[700|67086: 
>5.]0 ए॥८7॥ 07 ७४४07/ 385 388|7%, [60005 
0709४ 67"५; 
22866 67 दाागातव॑ छत 70 58786 छा 5प5छ9007:; 
(278 ा58॥07 शाप 50 त58988786७६७॥07; 
5 00970097"8॥8 ९€07॥ शत 70 800509"प्रछ ए७ ७७50॥0; 
5079 +&8| [88]08 88 868५६ |]09४७7"७ ६8]॥८; 
6 90800ए 07 [8005 85 888750 59809]80॥ए86 ॥000॥; 
88 [080 0/ 2 एशाड छ5 88ध750 छ70/"9 
06087'460 &8फ9(/707 ; 


जिल्द तीसरी जीवन-चरित 


। 
[.778 7१88[|28007 छापे 70 ॥7 876 3०४० पघ१०६8:.0005, 
(.00588#६७0७6 ?2780५]08] ४९०६३. 
जड़ आलस को काम कद्द चलत बढ़त श्रम नेम । 
बेसन की तजि चाकरी सुघर काज सो प्रेम ॥ 
शंक के कीट भगाय के दूरि सुशान्त अलापन में मन राज! 
नित छोड़ि विघातन को बद रंग सुधारु सवारन को रस चार्खें॥ 
हैं साँचे सुधारन के मद भीजे ओ ल्लीक की रीति को नाँव न भाखखें । 
बनावें नहों मुत्र सों बतियाँ लहरें गहरी हियरे अभिलाखें 0 
साँची बातें जोरिके काव्य करे नव रंग। ह 
त्यागि कस्पना-डोरि को सेवत तथ्य पतंग ॥ 
हम देते नहिं झुतन के ग्रंथन केर प्रमाण । 
तरकावलि घटनान की सकल शाख्तर को प्राण ॥ 
जीवित अनुभव घनघटा बरसों तरक सुनीर । 
करों किनारे बॉघेके अवतरणन बेहीर ॥। 


किसी व्यक्तित्व ओर दलबंदी से व्याकुल व ज्ुभित न होकर 
जो मद्रावाक्य अधथांत्‌ अईं ब्रह्मास्मि पर निरन्तर मनन से 
एकाग्रता आर समाधि होती है, वह स्वतः ही शक्ति, स्वतंत्रता 
ओर प्रेम में परिणत हो जाती है। यह असीम ब्रह्मत्व जो देह 
के प्रत्येक रोम में फड़क रहा है; यह शक्तिशालो अद्वेत, यह प्रबल 
भक्ति, यह प्रज्वलित ज्योति ही है, जिसे शात्र अचूक ब्रह्मशर 
कहते हैं । 

हू डगमग, चंचल, संशयात्मक चित्ता | उत्साह-शून्य घमपरा- 
यणता आर विवमपरायणुता को अब छोड़ी । सब प्रकार का 
सन्देह ओर अगर मगर निकाल डालों, सब मत-मतान्तर 
तुम्हारी ही सृष्टि हें । सूथ चाहे पारे की थाली सिद्ध हो जाय; 
प्रथ्वी उदराकार या खोखला मण्डल भले ही प्रमाणित हो जाय; 
बेद सम्भव है) पोरुषेय ठहराये जा सकें) किन्तु तुम इश्वर के 


श्२ स्वामी रासतीथ जिल्द तीसरी 


सिवाय ओर कुछ नहीं हो सकते, और कुछ नहीं हो सकते । 
तुम्हारी इश्वरी भावना से निकला हुआ एक भी स्वर वा 
शब्द घास की पत्तियों, बालू के कणों, धूलि के बिन्दुओं। 
हवा के मकोरों, वर्षा की बँदों, पक्षियों, पशुओं, देवताओं और 
मनुष्यों को ग्रहण करना पढ़ेगा। गुफाओं और वनों पर वह 
गजेंगा, मोपड़ियों ओर गाँवों में घनघनायगा । बस्तियों ओर 
गलियों में गँजेगा, नगरों से नगरों में जायगा, तथा समस्त 
संसार को परिपू् ओर रोमाग्व कर देगा | वाह री स्वाधीनता ! 
स्वतंत्रता ! 

किसी नदी के पहाड़ी सोतों को सुमेरु के विपुल खज़ानों से 
भरु दो, फिर उस नदी की सब शाखायें, धारायें ओर नहरें खेतों 
को सम्रृद्धिशाली करने के लिए खब सींचती हुईं भरपूर बहेगी। 
जीवन के सोते, प्रम के मूल अर्थात्‌ उद्गम स्थान और प्रकाश 
य सुख के मरने, अनन्त शक्ति। पवित्रता ओर इश्वरभावना; 
इन सबको परिच्छिन्नात्मा का आलिंगन करने दो, और उसे 
स्थानच्युत करने दो, उसके भावों को तरबतर करने दो, मन को 
परिंपूण करने दो, फिर हाथ, पर; नेत्र; नहीं-नहीं, शरीर +ी भ्रत्येक 
स्‍्नायु, बरन्‌ अड़ोस-पड़ोस तक एकस्वग्ता वा एकता का स्वगें 
सभी अवश्य उत्पन्न करेंगे ओर शक्ति की बाढ़ को जगमगा देंगे । 

राजसिंहासन पर नरेश की उपस्थिति-मात्र से द्रबार में 
व्यवस्था स्थापित हो जाती है । इसी प्रकार से मनुष्य के अपने 
इश्वरत्व का। अपनी निजी मदिमा का आश्रय लेते ही समस्त 
जाति में यथाक्रम ओर जीवन का सश्वार हो जाता है। 

ऐ अल्प विश्वासियों ! जागो ! अपने पुण्य प्रताप में जागो ! 
ओर तुम्हारी निजी राजकीय तटस्थता की एक टृष्टि, तुम्हारी 
दिव्य निश्चितता का एक कटाक्ष रोरब नरकों को मनोहर स्वगों 
में बदल देने में पर्याप्त द्वोगा । 


जिल्द तीसरी जीवन-चरिंत २३ 


(0०776 0076, 
() ;्रछा08/"80, [0776! () (07! 


घर आरा घर | ओ, परित्राजक | घर आ घर | 5 | 55 | ! 

ऐ मन्दस्पन्द वायु ! चलो, ऐ पवनों ! इन शब्दों के साथ बहो, 
जिनका उद्देश्य वही है, जो तुम्हारा । 

“(2 ]8प78006/१! [89800६87| 


[0९%0708५50890]6 [0०9 70 [8प8/087' 


आदा ! आनन्द ! आनन्द !! अमिट प्रसन्नता ओर आनन्द ! 
स्वामी राम से जापान में किसी ने पूछा, “आपका धम क्या 
है ९” उन्होंने कवि गेंटे ( (+०८४॥८ ) के शब्दों में उत्तर दियाः-- 

6६ का6 ६९ ए०प, र|80 45 पीध्या5 5पछ978003 ए008(ंणा 
36078 (8७ 5 70 ए४07]0, (४४5 79 ९०९४(४०॥; 

[0 एछ5 | एौा]0 7 8]580 ६0४ 507 [70077 0७६ 46 525७ 

पृ श्रा6 700 968 8॥ 67 ढाधा8०/७। 00756 एा0 ॥76." 
अंधों कहा नर को शुभ श्रेष्ठ बतावत ब्रात सुनो यह साची । 
ज्लोक पताल हुते नहिं एकहु सृष्टि जिती हम ही यह राची ॥ 

एँचि समुद्र सों ऊँचो कियो तब ज्योति दिवाकर की जग नाचो । 

थे द्विमराज अपाहिज दीन वे भये गतिशील हमें पुनि जाँची ॥ 


तो क्‍या सचमुच राम की मृत्यु हो गई ९ बह राम, जिन्होंने 
अपने शरीर के विसजन के कुछ ही क्षणों पूव लिखा था किः-- 
“ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इरद्र) गंगा, भारत, इत्यादि ! 

ऐ मोत ! बेशक जड़ा दे मेरे इस एक जिस्म ( तन ) को । मेरे 
झोर अजसाम ( तन ) ही मुझे कम नहीं । सिफ़ चाँद की किरणों 
चाँदी की तारें पहन कर चेन से काट सकता हूँ। पहाड़ी नदी-नालों 
के भेस ( वेष ) में गीत गाता फिरूँगा। बहरे-मव्दाज ( समुद्र 
कफी तरंगों ) के लिबास (बल्चों , में में ही लहराता फिरूँगा। 


२४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


में ही बादे-खश-ख्रराम ( मन्दस्पन्द वायु ) नसीमे-मस्तानागाम 
( मस्त चाल पवन ) हूँ। मेरो यह सूरतें-सेलानो ( श्रमणशील 
मूर्ति ) हर वक्‌ रवानी ( गति ) में रहतो है । इस रूप में पहाड़ों 
से उतरा; मुरमाते पांदों को ताज़ा किया। गुल्लों ( पुष्पों) को 
हँसाया, बुलबुल को रुताया। दरवाज्ञों को खटखटाया,; सोतों 
को जगाया, किसो का अंसू पोंडा, किपो का घूँत्रट छड़ाया। 
इसको लेड़, उसको छेड़, तुककों छेड़ | वह गया; वह गया । न 
कल साथ रक्‍खा, न कितती के हाथ आया ।”# 

* यह लेख मूल उदू में लिखा है, किन्तु यहां यथाशब्द इसलिये रक्‍्खा है 
कि उद्दूं से परिचित हिन्दी-भाषा-भाषी इसका मूल भाषा से आनन्द ले सके। 
अन्य पाठकों को हिन्द “शब्दों की टिप्पणी से अथ रपष्ट हो जायगा। इस अ्रन्तिम 
लेख की फ़रैक्समिली अर्थात्‌ फ़ोटो भी लीग के दफ्तर से मिल सकती ह । 





आत्मानुभव के साधन 


( 8405 (० रेटथ7959007 ) 


के जु 2४७७७४७४ंबंांगं। 
हा हा 


८ । 

हे पं 
(्‌ः 

श्री स्वामा रामताथे। के 








[ 
न 
| 
रा 
( 
+. । 
ह] हा 
र 
| 
६ 





8#7२] 5५७४७॥/। ।१७।४४ १॥/२7॥4& थे 
हि 
[ 0६।१॥२५ ० ७।९ 8905, 


हे 
। 
वन कतलुस्‍तचच -त्च्‌ चूक फन्‍चतू चूत फू: - 


जिीपर।त 6:५ ].0६ 4000७ 





द पा द्दा दक आ ् »- 


>+%-.>उ्पक्रिप्द 4 2 


नित्य-जीवन का विधान 


( देह-त्याग से कुछ ही मास पहले स्वामी राम से कुछ एक पत्र अंग्रेज़ी 
भाषा में श्रीस्वामी नारायण को लिखे गये थे, जिनको तत्पश्चात्‌ स्वयं 
स्वामी राम ने प्रकाशनार्थ एक उत्तम ःंखला में विस्तार देकर संपादित 
कर दिया था, और जो फिर पाँचवों आउत्ति की अंग्रज़ी जिज्द तीसरी के 
आरम्भ में उक्त नाम से प्रकाशित हुए ) 

[. [४७ 0687' 0765 [एछ।*, 
बृ॥8 4065 06[08॥%, 
२९।७।।४९५ 0]8, 
+(60 50970 960 9]] ६65. 
(2५7 ५५६।९॥४५ ४8५ 
8५ ।896 (!१27९ 08५ 
4५0 9855 8४४8५ : 
|[%6 ॥7"268 08089. 
8]705 77867"09 (9]89५ 
80५ [8]] 8 [0"8५- 
प#8४ [07&7१8 [806, 





भत.. अंडे “++ न >++०->ककलणकअम्क 
अन्‍न्‍न्‍माओ * ध्लन्ज जा 


$. (56 5॥9909७प0 ॥8 ४९5) 308046 उत्यपेाए. 


श्६ 


. 


स्वामी रामतीथे जिल्द तीसरी 


[80६ ६ए"४४ (0 5॥806, 

(2५7 ]09765 ७०९ 2७४7४८०, 
36809085 08"878९0, 

चि87785, ।&7705 00 एधा6, 

6 ४।07७फ [95 शधाा।' 

70॥4]6, ६7878800 (5 8|| 
उृ्कांइ छा०09, 0 08]]5. 

5] 00]९७६४5 5ए९९६ 

&0६7800 0७६ 5॥68/.. 

ृक्न७५४ घ'8४0, 0680९४8, 066/28६. 


879५9 ६008 (॥।6 7265६. 

6 52070056 607 "९५६; 
]४68 4850, ६8 [7'४ा., 
वृह्न&६ ए७ 270058 ६0 £प्रछ 
४४॥९॥ |0 [688।5 0५7७ (६0658, 
[.0 ! 00ए7 |+5 68065. 

0 50076 ४४8 0५४2 
वृफ्रा (४४६४ 0550]५४6, 

() 62000॥0४ ए४ (7 
#्षाते ॥ 0870 ७8 शंप्रॉट, 


[5 8] 80 [85( 

8 0788 0॥ ०7 [785६0 ? 

[5 70078 ४७८९, 

(6, |, 07" ए0प ? 

[5 8]] & 7५४॥, 

कजाइ कथा। धाते है 2? 

(0 ए67१8 508|[ | पाता ? 
"0 छत0त7 78एा१? 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान 


है 


बिलुड़ते हैं प्रियजन, अलग ऐोते दुश्मन | 
मरे जाते हैं बन्धचु, मिटते हैं बन्धन ॥ 
४! प्रशाल्लाौ जो सुन्दर बनी हैं। 
भले ही रहें वा बिगढ़ जावे इक दिन ॥ 
नसेंग ये कब; झो कलरव मचाते | 
ये पक्ती भी दुनिया से उठ जायें इक छुन ॥ 
मुरका जायगे फूल, फूजे हैं जो आज। 
छाया से जपोति का होता परिवतंन ॥ 
बदलतीं हमारी ग्रणय प्रीतियाँ भी | 
वो सुन्दर स्वरूपों का होता विमदेन 0 
नाम सम्मान होते दुनिया के हैं नष्ट । 
सब दिखावट, विभव, हाट हैं व्यर्थ अरु अष्ट ॥ 
सणिक हैं सभी, है न इनमें कोई बल । 
है दुनिया तमाशा जो लेती हमें छुल ॥ 


ये सुन्दर मोहक वस्तु सभी, प्यारी जो मन को लगती हैं । 
: पहले झपना मन हाथ में कर, छुल से फिर मार गिराती हैं ॥ 


चाहे स्ोत्तम कुछ होपे, जिसको आधार बनाते हैं, 
होये दह प्रथम चाहे अन्तिम जिस पर धिश्वास बढ़ाते हें । 
जैसे ही करते स्पर्श चरण वे झट ही क्षीण हो जाते हैं, 
हम जेसे प्यार लगे करने, प्रिय पात्र तुरत भग जाते हैं ॥ 
हम स्तेचा करते मन ही मन, विश्वास करें इन पर हम जब, 
इतन में बरला फूट पड़े, फिर दूब चउल्मे झूग में हम तब ॥ 


क्या सचप्रुच में जो कुछ भी हे-- 
घह सब अतीत का स्वप्ना है! 
क्या जैं?, वतुम! ४ 'बह! का भेद सभी, 


कुछ भी नहीं किन्चित्‌ ही सत्य हे ? 


रेप 


स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


४७ ॥8687" ४१8६ 0प/"]5, 

१४४ 0786&57 ४ 80 ५९७।४५ ? 

(2४ * प7"80८:0४60 [0५७ ' 

€09 |! ॥7700870 500४0|९७० [20४५8 : 


588, ॥70 ६7क्‍5 इ856768 0 ठाधा हवा 08 &07४5 
पृ॥०१७ 78 & ७४08786|९55 (07086 ॥)8/0 8।09५/5, 
[0 58678 0680), 6089५ धा।वे 08॥॥, 

0 80808 65 077"859 00६ 307768 888॥7- 
[.0ए8 ॥ ४87 707 07855 ; [0५8 7), 707 ४7858, 
+6 ७0७६४7४8०५ ५।॥8 07655 ध्या0 7]785 ; 

()|७ ४०/"४७008४8 ४076, 

एजएट50 707005 909(5 07. 

6 45 76880 870 2]687 

870 ए४॥९४९५४७४४७ 566॥. 

[8७ ६0775 6 96६॥7१"5५ 

(७४४0॥००७६॥६४ ० ॥7१8/"8. 

(2706 07067 [07855860, 8704087 ८घा7९, 

[7 0000 58 +8, ४0॥6 587706. 

0ए 59880 45 4055, 97ए8.07 

6 06878 #70758॥7, ४5 ७ए७।७।0॥). 
+09 5५७९६ 45 507 00॥78 ६7806 . 

50]] 5४४७९४(४४ (6 76ए [806 : 

वफक्6 ४४०७, ६8 078826, ४6 7ए७7/", 70586 
5प०00 ४९।]६ ० ४७७26 [07 52९॥! [46 ७४७४०08७. 
[3008 85 [+7700 778५9560, | 766] 4॥॥86. 
(0५8०१४ 0078६ 807068] 0५६ 76५७४] [[॥66. 
बु॥8 [07075 8778 020079880 09५9 078 8700॥87' 
१8४ ए8 77789 588 ६78 (076 ६06५ 00५87. 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान 


क्या प्रिय परजन भी सब मिथ्या हैं ? 
हा देव |! किधर तब मैं जाएँ? 
यह व्याकुल वक्ष, हृदय विदग्ध-- 
किसे समर्पित कर आईँ? 
दुनिया में हैं प्रेम निरर्थड; कोई न ग्रतिफल हाय! 
'इंस” बिचारा दोष बिना द्वी यों ही मारा जाय !! 


४ दुनिया के सब नज़ारे कैसे बदल रहे हैं; 

पे इनमें एक अविकल देखो चमक रहा है। 

इन भासमान रूयु, दुःख ओर दें में वह 

पोशाक भर बदल कर फिर फिर प्रकट रहा है।। 

उस पर ही प्रम रक््खो न कि वस्तु, आवरण पर 

नित आवरण बदल कर वह दूर कर रहा है॥ 

प्रादीन वस्त्र छूटे ; नित्य स्वच्छु सुन्दर पहने 

देखो अचिन्तय अनुपम नव रूप धर रहा हे ॥ 

पहले प्रपंच हूटे, नूतन प्रकट हुए हैं, 

दोनों ही वस्तुओं में, वह एक सा बसा है ॥ 

दुःख, हानियों में केसी माधय्ये की घटा है, 

इनमें ही व्यक्त होता, यों ही वह खुल रहा हे ॥ 

उसकी यह नग्नता की शोभा मनोहर क्‍या! 

पर नव-वदन-छुटठा तो उससे मधरतरा है ॥ 
पर्दां उसने चना है निज मुख ढकते को यह फिसरीदार । 
मनन्‍्द पवन ओ गगन, नदी भो कुसम आदि का सत्र विस्तार ॥ 
चाहो जैसे छिपो भले ही, मुझसे छिपना है दुश्वार। 
पर्दे तुम्हें नहों छिपाते, उल्दे करते ख़्ब उघार ॥ 
एक रूप के बाद दूसरे इसीलिये बस शभाते हैं-- 
देख सके हम उसको छिसको वे इस तरह दिपाते हैं 


२६ 


३० ....._ स्वामी रामतीये 


४. 
() ए80 8 70४87"५ ! 


पुछांड ए0०"0, !। 5९६, 
(006 9680 $ (0]0, 
४00 58५ ॥0 0|65 ; 


40/67 9858865 छत 8&000)67" 
870 877040१87९, 
१ 8६ 4]06 $]7"680 597"१०५४८५. 


प१५७४ ४४१।७७०७ [09॥6 
[8 ॥778, 35 ॥7४768 ! 


बु॥8 ६&0067 ॥॥7280 | 66750 ; 
, 460 9855 ६6 [077778 07' 06थ9॥. 


९]. 
व्‌॥७5७७ ]86॥07 ६ [07779-- 
2786 ॥70078 808775 ' 
प्‌आऋ७प व8छ7॥ धापे 0॥8-- 
[॥8५०४५०व० ]65 
४8७58 ॥0॥785४ ४)90 56677 


'४"8 70003॥08 0०५४ 0/"88775, 


0![ 778६ £६५७धा 5प7, 
_पुज्७ 0४६४४४०९५५ (076. 
५. 

(29 [068 ७70 [60॥05 
[ ए07 ४ 02708670. 

[ फ्00५ ४80९]76 

(27 87073 0]7]76. 

. 0ए 700॥]५ ॥8४)६५॥, 
(0४ €६४९:)))५ ए680), 
एए४४८४ ७8॥7१8 ! ? 


जिल्द तीसरी 


५ १..0ए8 छात0 ! ! 
वु6 ५४6 5667778 ६४॥785 
] कक्षा] 70६ 5॥78. 
४९४७ 707"775 07 0/४5४&- 
[/॥8९8 एघण75 0[ ७0689 
]7]] 526 ४॥१6४70 8॥]] 

[१०६४ 77709760 8६ 8]]. 
१87१8, ६98 छापे ६8 
| ए्रव] 770६ 77755. 

॥०ए 4.0५98 45 [0 ५70, 
]075 8)] &7"0प॥0. 

(0४ ! ॥१7 | "प्र5, 
].098 [9॥7) | 70७5६. 
व्‌#७ 0॥6 7 9]9789]7४%, 
प्‌क_6७ ०79 ?२९७०॥६४५ ! 
४५ 8)] ॥7 8])] 

()7 3॥7 | 58]] . 
५ [7 670 50 ४7७४ 

५ लमटाब, प्रशप, 

५ 78]67', 0॥॥]0, 

(५ [76-506 ' 

५७ ॥प50870, एर[€, 
प्र 52व7, 779 !॥/6, 
५ 00॥५ 7४0: 
प॥6 [.४६7॥4 ० ॥8॥705 
0 ए ४(07"7), 7!५ 08)7), 
४५ 08]7), 79 8४78. 

()]7 | 


जिल्द तीसरी... नित्य-जीवन का विधान ३१ 


९ अदा संसार एक माला है, भरा जिसमें अनेक दाना है ॥ 
इक दाने को दुख तुम नसते, “नहों कोई तर इनमें” कहते ॥ 
एक के याद हक बिगढ़ता है किन्तु घागा कभी न घटता है ॥ 
कैसा सुन्दर दिव्य धागा है, हमारा है, वही इसारा है ॥. 
है स्वर्ण सूत्र पे मेरा दिल -क्प्रोंन “रूप! जायें मिद्टी मिलन ॥ 


६ प्रभातकालीन माधुरी ज्यों क्षणिक सदा “नाम रूप ही तयों । 
प्रपंच माया यह मूठा रचती--अभी बनो है, अभी बिगड़ती ॥ 
अनन्त है जो रवि तेजवाला, है जो कभी न बदलनेवाला | 
उस एक के ये स्वप्त भर हैं, पदार्थ जो सर्वे भासते हैं ॥ 


७ दोस्त दुश्मनों पे रक्खूँगा में हरशिज्ञ विश्वास नहीं । 
दिव्य दर्शतों पर भी होगा हरगिज्ञ मुझे भरोसा नहीं ॥ 
शारीरिक नेरोम्य तथा पाने को पाथिव चेसव भी? 

मैं परवाह भला क्‍या करता ? मैं और मेरा प्यारा भी ॥ 
: जो हैं भासमान दुनिया में, उन पे कभी न भूलँँगा। 
! इन शतरंज पियादों, गुड़ियों को निर्मम होकर मैं देखूँगा ॥ 
! मेरा प्यारा मिला मुझे, अब उसको कहीं न खोझँगा; 
है सब्र ओर, उसे मानूँ में, प्रेम में उसको देऊँगा॥ 
झतनेकता में है एक” तत्त्व जो, केवल है जो सत्य वही । 
है स्वेस्व हमारा वभव, टेर रहा हूँ उसको ही ॥ 
ऐसा पक्का दोस्त वही है, चेला ओ गुरू भी मेरा, 
कलनक हमारा, प्यारा बच्चा, वही-वही घर भी मेरा ॥ 
प्राश-चस्लभा, अथवा पति मम, स्वयं, और जीवन मेरा # 
बही दीप्ति की दीप्ति अहो ! है केवल-सात्र स्वत्व मेरा ॥ 
मंकानिल ओर शान्ति हसारी, जीवन-मूरि हमारा “राम 
झनतेकता में है 'एक' तत्व जो वही, वही है जो सतनाम ॥ 


# ( अथवा पाठान्तर से )-मैं औ जीवन-घन मेरा । 


शो श 





३२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


राम किसी मिशन ( 7)5&0०॥ खुदाई पेग़ाम वा पंथ इत्यादि ) 
का दावा नहीं करता। यह काम सब परमात्मा का है। हमें 
भगवान्‌ बुद्ध तथा अन्य लोगों के आदर्श ओर उदाहरणों से 
क्या करना है ? हमारे मनों को तो देवी विधान ([.७७ ) की 
प्रत्यक्ष आज्ञाओं का पालन करना चाहिये। किन्तु भगवान बुद्ध 
ओर ईसा मसीह भी अपने अनुयायियों और मित्रों से त्यागे 
गये । इस प्रकार वनवास के सात वर्षों में से पिछले दो वर्ष बुद्ध 
भगवान्‌ ने नितानन्‍्त एकान्त में व्यतीत किये, ओर तब एक 
दीप्रिमान्‌ ज्योति प्राप्त हुई ( अनुभव हुई ) जिसके बाद शिष्य 
लोग बुद्ध भगवान्‌ के पास एकत्र होने लगे, ओर बुद्ध भगवान्‌ 
ने भी आनन्द से उन्हें अपने पास आने दिया | प्यारे! 
सदाशयवान्‌ ( शुभेच्छु ) माननीय सम्मतिदाताओं के मत ओर 
विचारों से प्रभावित मत हो । यदि इनके विचार इंश्वरीय 
नियमानुकूल होते, तो आज तक इन्होंने हज़ारों बुद्ध भगवान 
उत्पन्न कर दिये होते । 

धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता-पूबक जिस प्रकार मधु में फंसी हुई 
मक्‍्खी अपनी टाँगें मधु से निकाल लेती है, इसी प्रकार 
रूप ओर व्यक्तिगत आसक्ति के एक-एक कण को हमें अवश्य 
दूर करना होगा । सब सम्बन्ध एक दूसरे के बाद छिन्न-भिन्न 
करने होंगे, सब बन्धचन चट से तोड़ने होंगे ताकि अन्तिम 
इश्वरक्ृपा इससे पहले मृत्यु के रूप में आकर सारे अनिच्छित 
त्यागों की पूर्णाहुति न कर दे । 

दवी विधान ( [७७ ) का चक्र बड़ी निदेयता से धूमता 
फिरता है । जो इस विधान ( नियम ) को आचरण में लाता है, 
वही उस पर आरूढ़ होता है, अथांत्‌ वही उस पर अनुशासन 
रंखता है। ओर जो अपनी इच्छा को देवेच्छा ( अर्थात्‌ देवी 
विधान / के विरुद्ध खड़ा करता है; वह अवश्य कुचला जाता 


जिल्द तीसरी _नित्य-जीवन का विधान ३३ 


है, ओर दारुण पीड़ाएँ ( [0720॥62॥ ६07प्रा/८५ ) मेलता है | 

देवी विधान | त्रशुल है. यद छुद्र अईंकार ( अहंभाव ) 
को छेद देता है। जो जान-बूफकर इस त्रिशूल रूपी सूली एर 
चढ़ता है, उसके लिये यह जगत्‌ स्वगंवाटिका हो जाता है। 
अन्य सबके लिये यह ( जगत्‌ ) हरित स्वग ( ?,90#9९ ॥05६ ) 
च्े च् न 
हैं । यह दवी विधान अग्नि है, जो सबके सांतारिक स्नेह को भरम 
कर देती है, मूढ़ मन को मुलसा देती है, और इससे बढ़कर 
अन्त:करण को शुद्ध करती तथा आध्यात्मिक रोग के सब प्रकार 
के कीड़ों को नष्ट कर देती है। 
. धम इतना विश्वव्यापक ( सावलौकिक ) है ओर हमारे जीवन 
से इतना मार्मिक सम्बन्ध रखता है, जितना कि भोजन-क्रिया । 
सफल नास्तिक मनुष्य मानों अपने ही भीतर :की इस पायन 
विधि को नहीं जानता है। देवी विधान हमें छुरे की नोक के 
ज़ोर से धा मंक बनाता है; कोड़े लगाकर हमें जगाता है।इस 
विधान से निस्तारा ( छुटकारा ) नहीं। देवी विधान सत्य है ओर 
अन्य सब मभिथ्या है । समस्त रूप ओर व्यक्तियाँ देवी विधान के 
सागर में केवल बुलबुले-से हैं | सत्य की व्याख्या ऐसे की गइढ है 
कि “सत्य वह है, जो ( एकरूप) एकरस ) निरन्तर रहे, अथवा 
रहने का आग्रह करे।” अब इस नाम-रूपमय संसार में ये सब 
सम्बन्ध, देहें वा पदाथे, संस्थायें ओर सभायें कोई भी ऐसी नहीं, 
जो इस त्रिशूल के विधान के समान सदा एकरस रद सकें। 

ये मूद ओर अदूरदर्शी जीव इस आदश रूप विधान की 
अपेला बाह्म रूपों ( व्यक्तियों ) को क्‍यों शअ्रधिक प्यार करते हैं ९ 
इसलिये कि अज्ञान के कारण उनको ये व्य क्तयाँवा बाद्य रूप 
निरन्तर एकरस रहनेवाले सत्य पदार्थ दिखाई देते हैं, ओर 
देवी विधान एक अस्पश्य कज्तणिक मेघ (9787]0|6 €ए६॥6950 ढा 
०)०००) भान होता है । 


३४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कठोर प्रहार ओर कष्टप्रद धकक्‍कों से लोग बचाये जा सकते 
हैं, यदि वे उसपाठ को पढ़ने लग पड़ें कि जो प्रकृति माता 
उन्हें पढ़ाना चाहती है; अर्थात्‌ “त्रिशूल (०००७७ सूली) या त्रिशून्ती 
(शिव-) ही केवल सत्य है, ओर अन्य सब व्यक्तियाँ व प्रीति के 
पदार्थ क्षणिक आभास रूप, छाया-मात्र तथा भिथ्या प्रेत हैं । ये 
बाह्य प्रिय-अग्रिय, मधुर-कटु रस, भासमान सोंदर्य और अदूभुतता 
तो केवल नक़ाब ( बुक़ों व ऊपर के पढे ) हैं, जिन्हें बिहारीजी 
( बिलासोी स्वरूप ) ने हमारी आँखों का अन्ततः अपनी महिमा 
दरशाने के लिये अपने मुख पर डाल रक्खा है ।” 

जब शत्र-मित्र के रूपों को हम सत्य मानते हैं, तब वे हमें 
धोखा देते ओर ठगते वा विश्वासघात करते हैं । किन्तु जब 
हम उनसे बदला लेना शुरू करते हैं, तथा उनमें नीच स्वभाव 
ओर निकृष्ट प्रयोजन ( उद्देश ) आरोपित करते हैं, तब हम दशा 
को पहिले से भी अधिक बिगाड़ देते हैं।जों सत्यता केवल 
परमात्मा में है, उसे जब हम मोह के कारण अपने मित्रों में 
आरोपित करते हैं, तो यह उनके प्रथम विश्वासघात का कारण 
होता हैं । फिर जब हम कद्ध होते हैं, तो इस घृणा से हम उन 
( शत्र-मित्रों के ) रूपों में और अधिक सत्यता आरोपित करते 
हैं, जिससे अपनी पहिली भूल को हम ओर भी रृढ़ कर लेते हैं, 
ओर इस प्रकार अधिक दुःखों को अपने ऊपर बुला लेते हैं । 
ख़बरदार ( सावधान ) ! यह त्रिशूल ( संपूर्ण त्याग, शिव ) जीवन 
का अन्तिम उद्देश्य वा ध्येय है। यह जीती-जागती सच्चाइ हें, 
पत्थरों ( स्थूल पदार्थों ) से भी अधिक ठोस ( ००॥८॥८६८, प्रत्यक्ष 
वस्तु ) है, ओर बहुत ठीक ही यह पाषाणलिंग से निरूपित वा 
प्रतिपादित की जा सकती है। प्रमादी मन को सुधारने के लिये 
यह ( त्रिशुल ) पत्थर से भी कठोरतर चोट लगाता है। इसलिये 
इसे निरन्तर स्मरण रखना नितानत आवश्यक हे । 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ३५ 


मुसलमान ओर ईसाई जब इस देवी विधान वा परमात्मा को 
गय्यूर' ( ईपालु, ]०४॥0०७, 3१४० ) ओर क़हार (क्रूर वा 
कराल, ।०770!०, ३५४ ) कहते हैं, तो कोई ग़लती नहीं करते । 
निःसन्देह यह नियम किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष करनेवाला 
( वा लिहाज़ करनेवाला ) नहीं है। किसी मनुष्य को संसार 
की किसी वस्तु से चित्त लगाने दो ओर त्रिशूल रूपी प्रकृति 
का अनिवाय्यतः क्रोध उस पर अवश्य ही घटित होगा । यदि 
लोग इस “सत्य! के ग्रहण करने में सुस्त हैं, तो वे इसलिये हैं कि 
उनमे ठीक-ठीक अवलोकन की शक्ति नहीं। वे प्रायः अपने 
व्यक्तित्व-सम्बन्धी बातों में कारण को उसी घटना में ढँढ़ना 
पसन्द नहीं करते, बल्कि अपने दोषों के लिये दूसरों को दोष मट- 
पट देने लग जाते हैं, ओर एक निष्पक्ष साक्षी की भाँति अपनी 
कोपवृत्तियों ओर भावनाओं तथा उनसे उत्पन्न होनेयाले 
परिणामों पर विचार-पूबक दृष्टि डालना जानते ही नहीं । धोखा 
हमें अवश्य मिलेगा, जब हम इन बाह्य रूपों पर विश्वास करेंगे, 
या जब हम अपने अनन्‍्तह दय में इन मिथ्या पदार्थों ओर 
व्यक्तियों को वह स्थान देंगे, जो केवल एकमात्र सत्य के 
लिये उपयोगी है, या जब ईश्वर के स्थान पर हम मूर्तियों . 
( बुतों, 700)5 ) को अपने हृदय-सिंहासन पर बिठलायेंगे। 
ग्रन्वयव्यतिरेक का नियम ( ८९४॥०वं 0 तशाएएयाएशाए द्वार 
(५०7०० ) तो अनात्मा की असत्यता के नियम को विना 
किसी उपेज्ञा के स्थिर करता है । 

कितनी बार ऐसा नहीं होता कि हम पूण भद्र पुरुषों के 
वाक्यों पर चित्त लगाने से ओर उनमें इश्वर से भी बढ़कर 
विश्वास रखने से उनको उनके वाक्यों के समान भी भद्र नहीं 
बने रहने देते ? कितनी बार हम देवी विधान को अला देने- 
वाला मोह अपने बच्चों के साथ करके उनकी मृत्यु वा नाश को 


३६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


मिमन्त्रित नहीं करते ? कितनी बार दम अन्‍्तह दयस्थ श्रद्धा 
को जो केषल इश्वर ( इर्पालु, देवी विधान ) के अपण करने योग्य 
है, अपने मित्रों के शरीरों में अपेण करके ओर उन (९ मित्रों ) 
पर ही आश्रित द्ोते हुए उन्हें विश्वासघातक नहीं बना देते १ 
जहाँ देवी विधान यह चाहता है कि प्रभात से पहिले ( 0९०० 
(7८ ०००६ ८०७४४ )% हम तीन बार से भी श्रधिक अपने गुरुओं 
को (ईश्वर से अतिरिक्त अन्य किसी ऊँच-नीच सम्बन्ध से ) 
अंगीकार न करें, वहाँ उनको अपने पर ओर ( उनमें ) अपनी 
श्रद्धा पर भरोसा दिलाकर कितनी बार हम अपने जीवित गुरुश्रों 
को आध्यात्मिक उन्नति के शिखर से नीचे नहीं गिरा देते ? 

कितनी बार अपनी खस्लियों पर हमारी हृद्यासक्ति ( ॥6/(- 
9०(४८०१९०८०८ ) ग्रह-कलह ओर उससे भी बुरे-बुरे दृश्यों का 
कारण नहीं होती ? किसी भी वस्तु को आप इश्वर से अधिक 
संत्य ( महान्‌। 5०7008 ) मानिये, ओर बस) दिव्य प्रेम ( शेश्वर- 
भक्ति ) अपने तीदुण कटाक्ष से आपको बेध देगा । 

निन्दनीय ( अनुचित, ए१७०८४॥9 ) प्रेम की बात तो अलग 
रही, उन गोपिकाओं का दृष्टान्त लीजिये, जिन्होंने अवतरित 
आगयान की मोहिनी आकृति पर अपना हृदय निछावर कर दिया 
था, कि तु इतने पर भी उत्दें अपनी भूल नि्मित्त खून के भारी 
आँपू बहाने पढ़े । शुद्ध प्रेम की मूत्ति सीताजी ने भगवान्‌ राम 
के तेजस्वी रूप की सत्यता में निश्चय किया, तो उन्हें भी, अरे 
सीताजी को भी, अपनी भूल के लिये। अपने स्वामी ( ईषांलु) 
अपूत भगवान्‌ राम, अथांत्‌ सत्य राम, सबके प्रभु ) द्वारा घार 
कानन में मटकाये जाकर प्रायशिचत्त करना पड़ा । 





"न >बल+ 3 3 बनने + + कलनकिननननन फरेन 3 ७ नमक ॥-+जक७० सकल, 





क््त 





* सर ल्यूकस की गोस्पल का श्रध्याय २२ देखो, जिसमें शिष्य को गुरु के 
प्रति विश्वासधातता है । 





जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ३७ 


ब्रह्म ते परादाय्रोडन्यत्राउधचुसनो ब्रह्म वेद । 

इनप्र। ते परादाद्रोजयत्राउत्मनः छत बेद्‌ । 

लोकास्तं परादुर्योअ्त्यत्राअ्मनो लोकान्‌ वेद । 

देवास्त॑ परादुयोउन्यत्राउत्मनो देवान्‌. वेद । 

वेदास्त परादुयोअन्यत्रा$४मनो वेदान्‌ वेद । 

भूतानि त॑ परादुर्योअयत्रा5ःत्मनो भूतानि वेद । 

सव॒ त॑ परादाद्रोअयत्रा5त्मनः सव॑ वेद । 

इृद श्ह्म, इद क्षत्रम, इमे लोकाः, इमे देवा), इमे वेदाः, 
इमानि भूतानि, इृदे सर्वमू, यदयमात्मा ॥! ७ ।। 

( बृूह० उप० आ० ४, आ० <, खें० ७ ) 
अथः--ब्राह्मणत्व उसको परे हटा देता है, जो आत्मा से 
अन्यत्र ( किसी दूसरे के आश्रय ) ब्राह्मणत्व को सममता 
है। ज्ञत्रियत्व उसे परे हटा देता है, जो आत्मा से अन्यत्र 
ज्षत्रियलव॒ को देखता है। लोक उसको परे हटा देते हैं, जो 
आत्मा से अन्यत्र लोकों को जानता है। देवता उसको परे 
हटा देते हैं, जो आत्मा से अन्यत्र देवताओं को जानता है। 
बेद उसको परे हटा देते हैं, जो आत्मा से अन्यत्र वेदों को 
जानता है। प्राणधारी उसको परे हटा देते हैं, जो प्राणियों, 
को श्रात्मा से अन्यत्र देखता है। प्रत्येक वस्तु उसको परे 
हटा देती है, जो वस्तु को आत्मा से अन्यत्र जानता है। यह 
ब्राह्मण॒त्व, यह क्षत्रियत्व, ये लोक, ये देव, ये बेद, ये प्राण- 
धारी) यह प्रत्येक वरतु, जो है, यह सब आत्मा ही है। ( श्रुति ) 
ये भासमान पदाथ जो भोले प्राशियों को आकषण करते 
हैं, देखने में तो भगवान्‌ कृष्ण की भोली मूर्सि के समान हैं, 
मन रूपी सप॑ उनको कट निगलता जाता है; परन्तु भीतर 
पहुँचते ही वे पदा्थ अन्दर से छुरा चुभो देते हैं, मन रूपी 
सर्प के उदर को फाड़ डालते हैं; ओर तब लोग चिल्लाते 


श्८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हैं--“अरे | मेरा कलेजा फट गया ! मैं मरा, में मरा ! मेरा 
सवनाश हो गया !!!” पर आपने अपने को नाम-रूपों से ठगा 
जाने क्‍यों दिया'? आप केवल सत्य को प्यार ( अंगीकार ) 
की जिये+ केवल इंश्वर से लग्न लगाइये, भीतर ( रोम-रोम में ) उसे 
खब धसाइये, इश्वर को अपनाइये। इश्वर के साथ ही रमण 
की जिये, इंश्वर स्वयं हो जाइये, इश्वर-जंसा व्यवहार कीजिये। 
यही जीवन है । जो कुछ विश्वासिता ( ध/0)॥८७७ ) ओर प्रेम 
इस संसार की वस्तुओं में हे; उसे तब तक आप देख नहीं सकते 
जब तक उन्हें त्याग नहीं चुकते । ऐ मेरे प्यारों! निश्चय करो 
कि एक मात्र इश्वर सत्य है ओर अन्य सब भिथ्या हैं। 
“जा इलहू इल लिल्लाह।” 

यह ठीक है कि मुहम्मद को लोगों ने ग़लत सममा है, 
ओर प्रायः उसका अनुसरण भी ग़लत किया है। किन्तु जो 
कोई सत्य ( तत्व ) को देख लेता है, वह सम्मान-पूर्वक इस 
मत के आगे अवश्य सिर कुकाता है। यद्यपि यह मत एक- 
पक्ती है; क्‍योंकि जो लोग इस सत्य में कि “इश्वर से 
' अतिरिक्त ओर कोई सत्य वस्तु नहीं? पक्का निश्चय न 
रखने के कारण सिसक-सिसक कर मर रहे हैं; उनकी चिरस्थायी 
( चिरकालीन ) ओर दुस्साध्य व्यथाओं का वह एकदम ( तलवार 
से ) अन्त कर देता है । वास्तव में हज़रत इंसामसीह भी यही 
शिक्षा देते हैं, बुद्ध भगवान्‌ भी यही सिखलाते हैं, ओर निरसन्देह्‌ 
हमारा अपना प्रत्येक ऋषि एक न एक रूप में इसी वस्तु का 
उपदेश करता है । परन्तु इससे क्या ? उनकी शिक्षा और उपदेश 
अभी तक भी जीते न रहते, यदि वे श्रोतागण के निज अनुभव 
में आकर उनका हार्दिक समर्थन न पाते) ओर यदि सब 
युगों में ज्ञान के अनुरागियों, निष्कपट, सच्चे वा शुद्धात्माओं 
ने समय-समय पर अपने अनुभव में लाकर उनकी साक्षी 


ज़िल्द तीसरी नित्य-जीषन का विधान ३६ 


न दी होती; वा उनका स्पष्टीकरण और समथन न किया 
होता | 

त्याग का नियम (विधान ) एक पक्की सच्चाई हैे। कोई 
सार-हीन ( ज्ञरिगक ) कल्पना (07759 9]7977/07)) नहीं। राष्ट्रों 
के राष्ट्र इन पेग्म्बरों, अबतारों ओर नेताओं के केबल 
काल्पनिक श्रमों से मोहित नहीं हो सकते थे । शताब्दियों 
की शताब्दियाँ बेचारे बुद्धि-म्रष्टों की केवल कल्पना से ही 
नहीं बीत सकती थीं । 
५ अपने दुःखों के असली कारण को न जान कर (जो कि 
दबी विधान के प्रतिकूल चलना है ) लोग अपने रोग के बाह्य 
लक्षणों को अर्थात्‌ बाह्य दशाओं को दोषी ठहराने लग जाते 
हे । जिस प्रकार अस्पष्ट स्वप्न ( 775ए 07९४७ ) विद्धभति 
के अपण कर दिये जाते हैं, अर्थात्‌ नितान्त भुला दिये जाते 
हैं, उसी प्रकार लोगों के अच्छे-बुरे आचरणों और संवादों 
( शब्दों ) को अपने चित्त से नितान्त धो डालना चाहिये। 
स्वप्न चाहे भयंकर हो, चाहे मधुर, हम उसके साथ लड़ने 
या उसके समाधान करने का यत्ष नहीं करते, बल्कि उल्टे हम ' 
अपने पेट को ही पीड़ित करते हैं। इसी प्रकार अच्छे-बुरें लोग 
जो भी मिलें, उनकी हमें पूर्ण उपेक्षा करनी चाहिये, और 
अपनी आध्यात्मिक दशा उन्नत करनी चाहिये । अपने ओर 
इश्वर के बीच में इन भासमान अनिष्टों वा भाग्यों को खड़ा 
न होने दीजिये । कोई अपमान ओर दोष इतने भारी नहीं कि 
जिनको क्षमा प्रदान करने से मुझे संतोष मिले। 

किसी वस्तु को इश्वर से बढ़कर मत समझो, इश्वर के 
बराबर भी किसी का मूल्य मत करो । निन्दा-स्तुति और, 
व्याधि सब के सब एक समान घातक हैं, यदि हम अपने 
को इनके अधीन सममें। अपने को इश्वर भान ( निश्चय ) करो, 


४०. स्वामी रामतीथ जिल्द तींसरी 


ओर अपने देश्वर भाव में आनन्द के गीत गाओ।। निन्दा स्तुति 
दोनों को इस प्रकार देखो, जिस प्रकार राम अपने शारीरिक 
रोगों को ईश्वर के दरबार के केवल किंकर समभता है, जो 
(किंकर ) सर्वोच्च शासन के अधिकार से क ' ते हें “इस घर (देहा- 
ध्यास / से एकदम बाहर निकल जाओ ।” बे ( किंकर ! हमारी 
श्राज्ञा पालन करते हैं, जब हम निज स्वरूप के राजसिंहासन पर 
बेठते ५ कोडे में भों 
बेठते हैं; और बे कोड़े लगते व पेट में छुरा भोंकते हैं, जब हम 
इस अन्ध-कूप ( दृह्माध्यास ) में प्रवेश करते हैं । 

अनेक शासन भी जिनके नाम-मात्र के नियम ( क़ानून ) 
त्रिशूल ( सूली ) के इश्वरीय नियम के अनुकूल नहीं हैं, अपना 
नाश कर लेते हें | शाइलोक ( 579५0०४ ) के समान व्यक्तिगत 
अधिकार पर ज़ोर देना, इस वा उस पदार्थ को अपना समभमना; 

स्वत्व वा अधिकार का भाव रखना, “क़ानून हमें यह दिलाता है” 
(0९ १४७ &7०॥05 ॥) ऐसा कहकर उस देवी विधान ( ईश्वरीय 
नियम ) के विरुद्ध चलना है कि जिसके अनुसार जो कुछ हक़ 
( अधिकार ) हम लोगों का है, वह; केवल 'सत्य' ( इश्वर ) है, 
ओर अन्य सव अधिकार असत्य (क्रा०ा£) हैं | यदि कोई अन्य 
व्यक्ति इस सिद्धान्त (77०!८) को नहीं मानता है, तो कम से 
कम संनन्‍्यासी को तो अवश्य इसे अपने आचरण में लाना चाहिये। 

देवी विधान ( इश्वरीय नियम ) स्वव्यापी है, प्रत्येक का 
परम आत्मा है, ओर इस अथ में राम है । तथापि यह 
लघु आत्मा ( व्यक्तित्व ) को अवश्य ठोकरें मार कर निकाल 
देता ओर नष्ट कर देता है । यह ( विधान ) बड़ा निर्दयी है, 
परन्तु इसकी निदयता प्रेम का सार है, क्योंकि इस लघु आत्मा 
( तुच्छ अहंकार ) की मृत्यु में ही असलो अपने आप (परमात्मा) 
का ओर नित्य-जीवन का पुनरुत्थान है। जो कोई तुच्छ अरदकार 
को रखकर निज स्वरूप (!(॥78 5८ परमात्मा ) के विशेष 


जिलल्‍्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ४१ 


अधिकारों को चाहता है, वह मानों वृथामिमान (५०7५) के 
शिखर पर गिद्धों का भक्ष्य हो जाता है । वेदान्त की स्वतंत्रता 
( मुक्ति ) कुछ इस परिच्छिन्न देहात्मा / व्यक्तित्व और देह.) के 
लिये देवी विधान से छुटकारा नहीं है। यह तो (+०० € इंश्वर ) 
को ठीक उलट देना, अर्थात्‌ (02 | श्वान ) बनाना है । # लाखों 
प्राणी इस भूल के कारण प्रति घड़ी नाश होते हैं । इस 
देवी विधान के क्रम को मूख्खता-पूत्रक उलट देने से हज़ारों 
मस्तिष्क निराशा में डूब रहे हैं और लाखों हृदय प्रत्येक मिनट 
डुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं । स्वयं देवी विधान ही हो जाने से 
विधान से छुटकारा मिलता है, यही शिवो5ह का अनुभव 
( साक्षात्कार ) है । 

जो बाह्य रूपों (आकारों ) की नींव पर विश्राम करता और 
घटनाओं तथा अलंकारों (80०5 कषा7त ॥!एप्रा८५ ) के न भरोसे 
रहता है, ऐसा मूढ़मति फेन पर घर बनाता है, और स्वयं उसके 
स्राथ डूबता है। पर वह व्यक्ति उस अचल शिला ( पव॑त ) पर 
अपना स्थान बनाता है, जिसके हृदय की तह में जमा पड़ा है कि 
धब्रद्म सत्यं, जगन्मिथ्या ( त्रह्म सत्य है, पर जगत्‌ मिथ्या है ) 
ओर देवी विधान एक जीती-जागती शक्ति है ।” 

लोग इस शरीर को पोलिसीबाज़, स्वार्थी, गव-पूण, मदोन्‍्मत्त 
श्रथतवा अन्य जो कुछ चाहें आनन्द से कहें; चाहे जिसे लोग 
अपमानित, पद-दलित ओर मृतक हुआ कहते हैं, वेसा इसको 
कह दें, मुझ ( सब के आत्मा ) को इससे क्या ? 

| छा "पर 06 ]709]080]6, 
[ 7 87, ६९ 7706%078 0]6; 


# (१()[) ( गॉड ) का श्रथ है इंश्वर | इस अंग्रजा शब्द के अज्ञरों का क्रम उलट 
देने से शब्द (0006 डॉग ) बन जाता है, जिसका अथे है कुत्ता, कूकर 
वा श्वान ! 


छ२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


प्‌७ #ए0जण (8७ 75 ४0 0069 (७, 
[0 ०076५ ४७ 5 40 [97'05987. 
(27070056 [४8, 70 एछ३]] 770६ 7709५ ४६. 
ा0"8 ७8७, । 0७७0700 08 972008, 
80६ जञ]] ०६)॥9॥ए9 0९५६७०५ #70 ४४० '3॥8॥(8. 
में अनिवाय सत्य हूँ, 
में अनम्र ( कठोर चित्त ) विधान हूँ, 
मुझे जानना मेरी आज्ञा का पालना है, 
मेरी आज्ञा का पालना समुद्धि-द्वार है, 
मेरा विरोध करो), में क्षब्ध न हूँगा, 
मेरी उपेक्षा करो; में उत्कंठित न हूँगा, 
किन्तु शान्ति से अपमानकारी का नाश कर दूँगा, 
यह खाली धमकी ( गीदड़-भभकी ) नहीं है । यह अत्यंत 
भयंकर ( भीपण ) सत्य है । 
हमें कम से कम उतना खयाल ओर सत्कार तो सत्य ( इंश्वर, 
इंश्वरीय नियम, (7०00, ॥.0७ ) के लिये अवश्य रखना 
चाहिये, जितना कि हम लोगों के भावों वा विचारों के लिये 
रखते हैं । यदि देवी विधान के प्रति विश्वसनीय सच्ची और 
निष्कपट भक्ति के कारण लोगों के हृदय टूटते ( चोट खाते ) 
हैं, तो इसके लिये हम ज़िम्मेवार नहीं हो सकते | हमारे लिये 
तो सब प्रकार से ईश्वरीय नियम का भंग न करना करे गुणा 
अधिक चिन्तनीय होना चाहिये। जिनको हम अपना घधनिष्ठ 
सम्बन्धी वा प्यारा कहते हैं; उन लोगों के श्रम के अधीन होकर 
द्वैवी विधान के विरुद्ध होना अपने ओर उनके सिर पर आफ़त 
बुलाना है। इश्वर से अधिक निकटतर कोई वम्तु नहीं है, और 
इंश्वर ( सत्य, देवी विधान ) से बढ़कर प्रिय कोई होना न 
चाहिये। 


जिलल्‍्द तीसरी. _नित्य-जीवन का विधान ए 


व्य/$ सोमब्रते तव मनस्तनुषु विश्रतः ( यजु० वेद ) अनुवाद 


प्र 


767 4#6७, 707 ॥॥&७७ 8]0708. (0 [070 : 
(2 [8णए ! | एफघ5 66978 ४6 ॥70 7 779 0009. 


तव हेतु, एकमात्र तव हेतु-हे भगवान्‌, दे विधान !! 
इस निज मन को में निज शरीर में रखता हूँ। 


वेदिक काल में विशेष अवसरों पर; कुमारियाँ प्रज्वलित अग्नि 
के चारों ओर कर जोड़े एकत्र होकर प्रदक्षिणा करती हुई यह 
गीत गाया करती थीं-- 
व्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । 
उर्वा रुकमिव बन्धनादितो मुक्तीय मामुतः ॥ 
अनुवाद-- उस सुगन्धिमय, सवद्रष्टा, पति-बेदन ( पति को 
जाननेवाले ) की पूजा में आओ हम सब निमग्न हों। भूसी के 
( भीतर से ) दाने की तरह हम लोग यहाँ के बन्धन ( पितृ-ग्रह ) 
से मुक्त हों, किन्तु वहाँ ( पति-्यृह ) से कभी न ( मुक्त हो )। 
बिछुडती दुल्हन वतन से है जब । 
खड़े हैं रोम ओर गला रुके है ॥ 
कि फिर न आने की है कोई ढब । 
खड़े हैं रोम और गला रुके हे ॥ 
प्राचीन आय-कुमारियों की बह प्राथना राम के हृदय-पटल 
रू (९ ५ बह दर 
से गम्भीरता-पूथषक निकल रही हैं, ओर उसके साथ अश्रु अरे 
अश्र, कदी बाँधे बह रहे हैं । 
कप ० ओ 
हे भगवान ! हे देवी विवान ! हे सत्यस्वरूप ! हमारे इस हृदय 
ओर मरितिष्क (दिल ओर दिमारा ) मं आपसे अतिरिक्त यदि 
कोइ सम्बन्ध घर करता हो, तो इन दोनों ( दिल ओर दिमाग़ ) 
विदीण से बस पी र 
को तत्तण विदीण कर दो | यदि आपसे इतर कोई ओर भाव 


४७ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


( ख्याल ) इन नसों ओर नाडियों में प्रवाहित होता हो, तो उसी 
चण रुधिर को वहीं जम जाने दो । 

झ्रन्य श्रति--अहम्‌ जानि गर्भंधमा । व्वम जासि गर्भ घम्‌ ॥ 

भावाथ--“हे भगवान्‌ ! स्त्री जसे पुरुष का ज्ञान प्राप्त करती 
है, बेसे में ज्ञान प्राप्त करूंगा, में आपको अधिकतर निकट 
आकर्षित करूँगा, में आपके शरीर (तन) का गुद्य रस (5९८८ 
णं००) और आपका अधर पान करूँगा। ऐ स्वतंत्रते ! ऐ देवी 
विधान ! में आपको अपने भीतर ख़ब धारण करूँगा।” 
से नहीं हो चुक्रा, जो उससे वेश्या के समान अन्य सम्बन्धों और 
स्‍नेहों की आशा की जाती है ? 

० मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई । 

यह कोई अन्ध बेग ( आवेश ) नहीं हे, ओर न किसी को 
हानि पहुँचाने की स्वाथमयी पोलिसी ( नीति ) हे । क्‍यों १ भला 
निर्दाष राम ने क्‍या बिगाड़ा हू, जो तुम उसे व्यक्तिगत सम्बन्धों 
की परिच्छिन्न सीमा के भीतर खींचना चाहते हो ? उसे 
' छोड़ दो, कृपया छोड़ दो ५5]09/० ॥॥7% अपने कुशल के लिये 
ज़्से छोड़ दो, उसे अकेला रहने दो ([,९०७५४९८ |॥॥॥ 8॥07 ८)। 
इसी में तुम्हारे देश का ओर मानव-जाति का कल्याण है। क्या 
तुम यह अनुमान करते हो कि राम के शरीर की यदि तुम आदर- 
पूवक हिफ़ाज़त ( रक्षा ) न करोगे, तो वह एकान्त में मृत्यु को 
प्राप्त हो जायगा ? नहीं, इंश्वर सत्य हे, ओर इंश्वर में निमग्न 
जीवन ( !० 70 (700 ) कोई कष्ट भान नहीं करता; और 
यह शरीर जब तक इश्वर का काय पूरा न कर लेगा, तब तक 
इसका पात नहीं हो सकता । 

किसी के पवित्र ब्रत में छेड़-छाड़ ( हस्तक्षेप ) करना अच्छा 
नहीं है । वह अपने ओर अपने ब्रत ( मनोभाव, 0८&! ) के बीच 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ४५ 


किसी को; नहीं-नहीं, बल्कि मृत्यु तक को भी नहीं खड़ा होने 
देगा नाध्तिकता की दृष्टि से अबीत इतिहाम द्वारा प्राप्त भये 
भावों वा विचारों (3070०7७) के अनुसार कोई उस ( राम ) के 
चरित्र को खींचने वा घटाने का यत्न न करे । इस भासम/न राम 
के प्रति अपने सत्कार, सम्मान ओर प्रीति ( भक्ति ) को परे 
रक्‍खो । इनपे असज्ञी राम ( जो सबका अपना आप वा आत्मा 
है ) का अपमान है। परे हटों। नाम-रूपों के स्वप्न से जागो। 
जिस प्रकार देवी विधानानुसार जीवन द्वारा राम ने उदर के 
अजीण ( 0५०००]४० ) को दूर कर दिया है। इसी प्रकार देह- 
अध्यास ओर व्यक्तित्व के श्रम को दूर करो। निज स्वरूप के 
तीदुण तेज को विषयासक्ति ( इन्द्रियानुराग ) पर केन्द्रीभूत 
( (0८०5, एकत्र ) करके उसको जला डालो । अपने चित्त में 
सांसारिक संस्कारों को किडिचत्‌ जगह मत दो ; ओर उसे सदा 
असली राम से पूर्ण रक्‍्खो । 

वर हरचिः जुज़ दिल्‍्यर बुबद । 

अज़ शहरे-दिल बेर कुनम ॥ 


अथः--ओर अपने प्यारे के सिवा जो भी कोई खयाल होता 
है, उसे में अपने दिल के नगर से बाहर करता हूँ । 

क्या इंश्वर कम से कम उतना मधुर नहीं, जितना कि विषय- 
भोग ( इन्द्रिय-विषय ) ? 

लोग ईश्वर से प्रेम करने में हिचकते हैं, क्योंकि वे सममते 
हैं कि संसार की प्रीति के भूठे पदार्थों के समान इंश्वर से ( प्रेम 
का ) कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता | यही मूखंता भरा अज्ञान है, जो 
उन्हें श्रम में डालता है। ऐ प्यारे ! तत्तुण ही, नहीं-नहीं, तुम्दारी 
छाता के साथ-साथ ही उस ( परमात्मा ) की छाती प्रति-संवेद्न 
में ( ॥ 705/075776 ॥770)5९ ) धड़कती हे । 


४६ ..._ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


इन बाहिर के शत्र-मित्रों में उनके आचरण का कारण मत 
ढेँढो । वास्तविक कारण तो एकमात्र तुम्हारे निज स्वरूप के 
आश्रित है ( अर्थात्‌ ठीक-ठीक कारण उसका तुम्हारे भीतर होता 
है )। वहाँ देखो । 

जिस प्रकार एक नन्हा पत्नी, जो अभी उड़ना सीख ही 
रहा हो, एक पत्थर वा टहनी को छोड़कर दूसरे वेसे ही आधार 
पर जा बेठता है; फिर उसे भी छोड़ तीसरे पर, तीसरे से 
चोथे पर जा टिकता है, किन्तु भूमि के इन पदार्थों ( आश्रयों ) 
को नितानन्‍्त त्याग कर ऊँची वायु में उड़ता नहीं है। इसी प्रकार 
ब्रद्यज्ञान में नव-प्रवृत्त पुरुष ( नवीन जिज्ञासु ) जब अपने चित्त 
को एक वस्तु से निरासक्त, या किसी व्यक्ति विशेष से उपराम 
करता है, तो तत्काल किसी दूसरी वस्तु के आश्रित हो जाता है 
उसके बाद किसी अन्य बेसी ही वस्तु में आसक्त हो जाता है, 
किन्तु कोमल काई ओर तिनका ( क्षणमंगुर पदार्थों ) का 
आश्रय वह नहीं छोड़ता, ओर अपने हृदय से सारे संसार का 
त्याग नहीं करता है। अनुभवी ज्ञानी किसी सांसारिक पदाथ 
' की प्रत्यक्ष बेवफाई ( निस्सारता, विश्वास-भंग ) को अपने 
अनन्त स्वरूप में कूद पड़ने का सोपान-शिला बना लेता है । बाह्य 
अनुभव के प्रत्येक अंश को अनन्त स्वरूप में कूद जाने का 
अवसर बनाना ही धम की निपुणता ( कोशल, साधन; ४7 ) 
है। ये भासमान पदाथ सभी एक ही प्रकार के हैं, इस कारण 
जहाँ वह एक पदाथ का बाहर से त्याग करता है, वहाँ तो उस 
त्याग को वह सब पदार्थां के आन्तरिक त्याग का चिह् वा संकेत 
बना लेता है । 

शोचनीय ओर वजवत्‌ मूढ़ वह अवश्य होगा; जो हृदय- 
बेधी तत्त्व को ऐसा नहीं पहचानता कि त्रिशूल-स्वाथथपरता 
व्यक्तित्व की मृत्यु ही--एकमात्र जीवन का नियम (नित्य 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ४७ 


जीता रहने का विधान ) है । त्रिशूल॒ सब व्यक्तित्व को परे 
इटा देता है। व्यक्तित्व ( अहंकार ) का दूर करना ही नित्य- 
जीवन का पुनरुत्थान ( ग्रादुर्भाव ) है ।. चिरब्जीव रहो, 
आशीर्वाद । 


जीवन में झूत्यु 

जब राम लाहौर से चला, उन दिनों विष्णु-पुराण, जो अद्वेत 
वेदान्त का एक बड़ा ही सुस्पष्ट ग्रंथ है, उसका फ़ारसी भाषान्तर वह 
पढ़ रहा था । विष्णु-पुराण के इसी फ्रारसी भाषान्तर का लंटिन 
अनुवाद है, जिसका उल्लेख एमसन ( [थरा८ा5०॥ ) थोरो 
(]॥0/८५० ) और उनके ही जोड़ तथा प्रवृत्ति के अन्य लोगों ने 
अपने लेखों वा ग्रन्थों में भारी उत्साह के साथ किया है। पआबी 
विःसु-पुराण भी इसी फ़ारसी रचना का भाषान्तर है। बाबा काली 
कम्बलीवाले का अनुभव-प्रकाश भी इसी प5जाबी विषध्णु-पुराण 
का संशोधन वा परिवद्धन है। यह वह ग्रंथ है, जो स्पष्ट करता है 
कि मनुष्य कितने-कितने उच्च शिखरों पर रहा करता था। ओर 
इसके पृष्ठों में हूम उस ( बाबा काली कम्बलीवाले, पुध्तककर्त्ता ) 
के आन्तर जीवन की भी मलक पाते है। यह उन करोढ़ों 
दामवाले कामों का रहस्य है कि जो काम आज उस एक के 
नाम से चुपचाप हो रहे हैं, जिसके समस्त वस्र ओर घर केवल 
एक काला कम्बल था; जो न तो बड़ा परिदड्धत ( विद्वान ) ही 
था, ओर जो इस डर से कि में किसी एक परिवार पर भारू 
न जान पड़ , द्वार-द्वार से मघुकरी माँग कर खाया करता था। 
आज बाबा काली कम्बलीवाले के नाम पर प्रचण्ड बेगवाली 
( (८7[7८५/ए०प३ ) नदियों के ऊपर पुल बाँधे जा रहे हैं; सड़के 
निकाली जा रही हैं, धमशालायें बनाई जा रही हैं, अन्न ओर 
बस्त्र बाँटे जा रहे हैं, विद्या-दान दिया जा रहा है, और मेदानों 


श्र८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


की जलती-भुनती बालू पर तथा द्विमालय के ऊँचे शिखरों पर 
बेकारों को काम दिया जा रहा है 

मनसूबों ओर पोलसियों ( [१४०5 6८ 7०!८६८०७ युक्तियों 
व कंल्पनाओं ) से धंध ओर धुएँ से बढ़कर ओर कुछ नहीं 
सिद्ध होता । सच्चा काम सांसारिक उपायों (व चिन्ताओं ) 
से नहीं होता; इेश्वरीय जीवन द्वारा ही होता है | कुछ 
लोगों के लिये भीड़ के बीच अति प्रवृत्त जीवन दिव्य जीवन 
बनाने का अज्ञात (ध7८०7५८।०७७) सहायक होता हे । कुछ के 
लिये एकान्त-सेवन ज्ञतत (००75०0५७) साहाय्य ( साधन ) है; 
कुछ के लिये विपत्तियाँ बड़ी सामयिक आशीर्वादवत्‌ होती हैं 
कुछ सज्जनों का हृदय पुस्तक लिखते समय प्रभु की लेखनी से 
प्रभावित होता है ( व हृदय पर प्रभु की लेखनी चुटकी भरने 
लग जाती है ); कुछ लोग व्याख्यान देते-देते अपनी भीतरी 
अस्वच्छता (काजुष्य ) को खो देते हैं, ओर प्रभु का प्रकाश 
उनके भीतर से चमकने लगता है; कुछ लोग घमासान-ुद्व में 
जुटे अपनी छाती को गोलियों का निशाना बनाते हुए देह-अध्यास 
त्याग देते हैं, ओर संसार में बोर पुरुष प्रसिद्ध होते हैं; कुछ लोग 
कलज्ञा-कोशल में निरत हो अक्षय सान्दय को प्राप्त होते हैं । यहाँ 
तक कि चोर भी घर में संघ लगाते समय यदि सफल होता है, 
तो याद रकक्‍खो, उप्ते जितनी कुछ सफलता मिज्ञती हैँ, वह सब 
उसके उसी कम्पायमान करनेवाले अकथ्य, शब्र-बिह्दीन 
(०70!८७५) और बिना विचारे आत्मसमपंण की अवस्था को 
प्राप्त होने से ओर ऐसे ही अज्ञाततः अनन्त स्वरूप में पूण निष्ठा 
ओर स्थिति पाने के कारण से ही मिलदी है । ओर जो उसके 
कम की दुष्टरता है, अथात्‌ भासमान सम्पत्ति को जो सत्य मानना 
हूं, ऐसे दुस्साहस के लिये वह अवश्य अपने शिर पर देवी विधान 
का कोप बुलाता है । 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ४६ 


जिस परिमाण से हम जीवित हैं, अर्थात्‌ सबरूप ( परमात्मा ) 
में सतक निमग्न; (८०० ४ (6 ४8)! ) हैं, उसी परिमाण से 
काय पूण होता है। यह जीवन अर्थात्‌ तुच्छ अहंकार की 
मृत्यु ही काम पूर्ण करती है, न कि हमारा एकान्त सेवन, शर्माज, 
उपाय अर युक्ति है| मूख जीवनी-लेखक ( |02॥४]/0 ) बाह्य 
विशेषणों व आडम्बरों को ही देखते हैं, ओर सफलता के असली 
तत्त्व ( मूल-कारण ) की उपेक्षा करके पूणकार्य ( निष्पत्ति ) का 
श्रेय कभी लेखन-शेली को देते हैं, तो कभी अनुयायियों की संख्या 
को, मानो जिस वृक्ष के तले बेठे में लिख रहा हूँ, उस पर जो- 
जो पत्षी बंठे हैं, उनके अधीन मेरे काय की सफलता वा असफलता 
है। हमारे सुअवसर ओर स्थितियाँ कोई चीज़ नहीं हैं। वह 
प्राचीन ऋषि ठीक देखता है; जब योद्धा की विजय का कारण 
केवल आन्तर ( इन्द्र ) आर बाह्य ( बरुण ) देवता को 
बतलाता है । । 

सुदा समिन्द्रा वरुणवंसावतम्‌ । ( ऋग्वेद, भंडल ७. ) 

प्रतिदिन हम अपनी आँखों के सामने इसे देखते हैं, जेसा 
कि बुल्लाशाह ने कहा है कि “चिड़ियाँ बाज़ों को निगलती हें”? 
(5एका।0ए४ एब्वाएपांजापएए ९४८०५ 3) अथांत्‌ हमारे अतिप्रिय 
ओर होनहार ( आशा-जनक ) बुदूबुदे ( असार आडम्बर ) फटते 
हैं, ओर हज़रत इंसा के शब्दों में, हमारी फेंकी हुई ( 7८॥०८०:८० ) 
इंट विशाल भवनों ( उच्च महलों ) की नींव के पत्थर की 
जगह सुशोमित ( ४)०५॥८० ) होती हैं। भासमान परिस्थिति पर 
किसी प्रकार की निभरता या सांसारिक बुद्धि ( चतुरता ) हमारी 
सफलता ( विजयों ) में किड्ग्चित्‌ भी कारण नहीं होती । 
हमारे समस्त सम्बन्ध, मिन्नतायें, सम्पत्तियाँ, आशायें, प्रतिज्ञाय 
ओर अन्य साधन ( अर्थात्‌ मानों हमारा जगत्‌ ) केवल कोरा 
धोखा ओर मिथ्या गूढाभिमान-मात्र है। उनके तुच्छ ( अकिद्वन ) 


४० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


दर्शाने के लिये श्री सुरेश्वराचाय्य या श्री शंकराचाय्य की-सी 
सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता नहीं। जिनके नेत्र हैं, उनके लिये 
प्रत्येक थोड़ा-सा अनुभव भी भयंकर तोप के समान वेदान्त की 
गर्जनाह्मे यों गजत है-- 
.. तस्वमस्यादिवाक्यानां स्वतः सिद्धार्थथोधनात 
अर्थान्तर न संद्रष्ट्‌ शक्यते त्रिदशेरपि ॥ 

अथः--तत्त्वमसि आदि वाक्यों के जो स्वतः सिद्ध अर्थ हैं, 
उनके बोधन से अतिरिक्त अन्य अथ देवता लोग भी नहीं कर 
सकते । अ्रथांत्‌ यदि देवता लोग भी अपने स्वार्थ में आकर तत्त्व- 
मसि आदि वाक्यों के अर्थ मोड़-तोड़ से कुछ का कुछ करना 
चाहें, तो बह नहीं हो सकता; क्योंकि इन वाक्यों के अथ स्वतः- 
सिद्ध हैं । 

हमारे महात्मापन, सुधारकपन, सम्मान, पद) सम्बन्ध, सब के 
सब गत रात्रि के स्वप्नों, बीते हुए जन्मों, मेघाकारों, संध्या के 
प्रेतों और रोगी मस्तिष्क के विचारों के बेताल ( कल्पित भूत- 
पिशाच ) से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं । जब हम राम ( इश्वर ) 
से प्रतिकूल ( ००४ ० (ए्ा८, विच्छिन्न ) हो जाते हैं, तब हमें 
कोई मार्ग नहीं दीखता, हम देवी विधान से च्युत होते हैं, और 
'हमें तब दुःख उठाना दी पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्‍्मय 
होते हैँ, तब ठोक उपाय, ठोक प्रवृत्ति, ठीक श्रवाह आप ही 
आप हमारे हृदय में उठते हैं. ओर हमें धन-संपत्ति भूप्रदेशों 
( ]9705८9|१०५ » पवत के दृश्यों, शान्ति, समृद्धि और पवित्रता 
के निमरों ( स्रोतों ) के पास पहुँचाते हैं। अथवा (यों कहना 
चाहिए कि ) हमारे भीतर आनन्द्मय तेज ( ज्ञान-प्रकाश ) जीवन 
ओर ग्रेम को हमारी ओर स्वयमेव - 

यह अहंकार की बलि का पाठ वेदिक काल की जटिल, भव्य 
ओर प्रभावशाली यज्ञ-विधियों की तह में छिपा हुआ है। मृत्यु 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ४९ 


में जीवन का विधान ( ॥॥० [.8ण ० 6 ]॥ ०६४) ) 
मुझे इतना ही कठोर ओर ठोस ( संसार ) सत्य जान पड़ता है, 
जितना कि प्राचीन ऋषियों को रुद्र | इसकी तनिक उपेक्षा करो 
कि घायल करनेवाले तीर तुम्हारी बग्लों ओर छाती में जा 
चुभते हैं। 
नमस्ते रुदमनन्‍्यव उतोत इृष्रेनमः । बाहुभ्यां उत ते नमः ॥ 

अथः-हे रुद्र ( अर्थात्‌ देवी विधान ) ! प्रणाम है तुम्हारे 
कोप ( रोष ) को; प्रणाम है तुम्हारे अमोघ बाणों को; प्रणाम 
है तुम्हारी अथक बाहुओं को । 

हम लोगों के प्रत्येक छोटे-छोटे अनुभव में सारा इतिहास 
छिपा पड़ा है । हम लोग उसे पढ़ते नहीं। यदि हम उचित मूल्य 
दें; अर्थात्‌ देहाभिमान ( !0८४) 5८) ) को दूर करके साज्ञात्‌ 
इेश्वर को अपने शरीर के भीतर से कार्य करने दें; तो बुद्ध 
भगवान्‌ या हज़रत इसा हो जाना उतना ही सहल है, जितना 
कि निधन पाल ( !?४7० ) बने रहना । एक ही कोष ( म्यान ) में 
दो तलवार हम नहीं रख सकते । यदि हम लोग बाहर से प्राप्त 
भये निन्दा-स्तुति में विश्वास न करने की शक्ति अपने भीतर 
उपार्जित कर लें, यदि हम काय करने के ज्वर से मुक्त हो, 
जाये, यदि जीतना व विजय प्राप्त करना हमारा उद्दृश्य न हो, 
यदि सत्य के उपदेश की अपेज्ञा स्वयं सत्य बनने में हम अपनी 
शक्ति अधिक लगायें, यदि हम ( अपने कार्यों के बीच ) उतना 
ही न्‍्यून अेय लेकर काय किया करें, जितना कि सूर्य सबदा 
चसकने में लेता है, तो इंश्वरों के भी अधीश्वर ( स्वामियों के 
भी परम स्वामी ) हम हो सकते हैं । जिस क्षण हम लोग अपने 
विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास करना आरम्भ करते हैं, . 
उसी क्षण सब कुछ ( कम; क्रिया शत्यादि ) निष्पन्द रूप दो 
जाता है । दुनिया नहीं है । संसार नहीं है। और सांसारिक 


घर स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


जीवों की बातें भी कुछ नहीं हें । इश्वर ही एकमात्र सत्य है। 
कोई-कोई समभते हैं कि दःख-दद ( !?»75 ) चारित्रोन्नति 
( अ्््रात्‌ चित्त-शुद्धि ) के लिये ऐसे ही आवश्यक हैं, जेसे कि 
आग सस्‍्वर्श की शुद्धि के लिये। बिना प्रयास के प्रकृति आगे 
बढ़ने नहीं देती । शायद आज पर्यन्त बराबर' ऐसा ही होता 
आया है । परन्तु क्या यह भी कोई युक्‍्ति ( कारण ) है कि 
इसी से सदा ऐसा ही होता रहे । यह सत्य है कि कोइ भी 
रसायन ( ०॥।८०॥०४) ) नवजात अवस्था ( १४४४८८॥६ 5६6० ) 
में से गुज़रे के बिना काय नहीं कर सकता । बीज अपने तत्त्व 
में परिघटित ( [॥0पष्टी 7एतप्रटांठप 0० 6 5रपो्ावा८० ) 
होने से उगता है । द्रव-दशा ( 7१०)४/४ [१० ) में प्रवेश 
कर चुकने पर ही धातुओं को पीटकर जोड़ा जा सकता है। 
बाहरी दिखावट आर भावों से युक्त मनुष्य प्रत्यक्ष आशाओं 
ओर उज्ज्वल भविष्य ( प्रत्याशाओं, [४०५|१०८०५५ ) से उत्तजित 
होकर व्यक्तिगत रूपों में अपना विश्वास जमाता आगे बढ़ता 
त्री है, किन्तु तुरन्त ही वह अपने सिर पर कड़ी चोट या माथे 
' पर भारी मुका ( घँंसा ) खाता है । चोट उसके चित्त को पिघल्ला 
कर उसे. पूृथ आरम्भिक अवस्था पर पहुँचा देती है, ओर इस 
प्रकार जीवन की शत पूरी हो जाने पर सफलता उसके चरण 
छूने आ जाती है। चाहे रिपोर्टे ( पुम्तकों में वन ) कुछ ही क्‍यों 
न हों, यदि देवी विधान वास्तव में देवी विधान है, तो विना 
इश्वरादश को किसी प्रकार भूले या “जीवन में मृत्यु! के मार्ग 
से च्युत हुए हज़रत इसा को कदापि कष्ट उठाना नहीं पढ़ 
सकता था । हाँ, पीड़ा भरे अत्याचार ने उसे तुरन्त सावधान कर 
दिया, ओर प्रत्यक्ष शूली पर चढ़ने से पहले कुछ घंटों तक 
कालावच्छिन्न स्वरूप ( [॥7९/८७5 2) ) में अहंभाव के 
बिलीन ( 5९!-०पटा८४०7१ ) रहने ने उसे सदा के लिये 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ३ 


जीवित ( अमर ) बना दिया । परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि उक्त 
पीड़न और दुःख के अनन्तर सफलता ओर आनन्द का आगमन 
ही हो; प्रायः केवल एक दुःख ही विपत्तियों' की पंक्ति £ढन ) 
के आने की धोप्रणा दे देता है, ओर इसी से कहते हैं कि कोई 
ठदुभ्ख् श्रकेले नहीं खाता ( ]5 37 पघा]0ए5 7॥९ए६८॥ ८077८ 
४॥॥2!५ ) । अगर एक ही विपत्ति की चेतावनी से हम शुभ 
अवध्था में चेत जायें, अर्थात्‌ जग पड़ें, तो जोबन ओर ज्योति 
का प्रकाश ( उजाला ) तत्काल हम पर आ पड़ता हैं ; किन्तु 
यदि प्रारम्भिक दःख की सर्दी हमारे नियम-मंग ( विधान- 
प्रतिकूलता ) को ओर भी बढ़ा दे, तो हम कठोरतर विपत्तियों 
को बुला लेते है । अत्यन्त कठोर; एत्र संभवतः गुद्य दंबी 
विधान के न समझे जाने व पालन होने से यह कलह अ्रवश्य 
जारी रहता है, ओर हमारे शिरों पर मुक्क्े ओर चोटें खूब 
बरसाता है । इन चोटों से केवल वेही बच निकलते हैं, जो 
आओग्यता की एकमात्र शर्त “अकथनीय प्राराम्भक अबस्था 
( 70500०॥, 5४0०0 )” - में से ख़ब गंज़र जाते हैं । किसी 
समय इंजिनां में नियामक यन्त्र ( £०५८४४०७ ) नहीं हुआ 
करते थे, ओर वाष्प का बेग अपने वश के बाहर था .। 
परन्तु अब जब इंजिनों के लिये नियामक थन्त्र निर्मित हो 
चुके हैं, तब शक्ति का व्यथ दुव्यय क्‍यों हो ? इसी प्रकार 
जीवन-विधान-रूपी नियामक ( £०४०॥०/ ) के पा लेने पर 
कोई कारण नहीं दीखता कि पीड़ा ओर कलह पशुओं के समान 
मनुष्यों पर क्‍यों राज्य करने पाय॑ । 

इस भोतिक व्यक्तित्व में आसक्त होकर काय करना परिच्छिन्न 
सांसारिक शासनों की दृष्टि में तो कोई पाप नहीं, परन्तु विश्व 
के सर्वोच्च शासन के सामने यही एकमात्र पाप है; ओर 
दूसरे दोष तो इस पाप की विभिन्न शाखाय-मात्र हैं। संसार में 


४8 स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


केवल एक रोग और उसकी केवल एक ही दवा है। “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या” इस वेदान्तिक नियम का भंग ही सब व्याधियों 
की ज़ड है, जो कभी एक दुःख का रूप धारण करती है और 
कभी दूसरे का। ओर इसकी ओषधि है अपने वास्तविक 
इश्वरत्व को प्राप्त करना । एक बारः अपने आपको धोखा देना 
अर्थात्‌ निज स्वरूप को भूलकर दूसरे को अपना आत्मा मान 
लेना ही अन्य सब धोखों को आप से आप दिन-प्रतिदिन 
अधिक उत्पन्न कर लेना है । 

क्या रास का कथन एक एकान्त-सेवी की केवल भावना-सात्र 
( 72५८7४७ कल्पना-मात्र ) हे; ओर समाज के लोगों के किसी 
काम का नहीं ? जलाशय के पानी के आस-पास कोई हरियाली 
नहीं होती, किन्तु क्या यह भी कोई युक्ति हो सकती है, जिसके 
आधार, पर खेत अपने में पंदावार ५दा करने के लिये उस जल 
से सींचा जाना इनकार करें ? राम केवल देवी विधान बतलाता 
है, जो प्रत्येक का निजी जीवन वा प्राण है। संसार के जितने 
नियम हैं, रासायनिक, जीव-संबंधी, मानसिक ओर ऐसे ही 
अन्य सब, उनको में इस एक देवी विधान ( उपयक्त नियमों के 
नियम ) के विशेष उदाहरण ( सूचक ) पाता हूँ; इससे इतर 
आर कुछ नहीं। काय-कारण का नियम ( [8७ ०६ (50 0- 
कारणुतावाद ) सांसारिक सम्बन्ध, आशायें ओर कतव्य, ये 
सब के सब केबल परिवतनशील चिह्न ( ६॥500॥ [20/7/8 » 
विचार का तात्कालिक प्रमाण ( [(०5४॥7 हाक्यातेग्वत॑5 ० 
[एव९४7८४६ » पथिकाश्रम ( रास्ते की सरायें 9» बालिकाश्रों 
की गुड़ियें ( खिलोने ) ओर जल-हीन अरब देश का यतम्मम 
( एतशागए7पा। ) हैं । एक बार जहाँ हमारी चेतना के मंडल 
अर्थात्‌ विज्ञान-कोष में ( आत्मदेव का ) सुयें चमका, एक बार 
जहाँ हम पदार्थों की वास्तविक अवस्था से परिचित हो गये; 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान भ्र्र्‌ 


वहाँ सब कारण ओर नियम हमारे चारों ओर ग्रहों ()97८05) 
तथा उपग्रहों ( 5०८८!॥४८५ ) की भाँति घूमने लग जाते हैं; 
नहीं-नहीं, वे हमारे निकट इस प्रकार आते हैं, जेसेल्न्रोजन 
के समय बालिका अपनी माता के समीप । 
यधेह च्ुधिता बाला मातरं पयुंपासते ॥ ( साम वेद ) 
जिस प्रकार बच्चे को चलना सीखना होता है, ठीक उसी 
प्रकार सरलता और स्वाभाविकता-पूवक मनुष्य को मरना 
" सीखना होता है। इस मुत्यु से श्रभिप्राय वह अवस्था है कि जहाँ 
सेवक व्यक्तिगत सेवक नहीं रहता, शिध्य शिष्य नहीं, राजा राजा 
नहीं; मित्र मित्र नहीं, शत्रु शत्रु नहीं, लोगों के वचन ([0707775८5) 
वचन नहीं, धमकियाँ धमकियाँ नहीं, सामान सामान नहीं; 
अधिकार अधिकार नहीं रहते, बल्कि जहाँ सब इश्वर रूप ही 
हो जाता है। वहाँ केबल एकमात्र सत्य है। जब हृदय इस 
(सच्चाई) के साथ स्पन्दित होता वा धड़कता है, तब सारा संसार 
उस हृदय के साथ स्पन्दित होता वा घड़कता है। जब मन इस 
(सत्य) से विच्छिन्न होता है ( अथवा जब मन इस देवी विधान 
के साथ तालबद्ध नहीं होता )» अर्थात्‌ जब मन बाह्य दृश्य वा 
नाम-रूपों पर ही आश्रय करता है, तब सारा संसार उस मन से 
विरुद्ध स्पन्दित वा अनुकम्पित होता है। जब तक हम लोगों में 
अपने देह की रक्षा करने ओर अपने व्यक्तित्व की ओर से 
“शठे शाख्यम्‌” वबत्‌ बदला लेने की भावना जान पड़ती 
वा महसूस होती है, तब तक समझ लो कि हम मृतक वा 
गतप्राण हैं। क्लेशकारी व दपहारी तथा अपमानकारी शब्दों 
को विना ध्यान दिये छोड़ देने की शक्ति से बढ़कर उत्तम 
प्रमाण ( निजी ) महत्ता का कोई नहीं है । 
जब कोई सज्जन वकील के स्थान से जज की कुरसी पर जा 
बैठता है, तब सारी कचहरी का भाव उसकी ओर बदल जाता 


४६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


है । इसी प्रकार जब हम वकील के स्थान से ऊपर उठकर निष्पक्ष 
इेश्वरीय ज्योति की स्थिति में आते हें, तब सारे संसार को 
हमारे प्ाथ अपने संबंध पुनर्निरधारित करने पड़ते हैं. और 
जिस प्रकार जहाज़ की गति के अनुसार दिग्द्शक-चंत्र 
((-0०0॥ [08955 ) की सुई अपनी नोक को हटा लेती हे, उसी प्रकार 
हमारे साथ उनके व्यवहार का ढंग भी बदलना ज़रूरी हो जाता 
है। क्‍या लोग आपको ठगते हैं ? तो इसलिये कि आपने अपने 
में से इश्वर को ठगकर निकाल बाहर किया है। प्रोफ़ेसर 
( अध्यापक ) जेम्स ने बहुत ही ठीक यह अवलोकन किया हैः -- 
“जीवन इसी बात पर अवलंबित है कि प्रत्यक्ष भोतिक संवेदनों 
का प्रभाव हमारे कार्या पर दरस्थ बातों की भावनाओं के प्रभाव 
(0९४५ ०६ ॥०४०.८। (8८४५5) की अपेक्षा क्षीणतर पड़े। पशु 
केवल भोतिक संवेदनाओं द्वारा ही संचलित वा प्रेरित होते हैं । 
किन्तु मनुष्य की दिव्यता ( इश्वरत्व ) का पुनरुद्धार तब होता 
है, जब अटृष्ट नियम-समूह (!8०) नहीं-नहीं, वह देवी विधान; 
जो पाशबिक मनुष्य के लिये अन्धकार में ढका है, मनुष्य के लिये 
एक - ठोस ओर कठोरतर तत्त्व हो जाता है; और दसरी ओर 
भासमान, ज्षसभंगुर रूप, नाम-मात्र प्रत्यक्ष मुद्रा (000 ८०४) 
इत्यादि, जो मूर्खों के मार्ग-दर्शक-रूप नक्षत्र हैं, उसके लिये 
भगवन्‌-उपस्थिति के प्रकाश में बिलुप्त हो जाते हैं । 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुने; ॥ 
( भगवद्वीता अ० २, श्लोक ६६ ) 
अथः--जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है, उसी में संयमी 
पुरुष जागता है, ओर जिसमें सब प्राणी जागते हैं, बही 
झाननेत्र-युक्त मुनि की रात्रि है । 


छ 








जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ७ 


उत्कृष्ट शिक्लाचार--दैवी विधान 


ख़लील भा रोज़ बा आतिश हमे गुफ़्त, 
अगर मूए-ज़् मन बाक़ीस्त दर सोज़ । 
बद़ो में गुफ़्त ऑँ आतिश कि पे शाह ! 
बपेशत मन बमीरम तु दर अ्रकरोज्ञ ॥ 


भावाथः अब्राहीम जब जीते जी जलाया जाने लगा; तो 
उसने अग्निदेवता से प्राथना की कि यदि मेरा देह-अध्यास 
( व्यक्तिगत अहंकार ) बाल बराबर भी इस देह में धसा हुआ हो, 
तो मेरी निरन्तर यही विनय है कि 'क्ृपया इसे कदापि न छोड़ो, 
अवश्य जला डाला ।' आग बुक गई।, मानो उसने भक्तिपूजक 
वा सत्कार-पूत्रक यह उत्तर दिया कि  भेरे स्थामी ! आप जीते 
रहिये ओर मुझे आपके चरणों पर मर मिटने दीजिये |” 

ऐसा देवी विधान है । शिष्टाचार में; विनय में, इश्वर किसी 
से हारनेवाला नहीं | 

रुचें आह्य जनयब्तो देवा अग्ने तदत्र बन । 

यस्त्थव ब्राह्मणा विद्यात्तस्प देवा असन्‌ वरो ॥ ( यज्भु संहिता) 

सर्वाण्यन भूतान्यभिक्षरन्ति ॥ ( बृहदारण्यक उप> ) 

सव5स्पे देवा बलिमावहन्ति ॥ ( ते उप० ) 


अथः--आदि में ही स्ष्टि-उत्पादक देवों ने ब्रह्म में रुचि 
रखनेवालों से बोलाः--'हे ब्रह्म से अभिन्न ब्राह्मणों ! जो 
कोई भो इस प्रकार ब्रह्म को जान लेगा, उसकी सेवा में हम 
देवताओं को आज्ञाकारी अनुचर को मसाँति उपस्थित रहना 
होगा ।” 

“उसके सिंहासन के आगे भूतमात्र उपहार ला अर्पित 
करते हैं । 


ध्द स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 
उसकी बेदी पर सब विधान ( देव ) भेंट चढ़ाते हैं । 
वेदान्त पर एक भारी आक्षेप 


वेदानंत हृदय के भावों को मार डालता है, ओर सोन्दर्य्या- 
वलोकन की शक्ति को नष्ट कर डालता है; यह निठुरता ( दया वा 
प्रेम-भाव की शून्‍्यता ) और जड़-पअक्ृति के समान अटल बा 
सीधा ( घृणारपद ) आचरण सिंखलाता है, ओर संबंधियों का 
किंचित्‌ खयाल तक नहीं कराता है । 

हाँ, यह ( वेदान्त ) ऐसा करता है। इसके सच्चे भक्त के 
लिये सत्य अथांत वास्तविक तक््व का इतना भारी विस्तार 
तो अवश्य हो जाना चाहिये कि जिसके सामने पदाथ, 
व्यक्तियाँ, काय-कारणत्व, और लोक-मत लुप्तप्राय ( ४ पं» 
(५०४८४॥८५ ) हो जायें; परन्तु यदि मानव वा अधिकतर 
पाशव भावनाय सब घुलकर साफ़ हो जायें, तो उनके स्थान 
पर दिव्य भावनायें ( विचार ) जोर से प्रवाहित होने लगती 
हैं । नक़ली ज्योतियों के स्थान पर हास्यमुख ( प्रफुल्लित ) 
सूदज्योति आ जाती है, जो यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष का पक्त 
वा सत्कार तो नहीं करती, तथापि इंद गिदे सबको प्रसन्नता 
में " भगो डालती है । 

एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभवी अंग्रेज़ कहता हे कि 
“पहले में भी कभी नहीं मान सकता था। किन्तु अब इस सब 
को में स्वयं देख रहा अर्थात्‌ अनुभव कर रहा हूँ कि जब अपने 
( व्यक्तित्व के ) विषय में सोचना नितान्‍्त त्याग दिया जाय, 
तो इसके समान कोई सुख नहीं, इसके समान कोई अवस्था 
' नहीं । परन्तु आपको यह पूण रूप से करना चाहिये। क्योंकि 
जब तक अहंकार ( देहाध्यास ) का किव्न्चित्‌ लेश ( अग॒ु ) बना 
रहेगा, तब तक यह सबको नष्ट-श्रष्ट कर देगा। आपको यह सब 


जिल्द तीसरी नित्य-जीवन का विधान ५६ 


( देहाध्यास ) पीछे छोड़ना होगा, ओर अपने व्यक्तित्व (अहंकार) 
और मन के साथ उतनी ही सहानुभूति रखनी होगी, जितनी 
कि किसी अज्ञात पुरुष के प्रति रक्खी जाती है, इसखसे'न 
किख्ित्‌ न्‍्यून, न अधिक ।” 

बषा के अपन विचारों ओर मन्तव्यों ([09१5 )त पा [705८5) 
को छोड़कर यश, कीर्ति एवं चिर-परिचित स्वरों के नाद को 

त्याग दो; आलिंगन करनेवाली प्यारी भुजाओं के आलिंगन से 
वियुक्त होकर अपने इस लालन-पालन किये हुए अहंकार को 
इस प्रकार परे रख दो, जंसे हम अपने दस्तानों को खींचकर 
उतार देते हैं; रोग-भय को किनारे करके ओर “लोग हमारे मूल्य 
का समभंगे” इस भावना की आशा (॥0[9९७ ० 8[)70८7०007) 
को निकाल बाहर कर दो; अपने आपसे अशरीरी बन बाहर 
हो जाओ; दीघ काल से रचित आवरण अर्थात्‌ शहरी कोष को 
भूसीवबत्‌ छोड़ दो; वेराग्य के द्वार से प्रभुत्व के प्रासाद में प्रवेश 
करो; ज्ञान के द्वार से मुक्ति के खुले उपबन में आओ; सबका 
त्याग कर दा; जो कुछ अपना है, उससे मन को निरासक्त कर 
दो; निधन ओर निःस्वत्व बन जाओ; फिर देखो, तुम रू4 
बस्तुओं के प्रभु ओर अधिराज हो जाते हो कि नहीं | 

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्र पाश्वें 
नक्षत्राणि रूपमश्विनी व्यात्तम्‌ । दृष्णन्निषाणामं ( यजु० ) 

अथः--जय ( श्री ) ओर समृद्धि तुम्हारी दासियाँ हैं । दिन 
ओर रात तुम्हारे दक्षिण ओर बाम भाग ( पाश्व ) हैं। नक्षत्रों में 
शोभा ( कान्ति ) तुम्हारी दृष्टि ( दशन ) है । स्वर, मत्य 
( प्रथ्वी ओर आकाश ) तुम्हारे खिले हुए ( अलग-अलग ) 
अधर ( ओए्ठ ) हैं ।” यदि किसी वस्तु की तुम्हें इच्छा करनी' 
है, तो यह इच्छा करो । 

उ> | 35 35 !!| 


निश्चत्त चित्त 
( क्लास लेक्चर, फ़रवरी १९, सन्‌ १६०३ ) 


छुस दिन प्रश्न किया गया था कि “क्या कोई मनुष्य इस 

युग में वेदान्त-तत्व का अनुभव कर सकता है?” 

अर उस पर किसी ने यह सुफाया था कि वेद्ान्त-तत्त्व के 

अनुभव करने के लिये मनुष्य को अमुक-अमुक पदाथ का त्याग 

करना ज़रूरी हे, ओर इसके लिये उसे अवश्य हिमालय के जंगलों 

में जाना चाहिये। किन्तु राम कहता है, नहीं-नहीं। आपको इस 
निमित्त जंगलों में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं । 


आजकल प्रायः समयाभाय+ की शिकायत बहुत सुनी जाती 
है । लोग कहते हें:--“हमारे पास ( इश्वर-भमजन-निमित्त ) 
ह वजह समय नहीं हे । हमको तरह-तरह के काम देग्ने पड़ते 
हैं; हंभारे बंव-मित्र हमारा समय ले लेते हैं ।” एक प्राथना है 
कि “हे इश्वर |! मुझे अपने शत्रओं से बचा”, किन्तु आधुनिक 
काल के मनुष्यों को जो प्राथना करना चाहिये, वह ठीक यह 
होगी--हे प्रभु | मुके अपन मित्रों से बचा ।” मित्रगण हमारा 
सारा समय छीन लेते हैं; उधर चिन्ता, शोक ओर दुःख 
हमारा समय ले लेते हैं । हमें अपने बाल-बच्ची 

सहकारियों की भी देख-भाल करनी पड़ती है, मिलनेबालों का 
स्वागत करना आर दूसरों से मिलने जाना पड़ता है, कुछ पढ़ना 
भी तो पड़ता है, ऐसी दशा में हम किस तरह आध्यात्मिक 
उन्नति के लिये समय निकाल सकते हैं ? ओह, कत्तव्य ( फ़ज़, 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ६१ 


070८४ ) ! तुम हमारा समय ले लेते हो । आराम से भोजन 
करने का समय भी तो हमें इनसे नहीं मिलता । ( इस प्रकार ) 
कत्तव्य के नाम आपकी सारी ज़िन्दगी क्षीण होती जा रही है । 
परन्तु हमें यह अपने से पूछना चाहिये कि ये कर्त्तव्य ( 00६८४) 
कहाँ से आते हैं ? कोन हम पर यह कत्तव्य आ डालतां है ? 
हम स्वयं । वास्तव में आप हो, जो अपने कत्तव्य निर्माण कर 
लेते हो | ऋर स्वामी के समान इन कत्तव्यों को आप पर न आ 
पड़ना चाहिये । दफ़्तर के काम की देख-भाल करना आप 
अपना कत्तव्य समभते हैं, पर दफ़्तर का काम आप पर कोन 
डालता है ? आप स्वयं । इस प्रकार यदि आप कत्तव्यों के 
स्वरूप को अन्ततः विचारोगे या देखोंगे, तो आपको पता 
लग जायगा कि क्राप अपने म्वामी आप हो, ओर ये सब 
कत्तव्य जो आपको पूर्ण अपना गलाम ( दास ) बनाये हुए हैं 
आपने स्वय॑ रचे हैं | यदि एक बार भी आप ऐसा भान 
वा सिश्वय कर लें कि “संसार में कोई पदाथ नहीं, जो मुझे 
बाँध सके, प्रत्येक वस्तु वास्तव में मुकसे उत्पन्न होती है,” तो 
आप बड़े सुखी हो सकते हैं, अपनी स्थिति को बड़े मज़ से आप 
ठीक कर सकते हैं । 

डॉक्टर जोहसन के पास एक मनुष्य आकर बोलाः-- 
“डाक्टर ! डॉक्टर !! में नाश हुआ, में गया गुजरा, में किसी 
काम के योग्य नहीं रहा, में कुछ भी नहीं कर सकता । इस 
दुनिया में मनुष्य क्या कर सकता है?! डॉक्टर जोहसन ने 
उससे पूछा कि क्या हुआ, मामला क्या है ? अपनी शिकायत 
के लिये सबब (कारण ) तो बताने चाहिये? बह मनुष्य 
इस प्रकार अपनी दलीलें पेश करने लगा+--"सनुष्य इस संसार 
में अधिक से अधिक सो वर्ष जीता है । ओर इस अपार वा 
अनन्त काल के सामने भला सो वष क्या हैं ? इस पर आधी 


६२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


आयु तो निद्रा में बीत जातो है । आप जानते हो कि हम लोग 
प्रतिदिन सोते हैं, हमारा बाल्य-काल एक लम्बी निद्रा है। और 
हमारी वृद्धावस्था का काल भो शिथिलता ( 0८७१५ ) और 
असमथता का काल है जबकि हम कुछ भो नहीं कर सकते 

फिर हमारा योवन-काल दुर्विचारों, भाँति-भाँति के प्रलोभनों 
में ओर दुरुपयोग में सच हो जाता है । इससे जो कुछ समय 
बच निकलता है, वह क्रीड़ा-कलोल में ख्रच हो जाता है; दम 
लोग बहुत खेलते हैं; इससे जो कुछ समय बच निकलता है 

बह शौच-क्रिया करने में, खाने-पीने इत्यादि में नष्ट हो जाता है; 

ओर उससे जो कुछ बच निकलता है, बह समय क्रोध, इष्याँ, 

शोक, चिन्ता; दुःख ओर पीड़ा में चला जाता है । यह सब 

हरएक मनुष्य के लिये स्वाभाविक हो है | इससे भी जो 
बचा रहता है, जो किडिचत्‌ सा समय इसके बाद हमें मिलता 

है, वह बाल-बच्चों, मित्रों ओर बन्धुओं के मिलने-मिलाने 
वा देख-भाल में चला जाता है । ( ऐसी दशा में ) मनुष्य इस 
संसार में भला कया कर सकता है ? जो मरते हैं, उनके लिये 
हमें रोना-पीटना पड़ता है, ओर नवागतों के जन्म पर खशी 
मंचाज़्ी पड़ती है । इस प्रकार हमारा सारा समय नष्ट जाता 
है, ओरे ( ऐसी हालत में ) मनुष्य कोई पक्का ओर यथा 
काम भला केसे कर सकता है ? अपने इश्वरत्व को अनुभव 
करने के लिये मनुष्य केसे समय निकाल सकता है? हम तो 
निकाल नहीं सकते । परे हटाओ इन गिरजाघरों को दूर करो 
इन धार्मिक गुरुओं ओर उपदेशकों को, इनसे कह दो कि लोग 
धर्म ( इश्वर-भमजन ) के लिये कोई समय नहीं निकाल सकते, 
अपने इंश्वरत्व को अनुभव करने के लिय उनके पास कोई समय 
'नहीं है । यह हम लोगों के सामथ्य से बाहर है।” डॉक्टर 
जोहसन इन शब्दों पर हँसा नहीं, उसने इस आदमी को 


जिल्द तीसरो निश्चलचित्त ६३ 


तिरस्कारा व धिक्कारा नहीं, बह केवल रोने लग पढ़ा, और उसके 
साथ सहानुभूति करते हुए बोलाः--“मनुष्यों को आत्मघात कर 
लेना चाहिये, क्योंकि उनके पास परमाथ के लिये कोई समय 
नहीं । भाई ! आपकी इस शिकायत के साथ मुझे एक ओर 
शिकायत है; मुझ इससे भी बुरी शिकायत करनी है।” इस मनुष्य 
ने डॉक्टर जोहननसन से कहा कि आप अपनी शिकायत कहिये । 
डॉक्टर जोह्मसन रोने लगा। दिखावटी रुदन करते हुए बोला-- 
“यह देखो, मेरे लिये कोई जमीन वा भूमि नहीं रही, कोई 
ऐसी भूमि बची नहीं, जो मेरे खाने-भर को अन्न उत्पन्न कर सके, 
में तो गया-गुज़रा ओर मरा ।” वह ( आदमी ) बोला--“अजी 
डॉक्टर साहब ! यह हो कैसे सकता है ? मेंने माना कि आप 
बहुत अधिक खाते हैं, दस मनुष्यों जितना खाते हैं, फिर भी 
इस प्रृथ्वी पर इतनी भूमि है कि जो आपके उदर के लिये अन्न 
उपजा सके; आपके शरीर के लिये अन्न या शाक ( तरकारी ) 
उत्पन्न करने को काफ़ी भूमि है। आप शिकायत क्‍यों करते 
हैं ?” डॉक्टर जोहसन ने उत्तर दिया:--“अरे देखो तो, आपकी 
यह प्रथ्वी ही क्‍या चीज़ है? यह भूमि कुछ चीज़ नहीं! 
ज्योतिर्गशित में यह प्रथिबी एक विन्दु-मात्र मानी जाती है! जब 
हम तारों और सूर्या के अन्तर का हिसाब लगाने बेठते हैं, तो 
इस प्रथिवी को कुछ भी नहीं अर्थात्‌ शुन्यवत्‌ मानते हैं; फिर 
इस शून्य रूप प्रथिबी की तीन चोथाई तो जल से परिपूर्ण हें, 
ओर इस पर बचता ही क्या हैं ? ज़रा ध्यान दो! एक बहुत 
बड़ा भाग तो ऊसर बालू से भरा पड़ा है; एक बड़ा भाग ऊसर 
पबतों और पत्थरों ने ले रक्खा है; एक बड़ा भाग तो कोल ओर 
नदियों ने दबा रक्खा है, फिर इस भूमि का बहुत सा भाग लन्दन 
जेसे बढ़े-बढ़े नगरों से घिरा पड़ा है; उस पर सड़कें, रेलें, गलौं- 
कूचे इस प्रथिवी का एक बहुत बढ़ा भाग ले लेते हैं। अब 


3. स्वामी रामतीथ ज़िल्द तीसरी 


बतलाइये, इस प्रथिबी का कोन-सा भाग मनुष्य के लिये छूट 
रहा है ? ( अर्थात्‌ कोई नहीं )। तो भी हम मान लेते हैं कि 
इन सबसे कुछ अवश्य मनुष्य के लिये बचा हेँ। परन्तु कितने 
ऐसे आशी हैं, जो इस बचे हुए तुच्छ प्रथिवी-तल से लाभ उठाना 
चाहते हैं ? इसमें बहत-से पत्नी, बहत-से -कीड़े-मकोड़े ओर 
बहुत-से हाथी-घोड़े हैं, जो सब के सब्र इस बचे हुए उपजाझ भूमि 
के भाग पर अपने को जीते रखना चाहते हैं, निवोह करना 
चाहते हैं; बहुत ही थोड़ा भाग मनुष्य के हिस्से में आता है। 
फ़िर संसार में मनुष्य भी कितने हैं? एक लन्दन को देखो, 
लाखों-करोड़ों आदमी भरे पढ़े है, ज़रा इस भारी जन-संख्या को 
तो देखो, ये सवके सव इस संसार वा बड़े शूपय ( विन्दु ) के 
तुच्छ ( अत्यन्त अल्प ) भाग पर निर्वाह करना चाहते हैं । तब 
मेरी ठृष्ति के लिये भमि कैसे ( व कहाँ से ) अन्न उपजा सकती 
है ? भेरा तक तो मुझे इस निराशा और शोक भरे निष्कर्ष पर 
पहुँचाता है कि मुझे मर जाना उचित है, क्योंकि मेरी उद्र-पूर्ति- 
निमित्त अन्न उपजाने योग्य भूमि मु्भे नहीं मिल सकती ।” इस 
पर वह मनुष्य वाला--“डॉक्टर साहब ' आपकी दलील (युक्ति) 
ठीक ज्हीं, आपका तक तो ठीक जान पड़ता है, परन्तु आप 
क॑ इस तक के होते हुए भी यह प्रथिदी आपको जीवित रख 
सकती है।” तब डॉक्टर जोह्सन ने उत्तर दिया--“अ्रजी 
महाराज ! यदि मेरी यह्‌ शिकायत बेबुनियाद वा युक्ति-हीन है, 
तो आपकी शिकायत भी कि आध्यात्मिक आहार पाने के लिये 
समय नहीं मिलता--युक्ति-हीन है। यदि मुझे भीतिक भोजन देने को 
यह भूमि काफ़ी ( पर्याप्त ) है, तो आपके मन्तव्य के लिये समय 
भी पर्याप्त है, यह आपको आध्यात्मिक भोजन भी दे सकता है।” 
ईस प्रकार राम भी इस प्रश्न का कि “बतंमान सभ्यता हमें कोई 
आध्यात्मिक भोजन पाने का समय नहीं देती ।” यही उत्तर देता 


जिल्द तोसरी निश्चल चिंत्त ६४ 


है। इस प्रश्न का उत्तर राम उसी प्रकार देता है; जिस प्रकार वर्षों 
पहिले डॉक्टर जोहसन ने दिया था । ओर बतमान दशा में 
भी आध्यात्मिक उन्नति करने को काफ़ी समय आपके पास है । 
आपके पास काफ़ी समय है, यदि आप उसका ठीक उपयोग करें । 

एक बार ( भारंतवप में) एक आदमी घोड़े पर सवार 
कहीं दूर जा रहा था । मार्ग में उसे एक राहट ( िलाऊंक्षा 
५७०८) ) मिला । आप जानते हैं कि भारतवप में प्रथिवी से 
पानी निकालने के लिये एक प्रकार की रहट होती है, जिसे 
हम परशियन व्हील ( टाऊंधा) ८८) ) कहते हैं। जब रहट 
द्वारा पानी कुआँसे निकाला जाता है; तब एक प्रकार का 
शब्द होता है । जब रहट द्वारा पानी कुएँ से निकल रहा था, 
तब यह मनुष्य अपना घोड़ा वहाँ पानी पिलाने को ले गया । 
घोड़े को उस प्रकार के शब्द सुनने का अभ्यास न था, इस- 
लिये वह उसे सुनकर चमका ओर उसने पानी न पिया | 
जो किसान उस रहट को चला रहे थे, उनसे उस घुड़सवार 
ने वह शब्द बन्द करने को कहा । किसानों ने रहट को बन्द 
कर शब्द बन्द कर दिया । शब्द तो बन्द हो गया, पर शब्द 
बन्द होने के साथ-साथ जल का आना भी बन्द हो गया । अब 
पीने को घोड़े के लिये जल ही न था । घोड़ा पानी के कंड 
की ओर बढ़ा, पर वहाँ पानी बिलकुल था ही नहीं । इस पर 
यह घुड़सवार उन किसानों से यों मुखातिब होकर बोला--“ऐ 
विचित्र किसानो ! तुम अजीब आदमी हो ! मेंने तो तुम्हें 
शब्द बन्द करने को कहा था, पानी बन्द करने को नहीं, 
तुम लोग परदेशी पर इतनी कृपा भी नहीं करते, जिससे वह 
अपने घोड़े को पानी पिला सके १” किसान बोले:--“महाराज |. 
हम लोग हृदय से आपकी सेवा-सुश्रूषा करना चाहते हैं, और 
आपके घोड़े को पानी देना चाहते हैं, किन्तु आपका कहना 


६६ स्वामी रामतीर्थ जिल्द तीसरी 


मानना हमारे सामथ्य से बाहर है । हम आपका कहना कर 
नहीं सकते । यदि आप पानी चाहते हैं, यदि आप अपने घोड़े 
को पानी पिलाया चाहते हैं, तो शब्द के होते हुए ही आप अपने 
घोड़े को पानी पीने को पुचकारिये; क्‍योंकि जब हम शब्द बन्द 
करते हैं, तो पानी भी वहीं रुक जाता है, अर्थात्‌ पानी भी प्राप्त 
होने से रह जाता है, पानी तो नित्य इस शब्द के साथ-साथ 
ही आता है ।” इसी प्रकार राम कहता है कि अगर आप वेदान्त 
का अनुभव करना चाहते हैं, तो सब प्रकार के शब्दों (कोलाहल) 
के बीच में, भाँति-भाँति के कष्टठों ( मंझटों ) के बीच में ही उसे 
कीजिये । इस जगत्‌ में आप कभी ऐसी स्थिति में अपने 
को नहीं पा सकते, जहाँ बाहर से कोई शब्द ( खटखट ) 
या दुःख-मंभट न हों । चाहे आप हिमालय के शिखरों पर 
जाकर रहें, वहाँभी अपने गिदे आप मंमट पायंगे। चाहे 
आप अशिष्ट ( जंगली ) पुरुषों के समान रहें, वहाँ भी अपने 
गिदे आप मंमर्टे पायेंगे । जहाँ जी चाहे आप जाय; दुःख- 
मंभकट आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपका पीछा कभी नहीं 
छोड़ेंगे, ये सदा आपके साथ होंगे । यदि आप बेदान्त का 
अनुभव करना चाहते हैँ, तो जब आपके इद्‌-गिद मंकट- 
रूपी रहट का शब्द खूब जारी हो रहा हो, तभी उसे करिये। 
जितने महापुरुष हुए हैं, वे सब के सब अपमानकारी (वा 
तुच्छ निराशा-जनक ) परिस्थिति ओर दशा के होते हुए ही 
हुए हैं; वास्तव में जितनी अधिक कष्ट भरी दशा होती है ओर 
जितनी अधिक कठिन (वा कष्ट-साध्य ) परिस्थिति होती है, उतने 
ही प्रबल मनुष्य ओर उत्तने ही अधिक बलवान लोग हो जाते 
, हैं, जो उन अवस्थाओं में से निकलते हैं | अतः इन वाद्य दु:खों 
ओर चिन्ताओं को आनन्द से आने दो | ऐसे अड्जोस-पढ़ोस में 
ही वेदान्त को व्यवहार में लाओ। ओर जब वेदान्त-तस्त में 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ६७ 


रहने लगोगे, अर्थात्‌ जब वेदान्त आपके आचरण में आ जावेगा, 
तो आप देखोंगे कि ये अड़ोस-पड़ोस ओर अवस्थार्य आपसे 
हार सानेंगी, आपके आगे सिर क्ुकायेंगी, आपके अधीन हो 
जायेंगी, ओर आप उनके स्वामी बन जाओगे । क्या यह्‌.समाज 
है, जो हमें नीचे गिराता है ? क्‍या यह दुनिया है, जो हमें नीचे 
दबाए रखती है ? नहीं, आप तो इस दुनिया में रहते ही नहीं । 
प्रत्येक व्याक्ति तो अपनी ही रचित छुद्र दुनिया में रहता है। 
कितने थोड़े ऐसे पुरुष हैं, जो इस संसार में रहते हैं ? इस विशाल 
संसार में बहत ही थोड़े मनुष्य रहते हैं; आप तो अपनी रचित 
छोटी सी दुनिया में रहते हैं। आप लोगों ने अपनी-अपनी 
क्लुद्र व्यक्ति के चारों ओर अपनी-अपनी दुनिया बना ली है। 
कितने ऐसे लोग हैं, जो छोटे से घरेलू बृत्त से परे कुछ नहीं 
जानते। कितने ऐसे लोग हैं, जो अपनी जाति की सृष्टि के बाहर 
कुछ नहीं जानते । कितने ऐसे लोग हैं, जिनको अपने पतिब्पत्नी 
या बाल-बच्चों की रचित छोटी सृष्टि के बाहर कुछ मालूम 
नहीं । कम से कम आप इस विशाल संसार में तो रहिये इन 
छोटी सी तुच्छ दुनियाओं से तो ऊपर उठिये। यह विशाल 
( विस्तृत ) सृष्टि तो आपको नीचे नहीं दबाए रखती; ये आपकी 
अपनी ही रचित छोटी-छोटी सृष्टियाँ हैं, जो आपको नीचे दबाए 
रखती हैं; यदि आप इस (छोटी सृष्टि ) से ऊपर उठ सकें, 
तो सारी दुनिया आपके अधीन हो जायगी आपके आगे हार 
मान लेगी | । 

बस्तुतः कम क्या हूँ, इसको विचारने से हमारे निज निर्मित 
छुद्र संसार का उदाहरण मिल जायगा। आप कहते हैं कि हम 
अति प्रवृत्त रहते हैं, और राम ने इस देश में लोगों को समयाभाव 
की शिकायत करते देखा हैं) यद्यपि राम को यह देखकर हँसी 
मालूम हो रही हे कि लोग अपनी सारी ज़िन्दगी तो समय का 


हद स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


खन करते ( वक काटते , फिरते हैं, ओर तिस पर समयाभाव 
की शिकायत करते हैं । उन्हें वक्त तो इतना काफ़ी मिलता है 
कि उनके सिर-भजा पर वह भारू हो जाता है, ओर फिर भी वे 
कहते “हें--“हमारे पास समय नहीं।” आप अपने संकल्पों से 
समय खो रहे हैं, आप समय नष्ट कर रहे हैं, ओर फिर 
भी कहते हैं कि “समय नहीं है।” यह केसी बात है ? कम के 
रूप के विषय में जो श्रम आपको हो रहा है, वही आपकी 
शिकायत का कारण है। आप “कम! उसको कहते हो, जो 
वास्तव में “कम नहीं है। भिन्न-भिन्न लोग कम की भिन्न-भिन्न 
परिभाषा करते हैं। विज्ञान या यन्त्र-विद्या ( ४८८॥८॥।०५ ) के 
लेखक कम की एक प्रकार परिभाषा करते हैं, ओर हम लोग 
दूसरी प्रकार । उनके मतानुसार आप यदि सम धरातल ( मैदान ) 
पर चल रहे हों, तो कोई कर्म ( वास्तव में ) नहीं कर रहे; अथवा 
गेंद यदि चिकनी ( साफ़ ) समतल भूमि पर लुढ़क रहा हो, तो 
बह ( वास्तव में ) कोइ कम नहीं कर रहा है । आप जभी कम 
करते हो, जब चढ़ाई पर ऊपर चढ़ते हो; जब आप सम घरातल पर 
चलते हो, तब कोई कम (वास्तव में ) नहीं करते हो, यह विचित्र 
ढँग कम की परिभाषा करने का है। अध्यात्म-शास्र कम की 
परिभाषा दूसरी रीति से करता है । अध्यात्म-शात्र के अनुसार 
शआ ्राप तभी कम करते होते हो, जब आपका मन उस कम में प्रवृत्त 
है; पर यदि आप कोई कर्म (हाथ से तो ) कर रहे हो और 
झापका मन उसमें लगा नहीं है, तो आप वास्तव में कर्म नहीं कर 
रह । आप श्वास लेते हो, किन्तु अध्यात्म-शासत्रानुसार श्वास 
लेना कोई कम नहीं है; खून आपकी नाड़ियों में बह रहा है, यह 
एक हिसाब से तो कम है, किन्तु अध्यात्म-शाखज्ञों के मतानुसार 
यह कम नहीं । अध्यात्म-शाखवेत्ता “कमें वास्तव में क्‍या हे!” 
इसके दिखलाने के लिये एक बड़े माक का उदाहरण देते हैं: -- 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ६६ 


एक पुराना अभ्यासबृद्ध योद्धा था, जो सेनिक शिक्षा और 
क्रवायद में इतना अभ्यरत था कि डिल ( क़बायद ) की क्रियाएँ 
उसके लिये स्वाभाविक हो गई थीं, अर्थात्‌ वह क़वायद की 
क्रिया यन्त्रवत्‌ क्रिया करता था । दूध का भारी मटका या 
कुछ ओर खाद्य बस्तुएँ हाथ में लिये यह ( योद्धा ) बाज़ार में जा 
रहा था । वह अपने हाथों में या कन्धों पर भारी घड़ा € दूध का ) 
ले जा रहा था। वहाँ बाज़ार में एक पक्का मसख़रा आ पहुँचा । 
उसने चाहा कि यह सब द्रघ या अन्य र्वादिप्ठ खाद्य पदार्थ 
( उसके हाथ वा कंधे पर से ) नाली ( मोरी ) में गिर जायेँ। 
अतः वह मनुष्य एक किनारे खड़ा हो गया. और वहीं बोल 
उठा “अटेनशन ' अटेनशन !! ( 8७ा६0॥, क्रशातएंणा 
सावधान हो ! सावधान हो !! )।” आपको मालूम है कि जब 
हम अटेनशन (४४८०(४० ) कहते हैं, तो हाथों को नीचे 
गिर जाना चाहिये । इस अभ्यासवृद्ध योद्धा ने ज्यों हं। कि बह 
शब्द “अटेनशन! मुना; त्यों ही उसके हाथ स्वतः नीचे गिर गये, 
ओर सब दूध या अन्य बस्तुएँ, जो उसके पास थीं, नाली में 
गिर गई । बाज़ार में सभी राही और दुकानदार इससे पेट भर 
हँसे । आप देखते हैं कि जब उसने अटेनशन ( सावधान ) का 
शब्द सुना, तत्काल उसने हाथ नीचे गिरा दिये । परन्तु अध्यात्म- 
शास्त्र के कथनानुसार उसने कुछ काम नहीं किया, ऐसा कम तो 
स्वाभाविक कम ( 7८९४ ४०८(४०७॥ ) कहलाता है । स्वाभाविक 
कम कोई कम नहीं है, क्योंकि मन उसमें नहीं लगा होता । 

अब राम आपसे केवल पूछता है कि “कृपा करके बताइये, 
आप चोबीस घंटे में कितना 'काम' करते हैं ?” जब आप खाना 
खाते हैं, तो क्या यह “कर्म' है ? नहीं। जब आप ओर बीसियों 
काम करते हैं, तो जिस अथ में अध्यात्म-शाखत्र कर्म की परिभाषा 
करता है, आप उसी अथ में क्या 'कम' करते हैं ? जब आप 


७० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


टहल रहे हैं, तो क्या “कम” कर रहे हैं ? ओर भी अनेक काम 
जिनके नाम लेने की राम को आवश्यकता नहीं, जब आप करते 
हैं, तो क्‍या आप “कम! करते हैं ? नहीं, कदापि नहीं । आपका 
मन वा ध्यान ( उस काम में ) लगा नहीं था। जो काम आपके 
हाथ में है, यदि आपका मन वा ध्यान उसमें नहीं है, तो आप कर्म 
नहीं कर रहे । आप केवल आलपस्य में समय काट रहे हैं । कया 
आझाप उस समय को नहीं बचा सकते ? क्‍या आप उसका उपयोग 
नहीं कर सकते ? किन्हीं कामों में हमारा मन पूर्ण लग जाता है, 
ओर कुछ काम करते समय हमारा मन आधा लगता है। जिस 
काम में आपका मन वा ध्यान आधा लगता है, आप आधा कम कर 
रहे हैं, अपना बाक़ो आधा ध्यान आप उपयोग में ला सकते हैं; 
ओर जब आपका ध्यान नितान्त अप्रवृत्त ( कम-काय-शून्य ) है, 
तब आप अपने पूण ध्यान को काम में लगा सकते हैं। इस 
प्रकार अपने मन के ध्यान ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ) का उपयोग कर 
आप अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। अपने अप्रवृत्त 
(४८०४०४८८) ध्यान का उपयोग न कर जितना काम आप दिन 
भर में कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा अधिक कर्म ( आप ध्यान 
के उपयोग से ) कर सकते हैं । 

इसे अब एक दूसरे उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है। 

दो लड़के, जो आपस में मित्र थे, एक बार रास्ते में पररपर 
मिले । एक ने अपने मित्र से आग्रह किया कि वह उसके साथ 
चच ( गिरजाघर ) चले, ओर वहाँ उपदेश अ्थात्‌ कोई गान 
अथवा अन्य कुछ सुने। दूसरे ने खेलने का इस प्रकार अनुरोध 
किया कि “गिरजाघर जाने ओर वहाँ शुष्क स्वर भरा उपदेश 
” सुनने में समय नष्ट करने की क्‍या आवश्यकता ? हम लोगों 
के लिये खेलना कहीं अच्छा होगा ।” बे दोनों सहमत न हुए, 
इसलिये एक तो गिरजे को चला गया; ओर दूसरा खेलने की 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ७१ 


धुन में निकला | परन्तु जो लड़का गिरजाघर को गया; जब 
पादरी साहब के सामने उपस्थित हुआ, ओर पादरी साहब का 
उपदेश न समझ सका, उस उपदेश के एक वाक्य से भी आनन्द 
न उठा सका; तब ,बह गिरज में आने से पछताया, ओर॑ क्षीण- 
चित्त हुआ; तब बह खेल-भूमि की याद करने लगा कि दूसरे 
लड़के के साथ कितने लड़के खेल में शामिल हुए होंगे, ओर खेल 
रहे होंगे । पूरे दो घंटे वह गिरजे में रहा, परंतु बराबर उसका मन 
खेल-भूमि ()99-ए70पा१0) में ही लगा रहा। उधर दूसरा लड़का 
जो खेल-भूमि को गया, उसे अपने मन के लायक़ ( अपनी रुचि 
का ) साथी न मिला, कोई ऐसा लड़का उसे न मिला, जो उसके 
साथ खेल सके । वह अकेला रह गया, इससे उदास हो गया । 
बह गिरजा जाने को सोचने लगा। फिर चित्त में सोचने ख्षगा 
कि गिरजा जाने का अब समय नहीं रहा। वह ( चाहे शरीर से ) 
खेल-भूमि में था, किन्तु उसका मन बराबर गिरजाघर में लगा था। 
( इसलिये चित्त से ) बह उतने समय बराबर गिरजाघर में रहा । दो 
घंटे के बाद दोनों लड़के पररपर रास्ते में पुनः मिले । एक ने कहा 
“झुमे गिरजा न जाने का अफ़सोस है”, दूसरे ने कहा “मुमे 
खेल-भूमि में न जाने का खेद है।” यद्दी प्रतिदिन हर जगह 
मनुष्यों के साथ होता है। जहाँ आपका शरीर होता है, बहाँ 
आपका मन नहीं रहता । कितने ऐसे लोग यहाँ हैं, जिन्होंने आज 
व्याख्यान सुना है ? बहुत ही थोड़े अपने आपको (चित्त से ) इस 
हाल ( कमरे ) में रख सकते हैं; मन तो उड़ भागता है; मन या 
तो बच्चे के साथ या किसी अन्य मित्रों के साथ होता है; मन 
एक जगह से दूसरी जगह, एक विषय से दूसरे विषय में 
भटकता फिरता है। अध्यात्म-शास्र के अनुसार आप जी: 
काम करते हो, जब मन उसे करता है। किसी समय आपका 
शरीर तो कोई काय विशेष करता होता है, पर आप 


७२ स्वामी रामतीर्थ ज़िल्द तीसरी 


उसे नहीं करते होते । अक्सर जब आपका तन तो गिरजाघर 
में होता है, जब आप (मुह से तो ) प्राथना करते होते हैं, 
जब आप ( कानों से तो ) व्याख्यान सनते होते है, पर 
( वास्तक्ष में ) न आप व्याख्यान सनते हैं, न प्राथना करते 
हैं ओर न गिरजे में ही रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 
शाप शरीर से तो बाज़ार में हें, आप शरीर से तो टहल रहे 
हैं, पर ( चित्त से ) वास्तव में आप इश्वर से युक्त हो रहे 
हैं। आपका मन इेश्वर के साथ होता है। अक्सर ऐसा 
हुआ है कि जो लोग दुष्कम ओर पाप ( अपराधों ) के 
अपराधी ठहराये गये; वे वास्तव में धार्मिक ( इश्वर-भक्त ) 
ओर पवित्रात्मा थे, उनका मन ईश्वर से तन्‍्मय था। अक्सर 
ऐस! होता है कि जो लोग पविचन्नात्मा और शुद्ध ( साधु ) सममे 
जाते हैं, उनके मन मलीन होते हैं । अक्सर हम दुष्टों की उन्नति 
होते देखते हैं । वेदान्त कहता है कि उन लोगों की यह दुष्टता 
नहीं है जो उनकी उन्नति वा वृद्धि कराती है, किन्तु वे चित्त से 
इश्वर में वास किये होते हैं । इसलिये लोगों के केवल बाह्म 
कर्मो से आप कोइ परिणाम मत निकालें । यदि कोई मनुष्य 
चोरी वा खनन करता है; तो उसे आपको घृणा की रष्टि से नहीं 
देखना चाहिये । 

राम अब आपको भारतवष के एक बड़े नामी चोर की 
अपने मुख से कही कहानी सुनाता है । राम उस समय निरा 
बच्चा था; ओर उसने उस नामी चोर को अपने मित्रों से यह 
कहानी कहते सुना था; किन्तु राम उस मोक़े पर वहाँ स्वयं 
मौजूद था; राम उस समय अपने ग्राम के जंगल में था, वह 


दर बहुत छोटा सा था | छोटे लड़के को कुछ न सममकर चोर 
ने इस छोटे बालक की मोजूदगी में ( अपने मित्र से कहने में ) 
कुछ न छिपाया, और खुले दिल से सारी कहानी कह डाली । 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ७३ 


इस कहानी से आप पर इस सारे विषय का रहस्य खुल 
जायगा । जिस प्रकार एक बार वह धनिक के घर में घुसा और 
वहाँ से जवाहिरात चुराकर भागा था, उसे उंस चोर ने वणन 
किया । चोर ने कहा कि “जों जवाहिरात उस धथनिक' ने हाल 
ही में लाकर अपने घर में रक्‍खे थे, उसका किसी प्रकार से 
मुझको पता लग गया | उसके घर में में घुसने को तो चला; किन्तु 
इसका कोई उपाय वा तरीक़ा न सूक पड़ा | बार-बार सोचने पर 
मेंने राह निकाल ली। मेने देखा कि घर के पास ही एक बड़ा 
भारी वृक्ष है, ओर वह वृत्त घर की तीसरी मंजिल की खिड़की 
के ठीक सामने हैं, तब मैंने रात को अँधेरे के समय उस पेड़ 
पर एक भूला डालने की युक्ति सोची, उस पेड़ की चोटी पर 
एक रस्सा डाला; और एक प्रकार का भूला बना लिया, ओर 
उस भूले पर में भूलने लगा; इस प्रकार उस गरम देश.अमें में 
कुछ काल तक लगातार भूलता गया | गरमी की ऋतु थी। और 
यह मुझे मालूम था कि घर के लोग पाँचबीं छत पर सोये हुए हैं, 
वे तीसरी छत पर नहीं हैं । जब भूला ( भूलते-भूलते ) खिड़की के 
पास पहुँचा, तो मेने चटाक एक लात मारी; फिर दूसरी लात 
मारी, और तीसरी लात पर खिड़को के किवाड़ू फट से खुल 
गये । इस प्रकार सातवें, आठवें प्रयन्न के बाद जब खिड़की के 
किवाड़ खुलकर पीछे गिर गये; तब में घर में जा घुसा । मेरे पास 
वहाँ कुछ रस्से थे, मेने उन रस्सों को नीचे लटकाकर अपने दो 
या तीन साथियों को ऊपर खींच लिया | तब में अपने चित्त में 
सोचने लगा कि कहाँ जवाहिरात के मिलने की संभावना हो 
सकती है। मेंने मन को एकाग्न किया; उस एकाग्रता में मरा मन 
निताम्त निमग्न हो गया | उस समय मेने मन में कहा कि लोग 
अपने जवाहिरात ऐसी जगह पर नहीं रुखते, जहाँ चोरों को 
उसके मिल जाने की सम्भावना हो सके | लोग. जवाहिरात को 


७ स्वामी रामतीथ ज़िल्द तीसरी 


ऐसे स्थान' पर रखते हैं, जहाँ से दूसरों को उन्हें पा सकने की 
किख्ित्‌ सम्भावना न हो सके । वहाँ में एक ऐसी जगह खादने 
लगा, जहाँ उनके पा लेने की किख़ित्‌ संभावना थी | जवाहिरात 
जमीन में गड़े थे । उन दिनों भारतबष में यही. तरीक़ा था झौर 
कुछ लोग आजकल भी वहाँ ऐसा ही करते हैं, परंतु अब बहुत 
अपने रुपये को बंकों में रखने ज्ञग पड़े हैं। लोग अपने घन 
को भूमि में गाड़े रखते थे। मेंन वह्‌ द्रव्य पा लिया और तब 
मैंने सीढ़ियों से एक आवाज़ सनी ।” उस समय अपने मन 
की हालत का वर्णन जो चोर ने किया, वह राम भूल नहीं 
सकता । चोर ने कहा कि “जब में ओर मेरे साथियों ने धन 
पाते ही आवाज़ सुनी, तो उस आवाज़ ने हमारे शरीर में एक 
केंपकंपी सी डाल दी | हम लोगों की सारी देह कॉपती, 
थरथराती, भयभीत होती चूर-चूर हुई जाती थी; हम लोग 
सिर से पेर तक थरथरा रहे थे । तब मेंने कहा कि ( जान पड़ता 
है ) शायद यह मृत्यु की घड़ी है। हमने अपने आपको मृतवत्‌ 
पाया, ओर उस समय हम कह रहे थे कि अब एक नन्‍्हा सा 
मूसा आकर भी हमारा खातमा कर सकता है ।” वह आवाज़ 
वास्तव में केवल मूर्सो की आबाज़ थी | तब चोर ने कहा कि 
“में उत्त समय पछताया, ईश्वर से प्राथना की, ओर अपने 
शरीर का ध्यान छोड़ इश्वर के आगे नितान्त आत्म-समपंण 
कर दिया । तब मेंने आत्म-समर्पण किया, पश्चात्ताप कर ईश्वर 
से क्षमा-प्राथना की, ओर उस समय में समाधि-अवस्था में था, 
जहाँ मन मन नहीं था, जहाँ सब स्वार्थ दूर हो गये थे। 
उस समय में ओर मेरे साथी एक अति विचित्र और बहुत 
“अशश्वय-जनक मानसिक स्थिति में थे। उस समय मैंने प्रार्थना 
की कि दे भगवान ! मेरी रक्षा करो, में योगी हो जाऊँगा, में 
संन्यास ले लूँगा, मैं साधु बन जाऊँगा, मैं अपना सारा जीवन 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ७४ 


आपकी सेवा में अपण कर दूँगा; हे प्रभो ! मुझे बचाओ, मेरी 
रक्षा करो ।! यह बड़ी ही उत्सुकता-पूण मार्मिक प्राथना थीः 
बड़ी ही सच्ची विनय थी, जो मेरे हृदय की तह ओर अन्‍न्तः- 
करण से निकल रही थी | वह प्राथना मेरे सारे तन के भीतर 
से वा रोम-रोम के भीतर से गँज रही थी, में उस समय इश्वर- 
ध्यान में निमग्न था, फल क्या हुआ ? सब आवाज़ ठण्डी पड़ 
» अथात्‌ सब शब्द बन्द हो गया, आर में ओर मेरे साथी घर 
से साफ़ बाहिर निकल आये, ओर घर से सकुशल बाहिर आ 
गये ।” अब ध्यान दीजिये, बाह्य कर्मो से ही किसी के विषय में 
विचार मत स्थिर कीजिये; मंनष्य वह नहीं है, जो उसके बाह्य 
कम हैं, मनुष्य वह है, जो उसके भीतर विचार हैं । यह सम्भव 
है कि वेश्या के घर में रहनेवाला मनुष्य भी भीतर से साधु 
हो । हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध एक वेश्या के घर .में रहे 
थे, किन्तु वे निष्पाप थे। हम जानते हैं कि हज़रत इसा 
मेरीमेग्डलेन के घर रहे थे, जिस खत्री को लोग पत्थर से मारने 
जा रहे थे; किन्तु हज़रत ईसा इंश्वर थे। हमें मालूम हे 
भारत में भी क्राइस्ट के समान लोक-उद्धारक बहुत से हुए हैं, वे 
निन्दित जनों के साथ रहे थे; पर वास्तव में वे इंश्वर-स्वरूप 
थे। आदमी को उसकी संगत से मत जानिये, किसी मनुष्य 
पर केवल उसके कर्मो से ही अपना निर्णय मत दीजिये । किसी 
पर अपना विचार स्थिर ( शीघ्र ) मत करें। मनुष्य वह है, जो 
उसके विचार हैं। अक्सर जेल में रहनेवाल लोग स्वगे में 
रहते हें | बनियन ( ]))$एण५४॥ ) ने जेल में ही अपनी पुस्तक 
( शिवा ० 20टरा८55 ) लिखी; मिल्टन ( 770) ) जब 
जेल में था और अन्धा हो गया था, तब उसकी महती रचना 
निकली; डेनीयल डी फ़ो ( 287772) 720 #* ०0९ ) ने जेल में ही 
रौबिन्सन क्र्सो ( !२००४४०॥ (7५४०९ ) लिखा; सर वाल्टर 


७६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


रेली ( 5॥ ४४४॥०/ २६ । ) ने जेल में ही अपन संसार के 
इतिहास ( [॥6 58807ए  ।|८ ४४०7४ ) की रचना की । 
हम चाहते हैं कि हमारा अड्ञोस-पड़ोस अमुक-अमुक प्रकार 
का हो,पर हम रहते वहाँ हैं, जहाँ हमारे ख्याल रहते हैं। 
अब हम मृत्यु अथांत जीवन में म्रत्यु की कथा की व्याख्या 
करते हैं । ध्यान से सुनिये । राम कहता है कि आपको 
सफलता आपकी सबसे अभेदता का फल-स्वरूप प्राप्र होती 
है । सफलता सदा आपके सदगुणों का फल है, परमात्मा में 
लीन और निमग्न होने का परिणाम है | यही बराबर होता 
है। चोर भी जब उस अवस्था को प्राप्त हुआ, तो सफल हुआ । 
( इस प्रकार ) आप लोग भी सफल होंगे। उस चोर की 
सफलंता उसकी वास्तविक, सच्ची ओर हार्दिक विनय-सम्पन्न 
स्थिति.( वृत्ति ) का परिणाम थी, जिस स्थिति में कि वह उस 
समय था । परमात्मदेव वा सवरूप में लीन व निमग्न होने से 
उसने जान लिया था कि धन कहाँ है । चोर सफल हुआ । पर 
चोर की सफलता भी वेदान्त को व्यवहार में लाने के कारण से 
हुई ' इससे प्रत्येक मनुष्य की सफलता सदा उसी कारण से 
होती है । हम लोग देखते हैँ कि वह चोर था; उसने चोरी की, 
जो बहुत बुरा था, क्योंकि दूसरों को लूटना पाप है, दूसरों 
को लूटना निःसन्देह समय पर उसे दण्ड देगा, उसके ऊपर 
आफ़त लायगा; ओर जो धन कि वह चोरी से पाता है, ओर 
जो पाप कम कि वह करता है, जो आध्यात्मिक समता 
( ॥4777079५ ) कि बह तोड़ता है, वह सब के सब अवश्य उस 
का नाश करेंगे; परन्तु हम देखते हैं कि चोर की भी सफलता 
स्वरूप के साथ एकता और अभेदता तथा परमात्मदेव में उस 
की लीनता का ही परिणाम है, अर्थात्‌ अपने शरीर-भाव के 
त्यागने का) क्षण भर के लिये शरीर से ऊपर उठने का; 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त '५७ 


देह-अध्यास छोड़न का, शरीर को सूली पर चढ़ाने का, ओर 
प्रि ( मांसपिण्ड ) को पददलित करने का ही परिणाम है । 
शारीरिक स्वार्थ पर विजय पाने से ही उसे सफलता मिली है; 
किन्तु चोरी को वृत्ति, जिसका वहाँ उपयोग किया गया, वह 
उस पर इंड-भय;' त्रास वा कँपकेपी ओर चकित वा विस्मित 
अवस्था लाई । हम भूल करते हैं, जब किसी मनुष्य को 
नितान्त बुरा समझ लेते हैं। यहाँ तक कि चोर में भी कुछ 
प्राथना, शील वा विनय-संपन्न वृत्ति और इंश्वर-भावना होती 
है। क्राइस्टों ( धम-निमित्त प्राण त्यागनेवालों ) धम-प्रचारकों 
( ॥3५५४०४७॥।८५ ), स्वामियों वा गुरुओं ( उपदेशकों ) में भी 
कुछ न कुछ बुरी वृत्तियाँ होती हैं । प्रत्येक मनुष्य में ( इन गुण- 
दाप का ) विचित्र मिश्रण ( तए९ए। ॥75%00/८ ) है । हम व्यक्ति 
विशेषों की पूजा करने में बड़ी भल करते हैं, जबकि उनके 
सदगुगों के साथ उनमे दगणां का होना भी स्वीकार नहीं 
करते; इसलिये श्रान्ति के बीच से सद्दा सत्य को छाँट निकालने 
का प्रयन्न की जिये । 
वतमान दशा ( स्थिति ) में मनुष्य अपने आत्मा का अनुभव 
कैसे कर सकता है ? इसका उत्तर र्वयं मनुष्य की प्रकृति पर 
निभर है। मनुष्यों का इस संसार में साधारण रूप से तीन 
प्रकार के स्वभाव वा चित्त को दृष्टि से विभाग किया जा सकता 
है । कुछ ऐसे हैं, जिनके चित्तों की दशा अस्थिर वा चंचल- 
स्वभाव ( ध7580० ० (तृफआ।एए) ) हे । कुछ ऐसे हैं, जिनके 
चित्तों को एकाग्रता, जिनके चित्तों की शान्ति स्थिर-स्वभाव 
( उावाए एतपांती गि पा) ) वाली हे । कुछ ऐसे हैं, जा नित्य 
उभयसामान्य अरथांत्‌ सम स्वभाव ( ॥०एम्ा सतूपॉतिगरियपाए ) 
हैं। अस्थिर-स्वभाव वा अस्थिर-स्थिति क्‍या है? अपनी हयेंली 
पर पेंसिल को इस प्रकार रक्खो, ( यहाँ स्वामीजी ने अपनी 





८ स्वामी रामतीर्थ जिल्द तीसरी 


हथेली पर पेंसिल सीधी खड़ी की » यह कभी नहीं ठहरेगी ( खड़ी 
रहेगी ), एक आध पल यह शायद ठहरी रहे ( खड़ी रह जाय ), 
नहीं तो पवन का हरएक भकोरा इसको नीचे गिरा देगा । 
इसे अस्थिर-स्थिति कहते हैं। पेंसिल को उस प्रकार रक्खो ( यहाँ 
पर स्वामीजी ने पेंसिल को अपनी अंगुलियों के बीच पकड़ा ओर 
पैंड्लम ( १९०१०४० ) के समान लटकाए रक्‍खा ), यह ठहरी 
हुई वा स्थिर है; किंतु पेंड्लम ( लटकती हुईं ) होने के कारण 
यह कुछ काल तक हिलती रहेगी, फिर कुछ काल के बाद ठहर 
जायगी । स्थिरता चाहे भंग हो जाय, किन्तु पुनः स्थिरता प्राप्त 
हो सकती है। पर उस पूव दशा में स्थिरता पुनः प्राप्त हो नहीं 
सकती । किन्तु इसके सिवा तीसरी स्थिति एक ओर होती है । 
पेंसिल को इस प्रकार रक्खो ( यहाँ स्वामीजी ने पेंसिल को 
मेज़ पर रख दिया ), यह स्थिर है। इसे उस ग्रकार से ( टेबल 
पर )' रकखो, यह स्थिर है| यहाँ ( टेबल पर ) जहाँ कहीं तुम 
पेंसिल को रक्‍खो, यह स्थिर है । यह सदा स्थिरता की दशा में 
है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग हैं, जिनके चित्त लगातार क्षुभित 
ओर हर वक्त वित्षिप्त हैं, वे कभी स्थिर नहीं हो सकते, कभी 
स्थिर दशा में नहीं रह सकते । बाह्य स्थिति उनको स्थिर कर देती 
है, वे पुनः विक्तिप्त ( अस्थिर ) हो जाते हैं। कुछ ओर लोग हैं, 
जिनके चित्त प्रायः शान्त, स्थिर ( एकाग्न वा ध्यानावस्थित ) 
ओर निश्चल रहते हैं, पर एक बार विक्षिप्त होने पर घंटों 
बहुत देर तक छ्ुभित वा भ्रमित रहते हैं। ओर इस जगत्‌ में 
बहुत से लोग इसी स्वभाव के हैं। आप बाज़ार में टहल रहे हैं, 
कोई आदमी आता है; आपसे हाथ मिलाता है, अर्थात्‌ राम 
राम करता है, ओर कुछ ऐसे बचन कह जाता है, जो स्तुतिमय 
वां प्रिय नहीं हैं, किन्तु कटाक्ष ओर निन्दा भरे हैं । बह तो 
चला जाता है, किन्तु अपना काम कर जाता है, और रिमाक 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ७६ 


पास करके चल बनता है। उस विक्षेप का प्रभाव घंटों रहता है, 
बल्कि कभी-कभी तो दिनों, हफ़्तों, महीनों ओर वर्षों तक 
बना रहता है। उस रिमाक ( वचन ) का असर बना रहता है; 
अर मन डॉबाडोल भ्रमित रहता है, एक बार विक्षिप्त होने 
पर बराबर हिले*जाता ओर इधर-उधर भटकता फिरता है 
ओर मन की यह अवस्था, मन की यह डॉँवाडोल स्थिति 
आपका जीवन नष्ट कर देती है, ओर आपका सारा समय हर 
लेती है । अब ज़रा ध्यान दीजिये, कामों या बातों ने तो बहुत 
समय न लिया, कम तो प्रथम क्रिया वा चेष्टा थी; जो मन को 
दी गई, किन्तु उसके उत्तर-फल, या यों कहो कि आपके अपने 
मन की डाँवाडोल स्थिति ही आपके जीवन को हर लेती है। 
यदि आप मन की ये विचिन्न चंचलता रोक सको, यदि आप 
भीतर के विक्षेप पर विजय पा सको) यदि आप मन की लगातार 
श्रान्ति, स्फुरण वा धड़कन ओर संशय विपय्यय को वश में कर 
सको, वा उनका निग्रट कर सकों, यदि आप इस मन को 
अधीन कर सको, तो आपका जीवन लाखों मनुष्यों के जीवन 
के बराबर हो जाय | आपके जीवन के तीस वष भी सहस्ीरों 
बष के तुल्य हो सकते हैं। आप अपने मन वा चित्त के रोग 
की ओर, वा उस आध्यात्मिक रोग की ओर जिससे कि आप 
हानि उठा रहे हैं, ध्यान दीजिए। उस रोग को जानिये ओर 
उसका इलाज कीजिये। आपके मन का रोग चंचल-स्वभाव है, 
जब कोई ( ऐसी-बैसी ) बात हो जाती है, मन भय ओर 
प्रसन्नता के बीच-बीच डॉबाडोल फिरता रहता है, अर्थात्‌ मन 
भ्रम ओर भय के चंगुल में व्यथ फँसा रहता है, न प्रसन्न होने 
पाता है ओर न निभय ! ऐस लोग पेंडूलम-स्वभाव-मनुष्य होते 
हैं । अब तीसरे प्रकार के मनुष्यों को लीजिए, वे मनुष्य वीर ओर 
मुक्त पुरुष होते हैँ | ये वे लोग हैं, जिनके चित्त किसी प्रकार की 


८० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


परिस्थिति से विक्षिप्त नहीं होते, चाहे कोई ही बात उनके सामने 
हो, वे शान्‍्त ओर निश्चल रहते हैं; चाहे घुरते हुए सागर की 
उछलती हुई लहरों . तरंगों ) में उन्हें रख दो, वे वेसे के 
बसे रहेंगे; चाहे उन्हें युद्ध में रख दो, तब भी बेसे के वैसे ही 
रहेंगे । आप उनके मित्र हैं, आज उनसे आप बातचीत करें) 
ओर उन्हें सब प्रकार को बातें कह डालें ( अर्थात्‌ कटाज्ञष वा 
उपालंभ लगा लें ), वे उनका प्रत्युत्तर नहीं देंगे। जिस क्षण 
आप उनसे अज्ञग होते हैं, उनका चित्त पूजबत बसा का 
वेसा ही शुद्ध, पवित्र ओर हरा-भरा है। एक निरासक्त वा मुक्त 
पुरुष के साथ आप हज़ारों वष रहें ओर चले जायें, इससे 
आप उनके चित्त में किख्ित्‌ विक्ेप न डाल सकेंगे। ते ठीक 
दपणवत्‌ होते हैं, जेसे दपण आपका मुखड़ा आपको वापिस 
दिखलाता है । आप जानते हैं कि दपंण आपके मुख 
का ठीक-ठीक चित्र तो नहीं खींचता । यदि कुंडन आप 
के बायें कान में है, तो दपंण में दायीं ओर के कान में आप 
उसे पाएँगे । इसी प्रकार दायाँ बायाँ हो जाता है बायाँ दायाँ 
होता है। आप सेकड़ों वष दर्पण के सामने रहें, दपेण सकड़ों 
वष तक आपको वसा हो दर्शाता रहेगा। दर्पण को अलग 
कर दें, दपण तब भी वैसा का वेसा ही है; ऐसा ही ज्ञान- 
वान्‌ मुक्त पुरुष का हाल है। वह ऐसा है, जिस पर बाहिर के 
दूषण अपना चिह्न नहीं छोड़ सकते ( अथांन्‌ उसे दूषित नहीं 
कर सकते ), जिसको कोइ भी दृषित वा कलकझ्लित नहीं कर 
सकता और जो नित्य स्वतंत्र बा असंग रहता है । आप आय 
अर चाहे सारा समय उसकी स्तुति करके चले जायें, तो 
आपके पीछे. उसका चित्त उस स्तुति की जुगाली नहीं 
करता रहेगा ( अथात्‌ चित्त उस स्तुति को पुनः-पुनः ध्यान म 
लाकर फूलता नहीं रहेगा )। आप श्रायें ओर चाहे गुणदोष 


जिल्द तीसरी निश्चल चित्त ८१ 


विवेचक दृष्टि से और चाहे छिद्रान्वेषी वा कुटिल दृष्टि से उस 
पर दोष लगा जायें; आपके चले जाने के बाद वह आप के इस 
दोष-निरूपण वा छिद्वान्वेषण को बार-बार ध्यान में नहीं लावेगा । 
असंग, निःसंग हुआ वह अपने आत्मा में निश्चय रखता है। 
अब राम कहता है कि यदि आप वेदान्त को ठीक-ठीक पढ़ें 
ओर उसकी शिज्ञा को नित्य अपने सम्मुख रकक्‍खें, प्रणव 
या अन्य कुछ चिह्नों द्वारा अपने भीतर के बोध के साथ, 
अपने भीतरी विचारों से ठीक आर में लग कर आप अपने 
इश्वरत्व का ध्यान करें, ओर नित्य अपने सत्य स्वरूप को: 
सम्मुख रक्‍खें, तो आपका चित्त यदि वह शुरू से अस्थिर 
वा चंचल स्वभाव ( प7७७०!९ ८व्णरंपग ) है, तो स्थिर 
स्वभाव ( 5६४0!९ €वृणां॥0पंघा) ) हो जायगा, ओर यदि 
वह (शुरू से ) स्थिर ब एकाग्र स्वभाव है, तो बह दर्जे 
ब दर्ज समता ( 7०००] ८पृणां)णांणाए ) को प्राप्त कर लेगा; 
ओर यह वेदान्त। यह सच्चाई आपको हरदम अपने सम्मुख 
रखनी होगी । इस अवस्था में नित्य रहने के लिये राम अब 
आपको कुछ बाहिर के साधन व सहकारी उपाय बताता है। 
इसे आज़माओं और आप देखेंगे कि यद्यपि लोग इसका 
उपदेश नहीं करते, तथापि यह है एक विचितच्र उपदेश। आप 
यह देखेंगे कि जब लोग राम के पास आकर बातचीत करते हैं, 
कई समय दूसरों में छिद्रान्वेषण ( कुटिल ओर दोष-दृष्टि से 
छिद्रान्वेषण ) करके चले जाते हैं। आप जानते हैं, राम कैसे 
अपने आपको उनके विचारों वा उपदेशों से बचाये रखता है ९ 
इसमें नाना रास्ते हैं | एक रास्ता यह है कि आप यह छोटी पुस्तक 
जो अपने सामने देखते हैं, यह एक अड्भूत पुस्तक है, यह- 
पुस्तक एक ऐसे मनुष्य द्वारा लिखी गईं है, जिसकी बराबरी 
का मिलता नहीं है। यह मनुष्य प्रसिद्ध नहीं है। यह मलुष्य 


घर... द स्वामी रामतीथ जिर्द तीसरों 


भारतवष में पूजा नहीं जाता। यह पुस्तकशश्रीमद्भगवद्गीता के 
समान प्रसिद्ध नहीं है, यह श्रीभगवान कृष्ण से नहीं लिखी गई ; 
यद्द उस मनुष्य से लिखी गई, जो नाम और कीर्ति से अपरिचित 
था| किन्तु यह एक मनुष्य है, जो आपको समस्त क्राइस्ट्सू, 
कृष्ण, बुद्ध, सारे के सारे दे देता है। राम इस पुस्तक को लेता 
है, आप जानते हैं, यद्द संस्कृत में है, ओर जब इस पुस्तक में से 
एक पद्‌ राम पढ़ता है, तो जन्माजन्म के कलंक को तथा समरत 
हृदय-तल को धोने ओर साफ़ करने में यह काफ़ी होता है । यह 
तत्लण राम को हषान्माद ( ८८४८४५०, अत्यन्तानन्द ) की 
अबस्था में डाल देता है, यह छोटी सी पुस्तक, इस पुस्तक का 
एक पद राम के हृदय को हिला देता है ओर उत्ते उन्नत कर उसमें 
इेश्वरत्व का विकास कर देता है। यह पुस्तक नीच स्वभाव को 
नाश कर देती है, ओर तत्क्ण माया के पर्दे को फाड़ देती हैं। 
पुस्तक अपने पास रकक्‍खें, आप अपने पास कुछ ऐसे स्तोत्र रक्‍खें 
कि जो आपको वा आपके विचारों को उन्नत कर सकें, आप 
रूह फँक सकें, अर्थात्‌ आपको प्रवोधन कर सकें; आप अपने 
पास कुछ ऐसे भजन खखें, जो आपको तत्काल प्रबोधन कर 
सके; आप अपने पास ऐसी कविता रक्‍्खें जो आपको चोट 
लगावें वा इश्वर की ओर प्रेरें, आप अपने पास बाइबिल, समन 
अन दी मोट ६ 5शायण 07 (८ शै०प्रा ) रखें । श्राप 
अपने प्रिय ( रुचिकर ) लेखकों के पदों ( फ़िक़रों ) वा वचनों 
पर निशान लगायें, ऐसे पदों ( फ़िक्ररों ) पर कि जो आपकें रूह 
फूँक सकें, या ऐसी कोई बात पेदा कर दें कि जो आपके विचारों 
को ऊँचा करे। आप अपने पास एक छोटी नोटबुक रक्‍खें, जिसमें 


५ 
नली आन 5 बन + जज * ८ १० ५८ ५७ + न केलिलन +लसनो-क १५५०क>कपननननननी नमन पता नाना: गि 


# ऐंसा प्रतीत द्वोता है कि उस समय स्वार्माजी के पास अवधूत गीता थी । 


जिल्द तीसरी निशचल चित्त प३ 


आप ऐसे वचनों को जमा कर रक्‍खें कि जो आपको उत्तजित 
करें, आपको ऊपर उठावें, जो आपको ग्राथना वा उपासना- 
भाव से भर दें । आप इसी पुस्तक को रख लें, आप प्रसन्नता 
'से इस पुस्तक के अन्त में यह कषिता' लिख लें । “(00, ॥77्रण्ण 
क्‍5 709 ८प० ० ]०५”--“ओद ! मेरे हृष का प्याला ऊपर तक 
पूर्ण है,” यह कविता या ऐसी कोई बात जो सन्‍्मार्ग में आपको 
उत्तेजित वा उत्साहित करे आप इससें लिख लें, इसे आप हर 
वक़्त ठीक द्वाथ तले ( समीप ) रक्खें, और जब आप मित्रों से 
मिलकर हटें, या जब आप भिन्न-स्वभाव॑ संगत को छोड़ें, तब 
अपने मन को भटकने, वित्तिप्त वा सारा काल भ्रमित अवस्था 
में रहने देन के स्थान पर आप तत्काोज्त उस रूह फेंकनंवा ले 
उत्तजित वा प्रबोधन करनेवाले पद को ले लें, ओर उससे अपने 
चित्त को स्थिर वा सावधान करें । * 
साधारण रोग बता दिया है। राम ने साधारण रीति से मानुषी 
आध्यात्मिक रोग को आपके सामने रख दिया है। साधारण रोग 
(मन का ) यह चद्ल स्वभाव है। ओर राम ने आपको बता दिया हैं 
कि केसे हम मन को स्थिर व अचल रख सकते हैं । 

हम' इस विषय को अब दूसरे समय शुरू करेंगे । 


35 ठे#' |! 3 ।ऐ 


दुःख में इंश्बर 
[ ता० ८ फ़रवरी १६०३, रविवार के तीसरे पहर का भाषण | ] 
भ्ूलृष्यों को दुःख क्यों होता है ? जगत्‌ में दुःख का क्‍या 
कारण है ? इस प्रश्न पर आज तीसरे पहर विचार होगा। 
इतिहास की, अथवा पौराणिक प्रंथों में जो कुछ पढ़ा है, 
उसकी दृष्टि से, वा महात्माओं के वचनों ( यक्तियों ), एवं बुद्धि- 
मान पुरुषों की सम्मति की दृष्टि से, राम इस प्रश्न पर विचार 
नहीं करेगा । यह ठीक है कि इन बड़े-बड़े विद्वानों, लेखकों, महान 
विचारकों तथा ग्रन्थ-कर्तताओं ने सत्य ही कहा है, परम सत्य का 
जैसा रूप उनके अनुभव में आया, वेसा ही उन्होंने प्रकट किया 
है। परंतु जब तक आप स्वयं पूरी छान बीन न करेंगे और स्वयं 
अनुभव कर न देखेंगे, तब तक दुनिया के सब लेखकों की सारी 
रचनाओं को इकट्ठा करने से भी विशेष लाभ न होगा। राम 
केबल वही कहेगा। जो उसने निज अनुभव द्वारा देखा है, और 
जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप अनुभव द्वारा देख सकता है । 
आजकल लोगों में, बड़े-बड़े सज्ननों, इतिहासज्ञों वा बड़े-बड़े 
वैज्ञानिकों के प्रमाण देने की बहुत रुचि है।ओर जो वक्ता 
उन महान पुरुषों का प्रमाण दे सकता है, बही अधिक 
सम्मानित होता है। यह प्रवृत्ति आत्मघातिनी है। राम आपको 
अपने अनुभव की बातें कहेगा ओर यह बतलावेगा कि आप 
अपने अनुभव से क्या-क्या सीख सकते हैं । 
जगतू में दुःख का यह प्रधान कारण है कि “हम आन्‍्तरिक 
अवलोकन नहीं करते, हम स्वयं अपनी सम्मति स्थिर नहीं 


लिल्द तीसरी. दुःख में इश्वर प५ 


करते, बहुत-सी बातों को हम यों ही मान लेते हैं, हम अपने 
लिये सोचने का काम बाद्य शक्तियों के भरोसे छोड़ते हैं ।” 

हम लोग मीतर बेठकर नहीं देखते, अपने बल पर भरोसा 
नहीं रखते ; दूसरे जो कुछ कह देते हैं, उसे ही स्वयं-सिद्ध मान 
लेते हैं । मुहम्मद, बुद्ध ओर कृष्ण में विश्वास रखने के 
_ अतिरिक्त हम लोगों ने बेहिसाब अपूज्य देवताओं को गढ़ 
रक्‍्खा है; जिनके आगे हम सिर भुकाते हैं। एक बालक ही 
यदि हमारे आचरण की टीका-टिप्पणी कर डालता है, तो 
बस, उतना ही हमारी शान्ति को भंग करने के लिये, हमें कलश 
पहुँचाने के लिये काफ़ी है।हम दूसरों के विचारों, दूसरों 
की आलोचनाओं की हद से ज्यादा परवाह करते हैं, ओर उन 
की कृपा संपादन करने में बेहिसाब समय बरबाद करते [हैं । 
अपने आपको अड़ोस-पड़ोस के लोगों की ही श्राँखों से 
देखना, अपने सच्चे स्वरूप पर स्वयं ध्यान न देना बल्कि दूसरों 
की द्वी दृष्टि से अपना निरीक्षण करना, यह जो भाव है, यही 
हमारे सारे दुःखों का कारण है। दूसरों की दृष्टि से अपने को 
देखने की जो आदत है; उसे ही वृथा अभिमान आत्म-श्लाघा 
( 5७९१ 2शएश्ञाक्ा05677९7( ) कहते हे | हम दूसरों की नज़रों में 
अति भले जेंचना चाहते हें। यही समाज का सामाजिक दोष 
है, ओर सब धम्मों का प्रधान अवगुण है। 

हिन्दुस्तान के एक ग्राम में एक आधा पागल (नीम पागल) 
रहता था। जेसे यहाँ, अमेरिका में अप्रेल महीन में दूसरों को 
उल्लू बनाने की रीति है, बेसे ही भारतवष में माच के महीने 
में लोग अपने यार-दोस्तों के साथ तरह-तरह के ठट्ठा-मसखरी 
( मज़ाक़ ) किया करते हैं | उस ग्राम के आनन्दी युवकों ने उस 
नीम पागल से मज़ाक़ उड़ाने का अच्छा अवसर समझा । बस, 
उन सबों ने उसे कुछ शराब पिलाकर मस्त बना डाला, ओर बाद 


बदः स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


उसके परम बिश्वस्त, परम हार्दिक मित्र को उसके पास भ्रेज 
दिया । उस पगले मनुष्य के नजदीक आंते ही उसका मित्र गला 
फाड़-फाड़कर चिल्लाने लगा; आँखों से दिखोबे आँसुओं की 
धारा बहाने लगा, रोने-थोने लगा; ओर बोला, “भाई मैं- 
तुम्हारे घर से अभी आ रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा कि तुम्हारी 
सत्री विधवा हो गई है, मैंने उसे विधवा पाया।” इस पर वह 
पागल भी अपनी पत्नी के वेधव्य ( विधवापन ) पर रोने- 
चिल्लाने और विलाप करने लगा व आँसू बहाने लगा । अन्त में 
दूसरे लोग आकर पूछने लगे। “तुम रोते क्‍यों हो ९” परले 
ने उत्तर दिया, “मेरी स्ली विधवा हो गई है, इससे रोता हूँ।” 
वे बोले, “यह हो कैसे सकंता है ? तुम जीते हो ओर कहते हो 
मेरी, ख्री विधवा हो गई है ? जब तक उसके पति तुम नहीं मरते, 
बह विधवा कैस हो सकती है ९ तुम मरे नहीं, तुम स्वयं अपनी स्त्री 
के बैधव्य पर शोक कर रहे हो, यह तो बिलकुल बेतुकी बात 
है।” पर वह पागल कहने लगा, “अरे, जाओ; तुम नहीं जानते, 
तुम नहीं समभते; हमारे उस अत्यन्त बिश्वास-पात्न मित्र ने कहा 
है, जो अभी हमारे घर से होकर आ रहा है, उसन हमारी स्त्री को 
कहाँ विधवा पाया है। बह इस बात का साज्ञी है; बह देख आया 
है,कि मेरी स््री विधवा हो गई !” लोगों ने कहा कि “देखो, यह 
कैसा भारी अनथ ( बेहूदापन ) है” ( हँसी )। अब हम इस मूढ़ 
की कहानी पर हँस रहे हैं कि वह अपनी स्त्री के वेधव्य पर रो 
रहा था और लोगों की बात नहीं मानता था कि उसके जीवित 
होने के कारण उसकी स्त्री विधवा नहीं हुई, किन्तु अपने 
व्यत्रह्यर से वह यह कह रहा है किः-- 
“तुम तो कहते दो सच मेरे भाई! 
पर घर से आया है मोतबर नाईं। 
किंत॒ याद रहे, जगत्‌ के मत ओर धर्म तथा सारे दंभी। 


जिल्द्‌ तीसरी दुःख में ईश्वर प 


अभिमानी और “फ्रेशनंबुल” लोग ऐसी ही विकट असंभव बातों 
को कर रहे हैं। न तो वे अपने नेत्रों से देखते हें ओर न अपने 
विमाग़ से सोचते हैं | यहाँ ही देखिये, आपकां अपना आत्मा, 
“आपका सत्य स्वरूप, प्रकाशों का प्रकाश, निरंजन, परमपवित्र, 
स्वर्गों का स्वगं, आपके भीतर विद्यमान है। आपका अपना 
आप; आपका आत्मा सबंदा जीवित, अजर, अमर, नित्य 
उपस्थित है, फिर भी आप रो-रोकर आँसू ढारते हुये कहते हो, 
“अरे, हमें सुख कब प्राप्त होगा ?? और देवताओं का आवाहन 
करते हो कि वे आकर तुम्हें विपत्ति से उबार दें । आप देवताओं 
के आग प्रणिपात होते हो, नीच प्रकृति ( 50९९]८7४ ]90( है 
का अवलंबन करते हो, और स्वयं अपने को तुच्छु समझते 
हो, क्‍योंकि अमुक लेखक, अमुक उपदेशक वा महात्मा अंपने 
को पापी कह गया है, ओर वह हमें कीड़े कहकर पुकारता है, 
इसलिये हमें भी वही करना चाहिये, इसलिये अपने को मृतक 
सममने में ही हमारी मुक्ति है। इसी तरीके से लोग सब 
चीज़ों पर दृष्टि डालते हैं; पर इससे काम चलने का नहीं । 
अपने निज-जीवन का अनुभव करने लग जाओ; अपने निजात्मा 
को भान करना आरम्भ कर दो। इस नशे की हालत को 
बिदा करो कि जों आपको अपनी मुत्यु पर रुला रहा है। 
अपने पेरों पर आप खड़े हो जाओ, चाहे आप छोटे हो 
वा बड़े, चाहे आप उच्च पद पर हो वा नीच पद पर, इसकी 
तनिक परवाह न करो। अ्रपनी प्रभुता का, अपनी दिव्यता 
का साज्षात्कार करो । चाहे कोई हो, उसकी ओर निःशंक 
दृष्टि से देखो, हटो मत । अपने आपको आओरों की दृष्टि से 
अवज्ञोकन मत करो, बल्कि अपने आप में देखो। आपका अपना 
आप आपको वार॑बार यह उपदेश देगा कि “सारे संसार में आप 
सबसे महान (आत्मा) हो ।” 


प८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


इसी प्रकार लोग कहते हैं कि वेदान्त व बोद्धमतादि हमें 
ऐसा सममने को कदते हैं, किन्तु राम कहता है कि आपके 
अन्तरस्थित स्वग से यह वाणी निकल रही है कि आप अपने को 
प्तीण, जीए और पापिष्ठ कभी मत सममो.। अपने भीतर के 
दिव्य स्वरूप का अनुभव करो। 
“8 का0 प्0४87 छा0 ४४ 50 प्रा।१"€) 
नि80 8 (प७१"6]; 
हैत 4986 00776" 88]]60 (86 ]8006१ [00॥8 8. 
807 (55५778]) 7७७०]॥९०:--- 
/ए509 छा*68 00700])655 ४४४१५ ४8; 
2906 8!] 50705 0 ६0785 870 ए४७8())87' 
/प$८ 026 (89९९॥ ॥7 ६082९४॥6५७, 
प_्‌0 75868 पर 8 ए४८छ७7 
#)0 8 5(00067१2. 
(70 | $॥77# ॥0 70 0]587906 
वृ6० 9560प.79५9 ॥79 9806. 
[। | ॥7 706 85 ।87'४७ 85 ५०५७, 
१0छ 87" 700 80 8779]] 95 ।, 
द70 700 78] 50 5079, 
[]] 7॥0।4 060५ ५9०0प 7१8/4 ९८ 
6 ए९०५ 07"6॥09 5धुपा7०€ 47806, 
पृ६)९४४5 07867 ; 9)[5 ए९७।) &70 ७४5९]५ 00८: 
[! [ 6877700 ट87फ५ [076508 9०7 779 0804 
[३९४६४३९४ ठलका श0०प ठ*826 8 तप 
एक वार पर्वत गिलइरी में हुई लड़ाई; 
“तुच्छु जीव--घमंडी !”” कह, गिरि ने अकढ़ दिखाई। 
गिल्नहरी बोली,--“तुम महान दो, यह तो सत्य है; 
किन्तु बरस भर में सब ही ऋतु आवश्यक है। 


जिल्द तीसरी _ दुःख में इश्वर ८६ 


“सों छोटी ओऔ बड़ी चीज़ मिल 'ग्रह” है बनती, 

में जैसी हूँ, उसे अतः में घ॒ुरा न गिनती | 
“यदि में तुमसी बड़ी नहीं, तो लघुता को मम; 
, तुम भी पाते नहीं; नहों चंचल मेर सम। 
“बात नहीं ऐसी कि कुछ मुझे अस्त्रोकार हो-- 

बन पथादि के सहते तुम संपूर्ण भार हो। 
“बुद्धि भिन्न हैं, बाह्य भेद भी दुनिया में हें, 

किन्तु सुभग उपयुक्त सभी निज-निज् थल में हैं। 
“हम न बनों को अपनी पीठ उठा यदि सकते, 

तो वृक्षों से, भला, तोड़ फल क्या तुम सकते ?” 

इस प्रकार, आपका शरीर उस कछुद्र गिलहरी के समान छोटा 
हो सकता है, ओर आपसे भिन्न कोई दूसरा शरीर पबताफार 
हो सकता है, पर इससे अपने को आप कनिष्ठ मत समझ्रो | 
उस चमरपुच्छ (गिलहरी) के समान बुद्धिमान्‌ बनो। याद रक्‍्खो, 
यदि आपका शरीर अत्यन्त छोटा भी हो, तद्रपि इस संसार में 
आपको कोई ऐसा विशेष काय्य करना है; जो विशाल शरीर से 
संपादित हो नहीं सकता | तब आप अपने आपको तुच्छ क्‍यों 
समभो ? आनन्दित ओर प्रसन्नचित्त हो | 
एक सज्जन राम के पास आये, ओर कहने लगे कि मेरा बड़ा 

अफ़सर मेरे साथ सदेव बुरा बर्ताव करता है । राम ने उससे 
कहा कि आपका अफ़सर आपको इसलिये नीच दृष्टि स देखता 
है कि आप स्वयं अपने को नीच दृष्टि सं देखते हो | यदि हम 
अपना सम्मान स्वय॑ करें; तो प्रत्येक मनुष्य अवश्य हमारा 
सत्कार करेगा | यदि इस छोटी-सी पुस्तक पर एक आना मूल्य 
लिखा हो, तो इसके लिये कोई दो आने नहीं देगा । पर इस 
छोटी पुस्तक का मूल्य १) रु० रक्‍्खा गया है, तो इसके लिये १) 
देने को सभी राज़ी हैं । 


६० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


इसी तरह आप अपना मूल्य कम कर दो, और देखो, कोई 
भी आप का अधिक मूल्य नहीं ।समझेगा । स्वयं अपना अधिक- 
सं-अधिक मूल्य निर्धारित करो, आत्म-सम्मान करो, अपने 
ह्वेबत्व (१४ 79 » अपने इश्वरत्व ( ४०१॥८०१० ) को भान 
करो ओर प्रत्येक मनुष्य को वह मूल्य देना ही पड़ेगा । 

लोग कहते हैं कि विश्वास आपका उद्धार करेगा; परन्तु बाद्य 
सिद्धान्तों ( ?॥70०]!९७ ) पर विश्वास आपका उद्धार नहीं 
करेगा; किन्तु अपने निजी रवरूप में विश्वास आपका उद्धार 
करेगा । अपने दिव्य स्वरूप में निश्चय रखते हुए विश्वास करो, 
आत्म-सम्मान करो, तब प्रत्येक मनुष्य आपका सम्मान करेगा । 

जिस सद्गरहस्थ ने राम से अपने अफ़सर की शिकायत की 
थी, उसने राम के उपदेशानुसार अपने समय को अपने आत्म- 
देव के अनुभव में बिताना शुरू किया। वह नित्य प्राथना करने 
लगा । पर प्राथना का यह अथ नहीं कि किसी शब्द को बराबर 
दुहराते रहना, बल्कि अपने आत्मदेव का भान करना ओर अनुभव 
करना ही प्राथना है। वह उस प्रकार प्राथना करने लगा | इसका 
फल उसने देखा कि उसके अफ़सर को उसका सम्मान ओर 
उसके साथ सदूव्यवहार करना ही पड़ता था । एक दिन उसका 
अफ़सर आकर बहुत खिमकर बोला, पर उस सज्जन ने अति 
मधुर स्वर से मनोहर रीति से उत्तर दिया और कहा, भगवन ! 
अवश्य ही आपकी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से बहुत बड़ी है, ओर 
में जानता हूँ कि आप जो विशेष काम करते हैं, बह मुझस नहीं 
होने का, और आपसे मुझे; सदा काम रहता है; यह सत्य है। 
पर इसके साथ यह भी सत्य है कि आपको भी मेरी आवश्यकता 
है'। क्‍या मेरी जगह पर बिना किसी को रकखे आप काम 
चला सकते हैं ? नहीं, आप नहीं कर सकते । अतः जैसी मुझे 
झापकी अत्यन्त आवश्यकता है, वेसी ही आपको भरी अ्रत्यन्त 


जिल्द तीसरी दुःख में इश्चर ६! 


आवश्यकता है, ओर वस्तुतः आपको पहले मेरी ज़रूरत हुई । 
आपको इस जगह पर किसी के रखने की ज़रूरत हुई और 
इसलिये मुझे आपने बुला भेजा | में आपकी सवा नहीं करता। 
'यदि मैं किसी कया सेवक हूँ, तो अपनी ही जरूरतों और 
आवश्यकताओं का सेवक हूँ। में आपका नोकर नहीं, बल्कि 
अपना नोकर हूँ । में किसी का दास नहीं । उत्तम अथ में सेवा 
करना ठीक है । 

ऐसी अवस्था में श्राप जगत में किसी के अधीन नहीं हो, 
यदि कोई अपनी ही इच्छाओं के अधीन है, तो ऐसी अवस्था 
में आप जगत्‌ में किसी ओर के अधीन नहीं । बाह्य अधीनता 
तो केबल भ्रम है। वास्तव में तो हम केवल अपने ही अधीन 
हैं। अतः आप अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करो) उसे प्राप्त 
करो, तुम्हें अपने को किसी देवता वा इश, मुहम्मद वा कृष्ण 
अथवा संसार के किसी महात्मा के अधीन क्‍यों सममना 
चाहिये ? तुम सब-के-सब स्वतंत्र हा) मुक्त हो। मुक्ति के भाव 
को अ्रहण करते ही वह तुम्हें सुखी बना देगा । 

एक बार एशिया के एक राजा ने एक आदमी को अपराधी 
समझा, उसको अपराधी इसलिये समझा कि उसने राजा को 
सलाम नहीं किया था। इस बूढ़े राजा को जब कोई सलाम न 
करता, तो वह बहुत क्राधित होता । उस अपराधी से राजा ने 
कहा- “तू नहीं जानता कि में कितना प्रतापी और कठोर 
शासक हूँ ? तू इतना धृरृष्ट है ! तुमे मालूम नहीं कि में तु मार 
डालँगा ?” उस (मनुष्य) ने इसके मुंह पर थूक दिया ओर इतनी 
कड़ी नज़र से उसकी ओर देखा कि वह राजा घबड़ा गया । 
फिर वह बोला--“अरे मूर्ख पुतले ! यह तेरी शक्ति, तेरे अधिकार 
में नहीं कि तू मुझे मार सके | में आप अपना स्वामी हूँ। तेरा 
अपमान करना मेरी शक्ति में है, यह मेरे अधिकार में है कि में 


६२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


तेरे मुंह पर थूक दूँ; ओर यह भी मेरे अधिकार में है कि इस 
शरीर को सूली पर चढ़ा देखूँ, अपने शरीर का में आप स्वामी 
हूँ। तेरा अधिकार पीछे है, मेरा अधिकार पहले है।” इसी 
प्रकार महसूस करो, अनुभव करो कि सदा आप अपने स्वामी * 
हो । निज आत्मा की दृष्टि से सब चीज़ों को देखो, दूसरों की 
आँखों से नहीं। अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करो, अनुभव 
करो कि आप इश्वरों के ईश्वर, स्वामियों के स्वामी हो, क्‍योंकि 
आप वही हो, “तत्त्वमसि! । 

लोग क्‍यों दुःख सहते हैं ? वे दुःख भोगते हैं निज आत्मा 
की अज्ञानता के कारण, जिससे उनको अपना सत्य रवरूप 
भूल जाता है, ओर जो कुछ दूसरे उनको कहते हैं, वही वे 
अपने को समम लेते हैं । ओर यह दुःख तब तक बराबर रहेगा; 
जब तक मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेता; जब तक 
यह अज्ञान दूर नहीं हो लेता । 

अ्ज्ञान ही अन्धकार है । यदि किसी अँपधेरे घर में आप जाओ, 
तो दीवार अथवा किसी ओर चीज़ से आप अवश्य टक्कर 
खायेंगे, अवश्य किसी प्रकार चोट खायेंगे । यह अनिवाय्य 
है, आप इससे बच नहीं सकते । कहीं-कहीं पूर्वां हिन्दुस्तान में 
मोपड़ियों में रहनेवाले कुछ लोग इतने अर््रिंचन होते हैं कि घर 
में एक दीपक भी नहीं जला सकते । राम ने गलियों में आते- 
जाते समय अक्सर देखा है कि घर का स्वामी ऑपेरे घर में 
जाने पर अवश्य अपनी स्त्री वा अन्य ग्रहवासियों को दोष देता 
है। वह कहता है--“अरे तुमने यह मेज़ यहाँ क्‍यों डाल रक्‍्खी 
है, अभी मेरा घुटना दृट चुका था?” अथवा “इस कुरसी 
को यहाँ क्‍यों रक्‍्खा है, अभी मेरा हाथ द्ूट जाता ?” अथवा 
इसी तरह की कुछ ओर शिकायत करता है। क्‍या इसकी कोई 
दवा है ? नहीं, बिलकुल नहीं, क्‍योंकि यदि वह मेज़ वा कुरसी 


जिल्द तीसरी दुःख में इश्वर ६३ 


घर के दसरे कोने में रक्खी जाय, तो उसे अपेरे में जब वहाँ 
जाना होगा, तब वह वहाँ चोट खायगा । जब तक अंधकार है, तब 
तक हाथ, पाँव, गदन वा सिर अवश्य टूटेगा;, अवश्य ही कभी 
"सिर दीवाल से टकरा उठेगा, यह बचाया जा नहीं सकता। 
यदि घर में सिफ्र चिराग जला दो, तो फिर आपको परेशान होने 
की ज़रूरत नहीं | जो जहाँ है, उसे वर्ह; रहने दो, आप एक जगह 
से दूसरी जगह बिना चोट खाये जा सकते हैं । 

संसार की भी यही दशा है । यदि आप अपने दुःखों का अन्त 
करना चाहें, तो आपको इसके लिये अपनी बाह्य परिस्थिति पर 
वा अपने सामाजिक पद ( ओहदे ) के समाधान (५0]५७४7॥१८॥) 
पर भरोसा नहीं करना चाहिये, वरन्‌ अन्तस्थित सूय के 
समीकरण के उपाय पर भरोसा रखना चाहिय। सब क्वोई, 
मानो फरनीचर ( (४४7/:००, सामान ) को यहाँ से वहाँ हटा 
कर, वा सांसारिक पदार्थों को इधर से उधर फंरकर, ' द्रव्य 
इकट्ठा कर, वा बड़े-बड़े महल बनवाकर, अथवा दूसरों की 
ज़मीन मोल लेकर, दुःख से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अपनी 
परिस्थिःत के सुधारने, वा चीज़ों को इस तरह वा उस तरह 
सजाने से आप कभी दुःख से नहीं बच सकते। केवल अपने 
घर में दीपक जलाने से, प्रकाश प्रकाशित करने से, केवल 
अपने हृदय की अंधेरी कोठरी में ज्ञान का प्रवेश करने से ही 
दुःख छूट सकता, हटाया जा सकता ओर दूर किया जा सकता 
है। अन्धकार दूर होने दो, फिर कोई आपको हानि नहीं पहुँचा 
सकता । 

हिमालय के किसी भाग में कुछ ऐसे जंगली लोग रहते थे, 
जिन्होंने आग कभी जलाई ही न थी । पहले के जंगली लोग 
आग जलाते न थे--आग जलाना उन्हें मालूम न था। मछली 
को सुखा ओर अन्न को सूय की किरणों में पकाकर वे खाते थे । 


६४ स्वामी रामतीर्थ जिल्द तीसरी 


वे संध्या होते ही सो जाते और सूर्योदय के बाद उठा करते 
थे। इस प्रकार उन्हें अधेरे से कभी काम नहीं पड़ता था। उनके 
निवास-सथान के निकट ही एक बड़ी भारी गुहा ( गुफा ) 
थी। वे. जंगली समझते थे कि हमारे पूज्य पितर लोग इसी 
में रहते हैं । वस्तुतः बात यह थी कि किसी समय उनके 
कोई पू3ज उस गुफा में गये थे, आर दलदल में फेसकर वा किसी 
त॒ुकीली चट्टान से टकराकर मर गये थे | अतः वे जंगली लोग 
उस गुफा को पवित्र ओर पूज्य मानने लग थे; पर उन विचारों 
को आँवेरे का ज्ञान न होने से वे उस गुफा के अंवकार 
को बड़ा भारी राक्षस समझते थे ओर उसे दूर करना चाहते 
थे ( हँसी )। आप लोग इस मूखंता पर हँसते हैं, पर आज- 
कल के लोग इससे कहीं बड़ी बचञ्च मखंता कर रहे हैं। 
अस्तु । किसी ने कहा कि उस अन्धकार रूपी राक्षस की 
पूजा 'करों तो वह गुफा त्यागकर चला जावेगा। बस, वे 
सब-के-सब गुफा के नज़रीक जाकर बरसों उसे दण्डबत- 
प्रणाम करने लगे, पर अन्धकार इस भक्ति-भाव से दूर नहीं 
हुआ । इसके बाद किसी ने सम्मति दी--“अंधेरे को धमकाओ 
व उसके साथ युद्ध करो, तो यह भाग जायगा ।” फिर क्‍या 
था; सब अपना-अपना तीर-कमान, भाला, लकड़ी फेंकने लगे; 
पर अंधेरा उससे भी दूर न हुआ, किख्तित विचलित न 
हुआ । तीसरे ने कहा--“उपवास करो, उपवास ! उपवास 
करने से अन्धकर हटेगा, अब तक तुम लोग उल्टी बातें कर रहे 
थे, उपवास की आवश्यकता असल में है ।” बिचारे उपवास करने 
लगे, परन्तु वह राक्षस गुफा से न हटा, अन्धकार दूर न हुआ | 
तब अन्य किसी ने कहा--“दान करने से अंधेरा दूर होगा।” 
इस पर जो कुछ उनके पास था, सबको दान में देने लगे। पर 
पिशाच ने इस पर भी गुफा न त्यागी। अन्त में एक आदमी 


जिल्द तीसरी दुःख में इश्वर ५ 


आया, उसने कहा कि “मेरी बात मानो, तो अन्धकार दूर हो 
जायगा । तब उन्होंने पूछा कि वह बात क्या है, उसने उत्तर 
दिया कि “कुछ बाँस की लकड़ियाँ लाओ, थोड़ी-सी घास उन्हें 
बाँधने के लिये ओर थोड़ा मछली का तेल लाओ |” फिर 
उसने कुछ चिथड़े, खर वा काई श्रथवा कोई ओर चीज़ 
जलाने के लिये माँगी | इन सबों को बॉस के किनारे लपेट 
कर, चकमक पत्थर से आग भाड़ी ओर उस घास को जलाया । 
आग जलाई गई। इन जंगलियों ने आग पहले कभी देखी न 
थी, इसलिये यह जलती हुई आग उनके लिये एक अनोखा दृश्य 
था | अब उस मनुष्य ने उन सबों से कहा कि इस मशाल को ले 
गुफा में जाओ ओर जहाँ वह अन्धकार-राक्षस मिले, वहाँ से 
उसे कान पकड़कर बाहर घसीट लाओ | पहले उन्हें इस पर 
विश्वास न हुआ | वे कहने लगे--“यह केसे ठीक हो सकता 
है। हमारे पूवजों ने उपवास करना, दान देना, पूजा आदि 
बतलाया था। वह सब करने पर भी यह राक्षस दूर नहीं 
हुआ, अब इस अनजाने आदमी पर केते विश्वास कर लें, यह 
निःसन्देह हमें ठीक मति नहीं दे सकता | इसकी मति व्यथ है। 
ओ, हम तो इसको नहीं मानेंगे ?” उन ज्ञोगों ने आग बुका दी, 
पर कुछ दूसरे थे, वे इतने पक्तपात-पूण नहीं थे । वे रोशनी लेकर 
गुफा में गये, पर वहाँ तो वह पिशाच था ही नहीं ! वे उस 
लम्बे खोह में आगे बढ़ते गये, फिर भी राक्षस दिखाई न पड़ा । 
तब उन लोगों ने सोचा कि राक्षस कहीं सुराख वा दरार में 
छिपा होगा, इसलिये कोने-कोने रोशनी ले गये, पर राक्षस 
कहीं नहीं मिला, मानो वह कभी उसमें था ही नहीं । 

ठीक बेसे ही, आपके अन्तशकरण की गुहा में अज्ञानांधकार 
रूपी राक्षस घुसा हुआ है। वही दुःख ओर डर उत्पन्न कर 
इस सृष्टि को नरक-तुल्य बनाता है। सारी चिन्तायें, सारे 


६६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


दुःख-दद आपके भीतर ही रहते हैं, कभी बाहर नहीं। जब 
कोई आपको गालियाँ देता है वा अपशब्द कहता है, तब मानो 
वह आपके लिये ऐसा भोजन तेयार करता है, जो ग्रहण करने 
से हानि करेगा । इस प्रकार कोई भी वस्तु तब तक आप, 
को छुब्ध वा ऋद्ध नहीं कर सकती, जब तक' आप उसे लेकर 
हृदय में धारण न कर लें। राम कभी किसी विषय को अपने 
भीतर नहीं लंता। राह चलते समय राम पर कितने लोग 
टीका करते हैं, पर ऐसे शब्दों का तब तक कोई असर नहीं 
होता, जब तक उन्हें सत्य मानकर हृदय में न रक्खा जाय । 

वेदान्त की दृष्टि में वही मनुष्य साक्षात्कार को पाये हुए है, 
जो ऐसे विषेल भोजन को ज़रा भी ग्रहण वा स्वीकार करने 
का कष्ट नहीं उठाता। ऐसा स्थित-प्रज्ञ पुरुष अपनी व्ृत्ति में 
कभी विक्ञेप वा क्ञोभ होने नहीं देता । 

अपने सत्य स्वरूप, अपने इश्वरत्व में स्थित रहो। दूसरों 
की निन्दा, दूसरों पर दाषारोपण करनेवालों पर दया करो। 
अपने को अपमानित, पद-दलित वा पतित कभी मत समभो | 
अपने 'ऐश्वय्य' की प्रतीति करो, अपने दिव्य स्वरूप में निष्ठा 
रक्‍खो; अन्यथा सब अज्ञान है, ओर सब कुछ अन्धकार है। 
आपके अन्तःकरण का अज्ञान ही है; जो आपके लिये (संसार 
को ) नरक बनाता है । इस अंधकार को दर करने के लिये 
आप (ज्ञान से अतिरिक्त ) सब कुल उपाय भले ही करें, 
पर किसी से कुछ न सरेगा । 

जब तक आप अपने अन्तःकरण के अन्धकार को दूर करने 
पर न तुलोंगे, तब तक तीन सो तेंतीस कोटि क्राइस्ट 
क्यों न अवतार लें, पर तो भी कुछ लाभ न होगा । परावलम्बी 
मत बनो। जब तक आपके हृदय में अज्ञान है; तब तक इस 
देव-मन्द्र से उस मन्दिर में जाना, वाइस समाज से उस 


जिल्द तीसरी दुःख में इेश्वर ६७ 


समाज से सम्मिलित होता, तथा क्राइस्ट वा कृष्ण के आगे 
प्राथना करना, यह पूजा, यह पदाथ-पुजा या वह पदाथ-पूजा/ 
सब बेकार हैं | जो मन माने करो, किन्तु- कुछ होने का 
नहीं । इसका एकमात्र उपाय है प्रकाश, और वह प्रकाश है 
अपने दिव्य स्वरूप का ज्वलन्त ज्ञान आर उसमें जीता-जागता 
विश्वास । यही एकमात्र उपाय है, ओर दूसरी राह नहीं-- 
( नान्‍यः पन्‍्था विद्यतड्यनाय । ) 

ऐ महिलाओं आर अभद्र पुरुषों के रूप म॑ विराजमान देव ! 
ऐ प्रति-व्यक्ति-रूप में भेरे आत्मन ! इन सब शरीरों के रूप में 
ऐ मेर प्रिय शुद्ध अपना आप ! ऐ सव-देह-रूपिगी जगज्वननि ! 
ऐ सबरूपधारी आनन्दमय आत्मन ! प्रकाश का तात्पय्य 
है सत्य का इतना अधिक अनुभव कि सब रहुश्यमात्र देह ओए 
रूप शून्यता में परिणत हो जावें। 

भीतरी प्रकाश वा सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव बस्तु-मात्र को 
स्फटिक बना देगा ओर सब नाम-रूप व्यक्तियों को वायु का 
बुदूबुदा सा बना देगा | अनुभवी पुरुष के सामने केसा ही 
व्यक्ति आ जाय वह उस व्यक्ति के तुच्छु अहंकार या बाह्य 
शरीर को नहीं देखेगा, वह केवल ( उसमें ) इंश्वरत्व देखेगा । 
उसके लिये तो बाह्य रूप या शरीर एक मिथ्या भ्रम) अन्धकार 
ओर अज्ञान है । 

अज्ञान के दूर होने का तात्पय है इश्वर-दशन, अपने यथाथ 
स्वरूप का दशन), तत्त्व-मात्र का साज्ञात्कार, आत्मा का अनुभव 
आर सब मय तथा चिन्ता से छुटकारा । 

ऐ. दिव्यस्वरूप ! ऐ परमात्मदेव !! इन सब शरीरो में 
विद्यमान, ऐ मेरे परम प्रिय परमेश्वर !! ओरों की दृष्टि में जो 
लोग मेरे शत्र कहलाते हैं, वे सब-के-सब वस्तुतः मेरे निजात्मा 
हैं; और जो लोग दूसरों की दृष्टि में मेरे मित्र कहलाते हैं, वे सब- 


ध्८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


के-सब भी वस्तुतः भरे निजात्मा हैं। कुद्र अहंभाव को मत देखो, 
बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान न दो | अन्य सब शरीरों में ही नहीं, 
अपितु अपने शरीर में भी ईश्वर-दशन करना ही प्रकाश है, जिससे 
निज आत्मा ओर ईश्वर बिलक॒ल एक-जैसा दीखने लगता है । 
'इंश्वर' भेरे सत्य-आत्मा (वास्तविक रूप ) का पर्य्यायवाची 
शब्द है। वह वास्तविक स्वरूप "में! सब्र जगह है, उस "में! का 
अनुभव करो; उसका निदिध्यासन करो, उसका अनुष्ठान करो: 
सब दीवारें, सब कठिनाइयाँ, सब विष्न ओर सब बाधायें हवा 
हो जायेंगी । कैसा अद्भुत दर्शन हे! कैसा सुन्दर सत्य हे !! 
कितना भव्य तत्त्व है !! दुःख है कि इसका वणान नहीं हो 
सकता, कष्ट है कि किसी शब्द की वहाँ पहुँच नहीं, यह 
दुष्ख है कि कोई भाषा इसे चित्रित नहीं कर सकती । यह 
एक असली तत्त्व है, यदि आपको इसकी जिज्ञासा होगी, यदि 
आप में इसके लिये उत्कट अभिलाषा होगी, तो आप इसे अवश्य 
पालेंगे । 

जब हम लोग ज्योतिष-शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तब हम 
वहाँ ज्योतिष-सम्बन्धी गणना करते हैं, तब भिन्न-भिन्न तारा- 
गणों के बीच के अन्तर को नापते समय वा उन ( तारों ) के 
परिमाण का हिसाब लगाते समय हम लोग इतन विशाल ज्षेत्रों 
को पाते हैं कि जिनके सामने गशित को हष्टि से यह प्रथ्बी 
शुन्यब॒त्‌ बिन्द-मात्र होती है | 

इसी प्रकार: जब आप परम तत्त्व का साज्ञात्कार करने लगते 
हैं, जब आपको यह प्रतीत होने लगता है कि “प्रकाशों का 
प्रकाश, देवों का अधिदेव, इश्वरों का ईश्वर स्वयं में ही हूँ”, तब 
यह विराद आकाशगंगायें, ये सब खगोलीय तारे एक उपेक्षणीय 
स्वल्प बिन्दु-मात्र होते हैं।जब आप ऐसा अनुभव करते हें, 
एसा निदिध्यासन करते हैं; ऐसा विचार करते हैं--अजी, तब॑ 


जिल्द तीसरी दुःख में इश्वर ६६ 


यह केसे संभव हैं कि संसार के महाभयास्पद्‌ ( 30८ एएश5, 
होवेबाटे ) आप पर कोई प्रभाव डाल सके ? 
. जब इन महान तारागणों के सामने यह प्रथ्वी शून्यता 
को प्राप्त हो जाती है, तब उस सूझ्यों के सूख्य प्रकाशों के 
प्रकाश की उपस्थिति में--मेरे सत्य-स्वरूप आत्मा के सम्मुख इन 
बिचारी लोकिक बाधाओं ओर चिन्ताओं की, भला, केसे कुछ 
गिनती हो सकती है ? 

तत्त्व का साज्षात्कार करो, उसका अनुभव करो; उस 'अपना 
जीवन बनाओ, और जब आप उसकी पराकाछ्ठा ( पूण सत्ता ) का 
अनुभव कर लोगे, तब कोइ भी, कुछ भी, आप को बिचलित नहीं 
कर सकेगा । चाहे करोड़ों सू््यों का प्रलय हो जाय, अगणित 
चन्द्रमा भले ही गल कर नष्ट हो जायें, पर अनुभवी ज्ञानी षुरुष 
मेरू की तरह अटल वा अचल रहता है| उसे क्‍या हानि हो 
सकती है ? भला संसार में ऐसा है ही क्या जो उसे कष्ट दे सके ? 

अहो, आश्चय्य ! महाआश्चय्य !! ऐसी महान, ऐसी असीम 
अवशनीय महिमा-पूण आपका सत्य स्त्ररूप है और ( फिर भी 
लोग ) इसे भूल जाते हैं । 

वह सूय्य, वह अनन्त सूय्य, आँखों पर के एक छोटे से परदे 
से छिपा है। ओर परदा आँखों के इतना निकट है कि सारा 
संसार उससे ढका हुआ है। ऐसा तेजोसय उज्ज्वत्न तत्त्व और 
एसे तुच्छ अज्ञान से ढका है | अरे, दूर करो ऐसे दुबलकारी 
व अशक्तकारी अज्ञान को, परे करो उसे । अनुभव करो कि “में 
परमेश्वर, ज्योतिषां ज्योति, अकथ्य वा वणनातीत हूँ।” 
“तत्त्वमसि, तत्त्वमसि” ( तुम वही हो, वही तुम हो |! )। अहा ! 
उस सत्ता को जब आप भान करने लगते हैं, तब सभी चीज़ें 
कितनी सरल व कितनी साफ़ हो जाती हैं । - 

राम कोई बात इतिहास से वा महात्माओं की जीवनी से 


१०० स्वामी रामतीय जिल्द तीसरी 


लेकर नहीं कहता है | राम तो वही कहता है, जो उसका निजी 
अनुभव है, ओर जिसको आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं । 

राम कहता है, जिस समय हम सत्य का अनुभव करते हैं, 
ओर तत्व को भान ( प्रतीत ) करने लगते हैं, उस समय यह 
जगनत्‌ यास्तव भे स्वग बन जाता है। आर तब, न कोई शत्र 
रहता है, न भय, न किसी प्रकार का दः्ख-दद रहता के और न 
चिन्ता । अवश्य, अवश्य यह तत्त्व ऐसा ही है । 

जब हम किसी बहुत ऊँचे स्थान पर हों, तब नीचे की चीजों 
के बीच की ऊँचाई-निचाइ का लोप हो जाता ह£। पर नीचे से 
यदि एक घर बहत ऊँचा दीखता है, तो दसरा बहत नीचा, अथवा 
कोई सड़क ऊँची नज़र आती है, तो दूसरी नीची । पर जब हृम 
उन्हीं चीज़ों को किसी खब ऊँचे टीले पर चढ़कर देखते हैं, तो वह 
भेद मालूम ही नहीं पड़ता | इसी प्रकार जब आप आध्यात्मिक 
घेभव के शिखर पर चढ़ोगे, जब आप निज सत्य स्वरूप 
को भान ( महसूस ) करने लगोगे, एवं जब आप भीतर के 
तत्व का अनुभव करोगे, तब आपके लिये शत्र-मित्र अ्पकारी 
ओर उपकरी का तुच्छु भेद सब मिट जायगा। इन तुच्छ भेद- 
भावों की यह प्रतीति ही है. जो हम लोगों को अशान्त बनाती 
है, अर असुख्कर परिणाम उत्पन्न करती हैं। इनके परे पहुँच 
जाओ, ताकि जो तत्त्व व है, वही प्रत्यज्ञ हो जाय, और सब 
भेद-भाव लुप्त हो जायें | इसे ही वेदान्त “ए्कत्वम' कहता है । 
इंश्वर परम सत्य है, जगन्‌ वा बाह्य दृश्य तो माया! है। 

इसलिये आत्मा का, अपने निज स्वरूप का। इस दर्ज तक 
अनुभव करो कि यह जगत असत्य भान दो, और इंश्वर वा 
बास्तविक परमदेव प्रत्यक्ष हो जावे । जब आप अपने भाई को 
मनुष्य कहकर पुकारते हैं ओर उसके भीतर परमात्मदेव का 
अनुभव नहीं करते, अरे, तब आप कितना घोर पाप करते 


जिल्द तीसरी दुःख में इश्घर १०६ 


हैं। अपने इस कृत्य से आप उसके भीतर के आत्मदेव की हत्या 
करते हैं । 

मातृ-हत्या, स्ली-दृत्या, मनुष्य-हत्या आदि अनेक प्रकार की 
इत्याएँ वर्णित हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति में इश्वर का अलुभव न 
करके आप ईश्वर-हत्या वा देव-हत्या नामक घोर पाप करते 
हैं। जब आप किसी मनुष्य को पिता, भाई. पुत्र, दोस्त वा 
दुश्मन कहकर संबोधन करते हैं ओर उसके 'अन्तरस्थ परम- 
देव का अनुभव नहीं करते, तब आप शब्दों का कुछ ऐसा 
प्रयोग करते हैं कि अन्तरस्थ परमदेव की हत्या हो जाती है । 
जब शरीर, आकार, अथवा बाह्य मायाविक रूप इतना प्रधान 
हो जाता है कि जिससे भीतर का ईश्वर विस्मृत हो जाय, तब 
आपकी आधोगति होती है । जब-जब आप अपने हृदर्यस्थ 
देवता की हत्या करने का यत्र करते हैं, तब-तब, ( कहना 
चाहिये कि ) इस संतार भें आपका सबनाश होता है। यह 
इंश्वर-हत्या, यह देव-हिंसा ही अज्ञान हे आर यही अज्ञान 
संसार के दुःखों का मूल है । यह तत्त्व स्वप्न-मात्र रह जायगा। 
यदि लोग इसे व्यवहार में नहीं लावेंग | यह एक तथ्य है; इसे 
अनुभव करो ओर अपने को सुखी बनाओ। इसकी प्रतीति 
करो, अर्थात्‌ इसका निदिध्यासन करो, इसे आचरण में लाओ। 
आर तब आप देखेंगे कि आप अदूभत संसार में बास कर रहे 
हैं, आप देखेंगे कि सब शक्तियाँ ( ऋद्धि-सिद्धियाँ ) आपकी 
सेवा कर रही हैं; इसका निदिध्यासन करो) फिर सारे सूय, 
चन्द्र ओर तारे आपका हुक्म बजायेंगे । निरन्तर प्रयोगों 
द्वारा आप इसे (इस अवस्था को वा इस कथन को सत्यता 
को ) ठीक पायेंग । 

सुखी है वह मनुष्य, जो सदा अपने आत्मदेव को अनुभव कर 
सकता है, जो सदा सबके साथ एकता अनुभव कर सकता है । 


१०२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


एक संस्क्ृत-श्लोक है; जिसका शब्दाथ है कि “जैसे किसी 
गुहा में से कड़ों वर्षों के अन्धकार को, प्रकाश लाने पर; निकलते 
देर नहीं लगती) बेसे ही उस मनुष्य का हाल है, जिसने अपने में 
जन्म से ही अज्ञानान्धकार जुटा रक्‍खा है, एर जब यह तत्त्व, 
यह आत्म-ज्योति, उसके हृदय-मन्दिर में दमकती हे, तो यह 
सब अज्ञान भाग जाता है ।” 

इस विषय में राम का यह प्रतिदिन का अनुभव है कि जब 
वह प्रत्येक विद्यमान मनुष्य वा व्यक्ति में आत्मा का दशन 
करता है, जब बह प्रत्येक मनष्य की देह को इश्वर के ( शरीर ) 
तुल्य मानता है, या यों कहो कि जब वह मनुष्य के व्यक्तित्व 
की जगह उसके भीतर के आदत्मतत्त्व को देखता है, तब वह 
दुःख नहीं पाता; किन्तु जब वह केवल शरीर को देखता है, 
जब थह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व-मात्र पर ही दृष्टि डालता हैं, 
तब राम अवश्य दुःख उठाता है; किन्तु पहले की सब न्यूनताश्रों 

र गत सफलताओं के अनुभव से अब राम इतना होशियार 
हो गया है कि किसी व्यक्ति को परमात्मा से भिन्न किसी 
अन्य भाव से देखने की कभी भी, बल्कि स्वप्न में भी, कोई 
संभावना उसे नहीं रही । राम प्रत्यक्ष देखता है कि आपको 
सत्स्वरूप मानने से; आपको निज आत्मा अनुभव करने से 
ऐसा अनुभव करने से कि “ये सब शरीर मेरे ही हैं, ये सब 
देह मेरी ही देह के समान हैं”, (दूसरे) लोग भी वैसा ही समझने 
लग जाते हैं । 

मजन नामक एक मनुष्य हो गया है। लोग उसे 'प्रमियों का 
राजा' कहा करते हैं। उसके समान किसी ने प्रम नहीं किया ! 
किन्तु उसका प्रम था अपनी प्रम-पात्री के शरीर पर, उसके 
व्यक्तित्व पर । इसी से वह जन्म-भर में उसे न देख सका । 

राम कहता है कि यदि आप अपनी इच्छाओं को पूण करना 


जिल्द तीसरी दुःख में इश्वर १७३3 


चाहते हैं, तो आपको उन इच्छाओं को त्वागना चाहिये, उनसे 
परे हो जाना चाहिये। पर उस ( मजने ) बिचारे को यह रहस्य 
मालूम नहीं था। फिर भी संसार भर में वह आदश ग्रमी था | 
कहते हूँ के भारी निराशा के कारण उसका दिमारा विगड्ध गया, 
वह उन्मत्त हो गया । ओर बिचारा यह पागल शाहज़ादा अपने 
माता-पिता, घर-द्वार को छोड़ वन-वन में भटकन लगा । यदि वह 
कोई गुलाब का फूल देखता, तो उसे अपनी प्रिया समझ, उसके 
पास दाड़ जाता, इसी तरह वह (८६ |४५०:७) सर वृक्ष को माशूक़ा 
प्रिया) समझ प्यार करता | हरिन को देख वह उसे अपनी 
माशूक्रा समकता और उसके पास जाता | ऐसा ही उसका भाव 
था ; वह हर जगह उसे देखता ओर इन ज्ुद्र वस्तओं को अपनी 
माशूक़ा के रूप में परिणत कर डालता । किन्तु उसके प्रम 'का 
विषय भोतिक था, इसी से उसे इतना कष्ट भोगना पड़ा | 
राम कहता है, प्रम करो ओर मजने की तरह प्रेम करो 

किन्त इश्वर को, आत्मा को, उस परमात्मदेव को अपना प्रम- 
पात्र बनाओ । क्‍या सारा संसार ही सुख के पीछे पागल 
वा उन्मत्त नहीं हो रहा है ? और सुख “इश्वर' का ही पर्य्याय- 
वाचक शब्द है। मजनू विचारा जानता ही न था कि कहाँ परम 
सुख वा ईश्वर मिलता है । ब॒क्षों में, पशु-पक्षियों में जिस मजनू 
ने अपनी प्रियतमा का दर्शन किया था, उस मजन्‌ के समान 
जिस मनुष्य ने तत्त्व का दशन किया है, वही मनुष्य धन्य हे। 
एक दिन मजनू उसी वन में मूच्छित होकर गिर पड़ा। उसी 
समय उसका पिता उसको खोज में वहाँ आ पहेंचा। वह मजनूँ 
को धूल से उठाकर, भाड़-पोंछुकर कहने ल्गा--: प्यारे बेटे ! 
क्या तू मुझे पहचानता है?” मजनूँ बेसुध देखता रहा । 
माशूक़ा बिना उसकी दृष्टि में समस्त जगत्‌ शून्यवत्‌ था । उसके 
रोम-रोस से यही ध्वनि निकल रही थी, “कोन पिता, पिता कोन 


९०४ स्वामी रामतीयथ जिल्द तीसरी 


दे १” पिता ने फिर कहा, “मेरे प्यारे बेटे ! क्‍या तू मुझे नहीं 
पहचानता, में तेरा पिता हूँ ?” उसने उत्तर दिया, “पिता कोन ?” 
तात्पय्य यह कि क्या दुनिया में मेरी माशूका के सिवा ओर भी 
कोई चीज़ है ? 

जैसा प्रम मजने को उस भोतिक पदाथ, उस मांस ओर 
त्वचा के लिये था, बेसा ही तत्त्व के साथ प्रम रखना तत्त्वानुभव 
हे दिव्य प्रेम की इस उच्च शिखर में जब आप पहुँच जाते हैं, जब 
आप इतनी ऊँचाई पर चढ़ जाते हैं कि आप पिता में, माता में. 
प्रत्येक व्यक्ति में ओर किसी का भी नहीं, किन्तु केबल इश्वर 
का दशन पाते हैं, जब आप पत्नी में पत्नी का नहीं, किन्तु केवल 
उस परम प्रिय ईश्वर का दशन करते हैं, तब अवश्य आप 
स्वयमेव इंश्वर हो जाते हैं । हाँ, तब आप वास्तव में इश्वर के 
समज्ञ हो जाते हैं । 

जब तक मजनू जोबित रहा, तब तक वह अपनी भाशूक़ा 
(१७५४५ 0५८) को न देख सका | कवि आगे लिखता है कि ( मरने 
पर जब ) वह ख़दा के सामने लाया गया; तो ख़दा ने कहा-- 
“अरे मूढ़ ! तूने एक भौतिक, सांसारिक पदाथ को इतना 
क्यों प्यार किया ? जितना प्रम तूने अपनी प्रियतमा पर व्यथ 
किया, यदि तूने उसका कोटि अंश भी मुझे अपण किया होता, 
तो आज तक में बिहिश्त का फ़रिश्ता ( स्वग का देवता ) बना 
देता ।” कहा जाता है, सजनूँ ने उत्तर दिया, “ऐ खदा ! में तमे 
इस ( ध्रष्टता ) के लिये माफ़ कर देता हूँ । पर यदि सचमुच ही 
तुझे मेरे इश्क की इतनी चाह थी, तो तू स्वय' मेरी माशूका 
बनकर मेरे पास क्‍यों न आया ? यदि तू मेरी मुहब्बत 
का भूखा था, तो तुक मेरी माशुूका, मेरे प्रम का विषय बनना 
था ।” इस सजन ने तो खल ही उलटा दिया, किन्तु राम 
कहता है कि आपको सत्य स्वरूप के साथ ऐसा ही उत्कट 


जिल्द तीसरी दुःख में ईश्वर १०५ 


प्रम रखना चाहिये, अपने आत्मा को अवश्य प्यार करना 
चाहिये, उसे ही अपना प्रमपात्र समकना चाहिए । उसे प्यार 
करो, अनुभव करो, मजन्‌ की तरह अनुभव 'करो, ताकि ओर 
कोई वस्त आपके पास न आने पावे, जब तक कि वह 'प्रयतम 
सत्य स्वरूप के ही रूप में उपस्थित न हो। उसमे आप कंवल 
प्रियतम देव को देखो, ओर कुछ नहीं । 

इस पर शायद आप कहा, “क्या ज़रूरत है ? हम इसे 
अनुभव करना नहीं चाहते । हम तो अपन इस नरक में ही सुखी 
हैं।” तो राम कहता है, “सम्भव है कि आप सुखी हों, किन्तु आप 
का ध्येय वही हैं | अतः सड़क पर पर घसीटते चलन में समय 
नष्ट करन से क्‍या लाभ ? यहाँ आपका आना ही पड़ेगा: पर 
कोचड़ में चलकर परेशानी तो न उठाओ | रेल की ऊँची सड़क 
पकड़ो, बिजली की गाड़ी, नहीं-नहीं, विमान ले लो, खड़क 
के किनारे अपना वक्त बरबाद मत करो ।” 

ग्राप प्रतिदिन अपन अड़्ोस-पड़ोस का अवलोकन करो, 
क्या मालूम पड़ता है ? आप देखोग कि प्रकृति का ऐसा 
प्रबन्ध है कि आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाँय | यह एक 
नेसर्गिक घटना 2 । जब कोई मनुष्य शान्त, स्थिर, पवित्र ओर 
आनन्द की वत्ति में होता हैं, तब कुछ देर तक उस शान्‍्त, 
स्वस्थावस्था में रहने से बह देग्बता है कि उस अवस्था के साथ-साथ 
कोई अच्छी ख़बर आती है, वा कोई शुभ परिवतन होता है 
अ्रथवा कोई उत्तम घटना घटती ऐ निरुपवाद ऐसा होता ही है । 

उस साम्यावस्था में, उस शान्त; अचंचल दशा में रहो, 
ओर आप देखोगे कि कोई मित्र मिलने आता है, वा कोई प्रिय 
बसत मिलती है, अथवा आपके लिये कोई गोरव-जनक बात 
होती है । जब साधारण मनुष्य इस सफलता पर फूल उठत 
हैं, वा उसको आत्मिक मद्दक्त्व देते हें ( तब उन्हें दुःख मोगना 


१०६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ही पड़ता है ) | यदि आप उस भीतिक रूप को हृदय में स्थान 
दोगे, यदि आप उससे आसक्त हो जाओगे ओर उसे जकड़ 
रक्खोगे, उसे बेहद प्यार करने लगोगे, तो आप देख्ोगे कि 
अवश्यमेब कलछ्ु अकथ घटना घट जायगी, आर वह उस वस्क् 
को हर लेगी वा उसमें कोई नवीन ( अवांछित ) परिवतन 
पेदा कर देगी | यह देवी विधान है, यह टाला नहीं जा सकता । 

यदि इस विषय पर पुम्तकें नहीं लिखी गई हैं; तथापि 
देवी विधान यही है । इसी प्रकार जब आप किसी बवस्त मे 
आसक्ति रख उसके मोह म॑ अत्यन्त फंस जात हैं, जिससे 
कोई प्रसंग उत्पन्न होकर वस्तु को हर लेता है और आप 
दुशखी एवं निकृष्टतम होत हैं, तब दो प्रकार की घटनायें घटती 
हैं । कुछ लोग इस प्रकार मूह की खाकर बाद्य दशा को दोष 
देना, हाथ-पेर पटकना ओर बाह्य स्थिति की समालोचना करना 
आरंभ करते हैं | ऐसे लोगों पर ओर भी कड़ी डलमभरनें आती हैं; 
तब वे चिल्ला उठते हैं--“अरे ! विपत्तियाँ कभी अकेली नहीं 
आती |” ऐसा एक वार दुःख उठाने के बाद भी जो लोग 
अपने चित्त की समता प्राप्त नहीं करते, बल्कि दसरों की 
समालोचना करते ओर उन पर दोष लगाते रहते हे, वे क्षण-भंगुर 
अवलंब आश्रय) क पीछे छटपटाते फिरते हैं, क्योंकि बुरे दिन 
अकेले नहीं आते; परन्तु कुछ काल तक कष्ट भेलन पर उनके 
चित्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिसमें अदृश्य बल ग्राप्त 
हो जाता है । तब साम्यावस्था आती हे, “यद्भाब्यं तद्भवतु 
भाव का उदय होता है, तब उन वासनाओं के त्याग की वृत्ति, 
चित्त-प्रसन्नता तथा विश्व-व्यापक शान्ति की दशा उपस्थित होती 
है; तब दुःख के बादल दूर हो जाते हैं, ओर फिर बाहिरसे भी 
अच्छी अवस्था प्राप्त होती है। वे पुनः सत्पथश्रष्ट होते केवल 
बाह्य रूपों वा व्यक्तियों पर निभर रहने लग जाते हैं, जिससे फिर 


जिल्द तीसरी दुम्घ् में इंश्वर १9७ 


कठिनाइयों में जा फँसते है, ओर तब कुछ काल के बाद वे धर्म की 
शरण में आते है । कहते भी हैं कि विपत्तियाँ मनुष्य को धर्ममुख 
करती हैं (छा ति+फ्ार5 :ट्यत [७ ((!0])) । 

» इसी तरह आपके दैनिक जीवन में दिन-रात हुआ करती है 
प्रत्येक दुःख की रात्रि के बाद सुख की प्रभात आती है, और 
प्रत्येक सुख के दिवस के बाद दुःख की निशा होती है। जब 
तक आप बाह्य रूपों में आसक्ति रक्‍खेंगे, तब तक यह उत्थान 
ओर पतन होता ही रहेगा, एक के बाद दूसरे का आना जारी 
रहेगा । पर: इस आन्तरिक उत्थान-पतन का उद्दश्य क्‍या हें? 
आपको अपने भीतर के सूय्य का अनुभव कराना ही इस 
आन्तरिक पतनोत्थान का उद्दश्य है । 

प्रथ्वी पर रात्रि ओर दिवस होता है। पर सूख्य में सबदा 
दिन ही दिन रहता है । प्रथ्वी के घूमने से ही दिवा-रात्रि होती 
है, पर सूय्य में रात होती ही नहीं, वहाँ सदा दिव्य प्रकाश, 
सदा दिन रहता है । 

आप पर आपत्ति दुःख ओर चिन्तायें इसलिये आती हैं कि 
आप भीतर के बेकठ का अनुभव करें । इनका काम आप 
को यही सुमाने का है कि आप हृदयस्थ सूर्य्यों के सख्य, प्रकाशों 
के प्रकाश का अनुभव कर | ओर जिस समय आपन अनुभव 
कर लिया, उसी समय आप सारे सांसारिक दःख-ददों से, 
परिवतनों से परे हो गये । 

अच्छा, हम लोगों को उन्नत करना ही इन दुःख आदि का 
उद्दश्य कैसे हे ? सुख का प्रथमागमन हमें यह बतलाता है कि सुख 
सदा उसी समय मिलता है, जिस समय हम अपने भीतर के 
अत्मदेव से संलग्न वा निमग्न रहते हैं, अथवा जिस समय 
हम विश्व के साथ अपनी एकता भान करते है । इस प्रकार यह. 
हमें बतलाता है कि जब हमारी विश्व के साथ चित्त से एकता होती 


श्न्प स्वासी रामतीथ जिल्द तीसरी 


है, तब सब सुख हमार हो जाते हैं; तब वे हमें अवश्य मिलेंगे 
द्वी, यही देवी विधान है । बिपत्ति जो हैं, वह हमें बतलाती है कि 
में भोतिक प्रममथ वा मायिक विषयों में आसक्ति वा मोह का 
पीछा करती हैँ। कष्ठ हमें बतलाते हैं कि भातिक पदाशों 
में आसक्ति रखना, एवं इन भौतिक विषयों को सत्य समभमना 
ही दु.ख-दद एवं चिन्ता का लाना है। इस प्रकार ये दुःख हमें 
सूचित करते हें कि भोतिक पदाथ मिथ्या हैं, अतण्व बाह्य 
सांसारिक नाम-रूपों पर हमें अपना समय ओर शक्ति नष्ट न 
करनी चाहिये | सभी विपत्तियाँ यही शिक्षा देती हैं। राम सारे 
जगत्‌ के इतिहास को इसी देवी विधान से प्रतिपादित कर सकता 
हे। शेक्सपियर! ( ७८८५-४० ) के मर्चन्ट ऑफ़ बेनिस! 
£ शै०। ७५४ ५! ॥..॥॥ ५ ) नामक नाटक में आपने देगा होगा 
कि जब तक पोर्शिया (१४७ के शरीर में बसेनियो (।3/5587)०) 
आसक्त था, तव तक वह पतित था, सफल मनोरथ न हो सका । 
अर बक्सों को चुनते समय उसकी दशा अवशनीय थी, वह 
शुन्यावम्था में था; वह बड़ी ही भव्य स्थिति में था। वहाँ इंश्वर, 
देवता वा किली स्वर्गीय द्त का उल्लेख तो नहीं है, पर ध्यान 
पूवंक पढ़ने से पता मिलेगा कि जब उसका चित्त साम्यावस्था 
में था, जब वह इश्वर से अभिन्न हा रहा था; उसी समय वह 
सफल हुआ । भले ही शेक्सपियर ने इसे स्पष्ट न किया हो । 
कवि लोग इसका म्पष्ट चित्रण नहीं करते | पर है यह एक तथ्य, 
जो प्रतिदिन अनुभव सिद्ध, होता है । सब सुख्य यही उपदेश 
देते हैं कि आप सदा साम्यावस्था में रहें। वे यही बतलाते 
हैं कि आपकी समस्त विश्व ओर प्रकृति के साथ एकता होनी 
चाहिये। दुःख निषेधात्मक शिक्षा देते हैं । वे कहते हैं कि आप 
जगन्‌ के पदार्था से ममता कभी मत जोड़ें, और उन्हें कभी 
सत्य मत समझें। वे उपदेश देते हैं कि आप सबेगत इेश्वर का 


जिल्द तीसरी दुःख में उश्वर १०६ 
उच्छेदन मत करें, ओर न आप नाम रूप पर आसक्त होकर 
ईश्वर को ही भुला दें। सभी दुश्ख ओर सभी सुख आपको 
वेदान्त का पाठ पढ़ाते हैं । जब सब लोग इस पर विश्वास नहीं 
करते, तो क्या इससे कुछ ओर सिद्ध हो जाता हूं ? नहीं, इससे 
केवल यही सिद्ध हाँता है. कि इस सत्य को दुनिया नहीं समझ 
पाती, इसी से दुनिया दुःखी है । सत्य का अनुभव आप करों, 
फिर आप सुखी होगे । 

भारत म मिट्री के बरतन बनान के लिये अमेरिका के लसान 
मशीन ( कला / नहीं है। वहाँ कुम्दार चाक पर बरतन गढ़ते है । 

णो से एक गहरे भांडि में मिट्टी गूधी जाती है । ओर दोहरी 
रीति बर्ती जाती है। भीतर की ओर से किसी बस्तु का 
आधार देकर बाहर से उसे थपथपाते हैं, जिससे मिट्री क्रो 
बरतन में घड़ लेते हैं । 

बसे ही वे बाहरी थपेड़ आपकी उन्नति करा रहे हैं, आप 
को इंश्चर बना रहे हैं । यह दोडरा तरीक़ा है। भीतर का आधार 
बनाए रखिये। दुःख कठोर आघात हैं, ओर सुख अन्तर का 

श्रय हैं । सुख-दुःख के ज़ोर से चरित्र संगठित होता है । दुश्ख 
जो बाहिर से कठोर आपात-तुल्य है ओर सुख जो शआन्‍्तर 
आधार-तुल्य है--दीनों का ही उदच्ृश्य आपका आन्तरिक 
इश्वरत्व प्रकट करना, अन्तःस्थ इश्वर को व्यक्त करना, एवं 
आपकी दिव्य प्रकृति को प्रम्फुटित करना हैं | यह प्रकृति 
का नियम है कि ( उसकी ) तलवार के जोर के आगे आपको 
अपना ईश्वरत्व प्राप्त करना ही होगा । ओर यदि आप ऐसा 
नहंं। करते, तो तमाचे पर तमाचे, लात पर लात ही नसीब 
होंगे । यदि आप इससे बचना वा छुटना चाहते हैं, तो कृपया 
आत्मा का, निज सत्य स्वरूप का अनुभव करिये । यही 


ध्येय है | 


११० स्वामी रामतीयथ जिल्द तीसरी 


४), 98]0,9, 390|09५9, ॥8]2,.2५9 ९8.78. 


5278॥08 छा।0 |36808/0], "870५0॥), 58॥77. 


४५ ]0५ ७७.) ॥0॥॥7 ४8, 7704॥॥78 ॥7587', 


५५ 20756 ठछ्कात ]00078, 70[॥78 ऐएछ७7: 


५ ]४2८7५ ४६६७ ४०005, 778॥, 870 0॥7'05, 
जै५ 055 5ध0"87.8, ("8508708647 ४०0६5. 


[738676, (१87९€ छा)तं ४४७८४" ५४ ४७]९।९€, 


गुछ#8, ए876 5 70 70076 8 ' छट)४7१€ 2? 


०७०, 2४८७, 87)07), 870 (६।)67), 


जहा छी]67) 85 0 0076 8 ' म्रीशा 2 


१%॥]५5, 4/]8स्‍, ध70 ४७१)।७॥, &छा)0 ५४४१8 , 
हज ध ६9087: 5 80096 8 * छो86, ? 


#775६4, ]85६. &70 770, &87)0 88!0, 


जुणछ 676 7>6ए०070ऐ ६& / जाीात्ष ? 


!)॥8, (५6 87004 ॥७॥07/"20, ४0॥, 


:7'87958870॥॥४8 ॥रप067 076 800 85. 


पु॥€ 5०]९००७६, 00]80४. #709€026, ७ा£75, 
५60 (799६0 065९7प90007 ॥8 70। ४६४)६ 


#४85५, ।5, १॥0 667? ५)8]) 06, 


> 


(:670घ7067 07 (४६ ए७7४०७ '( $0 ४96 . 


» पु७७ ५४९४०६८५७६ 58।, ५।€ (3९६८ ४८, 
॥6 ४, 7॥0 ॥7?88. 7॥0 6. 


दुःख में इश्वर 


रास आनन्द - समुन्द्र लीन, 

अविचल , सुशान्त विकंप-हीन । 
मेरा आनन्द अति विशाल ; 

काई सके हि न क्घन टारू । 
मेरे रथ. की गति अविराध ; 

कोन करेगा. उसका रोध । 
मेरा दिया हुआ चपरास ; 

देवादिक पहने सहुलास । 
मेरा शब्दातीतानन्द, 

दिव्य,--- करे वाचा को मरून्‍्द । 
यहाँ वहाँ ओर जहाँ तहाँ--- 

'कहाँ ?” जहाँ पर है नहि वहाँ; 
भूत, भविष्य, सभी काल में -- 

गथवा “काल'-हीन काल में ! 
सब से अतीत, सब वस्तु में, 

प्रारंभ अन्त श्रों मध्य में। 
प्रश्नों शी कारण से परे, 

जो हे संख्या से भी परे। 
'कर्ता', 'कम, 'दृश्य' थी 'ज्ञान', 

जिसका उचित नहीं अ्रभिधान । 
'अस्ति', 'नास्ति', 'हे', 'था', का जाब, 

बस, देता हैं. श्रम में डाल । 
सबसे सच्ची 'अपनो' सत्ता, 

बस, वह प्रियवम आत्मा एक । 
जिसे तस्यागकर “हम, 'तुम', 'वह्द', 

इन सबका कोई नहीं विवक । 


११२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


यही 'सब' है, परम आत्मा है, जो ( सब कुड्ध होते हुए भी ) 
अवशनीय है; वही तुम हो--“तत्त्वमसि! । 

इस तत्त्व का अनुभव करो। जब ज्ञोग आकर राम के 
शरीर की पूजा करते हैं, तब राम अप्रसन्न होता है। राम के 
भीतर में इतना काफ़ी आनन्द, सुख, मोद भरा है कि प्रशंसा 
या धन द्वारा प्राप्त होनवाले सुम्य से वह मुक्त है । 

मेरा सुख अकथनीय ओर असीम ? | आन्तरिक ( आनन्द 
का ) दिव्य मूल इतना काफ़ी है कि उसने राम को नाम) 
कीर्ति वा द्रव्य के दरवाज़ पर सुख के लिये हाथ पसारने की 
आवश्यकता से मुक्त कर दिया है । मेरे भीतर काफ़ी सुख है। 

अरे ! अनुभव करो, अनुभव करो, उसे प्राप्त करो। वही 
मुक्त करेगा आपको इस याचक-प्रवृत्ति से, जो लोगों को 
सांसारिक सुख की खोज में प्रव्ृत्त कराती है । 

भारत में एक स्त्री के नो पुत्र थे। एक दिन उसके द्वारे 
एक भिज्ञुक आया, ओर उस (स्त्री ) ने उसे कुछ भिक्षा दी। वह 
भिन्नुक इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको आशीर्वाद दिया 
ओर भगवान से ऐसे प्राथना की “हे प्रभो ! इस देवी 
को तू सात बच्चों की माता बना ।” जब उस सच्चे भाव वाले साधु 
ने उसे सात बच्चों की मा बनाने की प्राथंना की, ता वह रुष्ट 
हा गई, क्‍योंकि यह उसके लिये शाप हा गया; क्योंकि उसके 
पहिले ही से ना लड़के थे, इससे उसके दो लड़कों की 
हानि होती थी । उसने फिर से आशीवांद देने की, उस भिन्नुक 
से ग्राथना की, और पुनः साधु ने वही आशीर्वाद दिया। वह 
स्री क्रोधित हो गदे ओर बहुत से लोग वहाँ इकट्र हो गये, और 
उसके क्रोध का कारण पूछने लगे। यह सुनकर उन लोगों 
को हँसी छूटी कि आशीर्वाद आशीवाद न होकर शाप हो गया । 
इसी प्रकार राम के अन्दर अकथनीय अरानन्द भरा है, सबों 


जिल्द तीसरी दुःख में इश्वर ११३ 


को उस आनन्द का उपभोग करने दो । वही हम सबों को मुक्त, 
इस संसार के सभी विषयों से मुक्त; करेगा । 

हिमालय की बरफ़ानी नदियों के कमलों के * समान शरीर 
को, व्यक्तित्व को, बिना किसी की दृष्टि और ज्ञान के ही 
विकसित होने दो । चाहे वह शरीर शूली पर चढ़ाया जावे वा क्रेद्‌ 
में रकखा जावे, चाहे महासागर की विशाल तरंगें इसे निगल 
जावें, वा उष्ण कटिबन्ध ( 0०770 2०7० ) की गरमी इसे 
भुलसा दे--अथवा ओर कुछ बाधा भले ही आ पढ़े, पर उस 
भीतर के निजानन्द का रंग भंग नहीं हो सकता | उसी आनन्द 
का, उसी परात्पर आन्तर सुख का, आप अनुभव करो, ओर 
जगत्‌ के सब दंभ ओर मूढ़ता एवं अन्धकार से परे हो जाओ । 

इश्वरों के अधीश्वर, देवों के अधिदेव बनो। “तक्त्वमसि 
तत्त्वमसि !!” ( दही तुम हो ! वही तुम हो !! ) 


8# ! 35 || 8# [!! 


( साधारण ) बातचीत 


गोल्डेन गेट दाल, बृहस्पतिवार, २२ जनवरी, १६०३ 


प्रश्न--“हम स्वाधीन होंगे”--स्वामी के इस कथन का क्‍या 
अथ हे ९ 

उत्तर--“हम स्वाधीन होंगे,” यह वाक्य यथाथ में प्रान्ति- 
मूलक है । हमारा स्वाथीन होना वास्तव में प्रान्तिसय है, क्योंकि 
हम इस समय भी स्वाधीन हैं, हम आदि से ही स्वाधीन हैं, हम 
कभी बन्धन या दासता में नहीं थे। इस प्रकार यह कहना; 
“हम स्वाधीन होंगे”, असलियत में ग़लत है। साधारण बात- 
'चीत में ज्ञान या ज्ञान प्राप्त करने के अथ में यह वाक्य बोला 
जाता है । आप जानते हैं कि गुलामी की कैद, जिससे इस संसार 
के लोग छूटते या उठते हैं, वास्तविक क़ेद या दासता वा बन्धन 
नहीं है, यह केवल ग़लत विचार, अज्ञान ओर मिथ्या ज्ञानाजन 
का फल है। दासता या बन्धन वास्तब में नहीं है, ओर सच्चे 
ज्ञान की प्राप्ति, सच्चे निज स्वरूप या आत्मा का अनुभव 
आपको तुरन्त स्वाधीन, सदा के लिये स्वाधीन कर देता है। वह 
स्वाधीनता कभी गई नहीं थी। इसलिये भविष्य में आनेवाली 
स्वाधीनता का विचार नहीं करना है, बल्कि उस स्वाधीनता का 
विचार करना है, जो सदा आपकी रही है, जो आपका 
जन्मजात रवत्व है, जो आपका अपना असली स्वरूप है । 

एक आदमी के गले में एक लम्बा बहुमूल्य हार था। एक 
समय वह उसे बिलकुल भूल गया। अपने गले में हार न 
पाकर उसे बड़ा रंज हुआ । उसकी खोज में वह इधर-उधर 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत ११३ 


मंटकने लगा, पर वह न मिला | किसी ने उससे कहा कि हार 
तो तुम्हारे ही पास है, ओर वह बड़ा खुश हुआ । यथाथ में 
हार मिला नहीं था, क्योंकि वह तो बराबर वें था। वह खोया 
नहीं था, बल्कि भूल गया था। इसी तरह आपका - सच्चा 
आत्मा, “में हूँ”, कंल, आज, सदा एकसाँ रहा है, और रहेगा; 
किन्तु मन या बुद्धि को केवल अज्ञान पर विजय पाना है। मन 
जब विश्वास करता है कि मूल्यवान्‌ हार मिज्न गया, तब इस अर्थ 
में हम कह सकते हैं कि आपकों अपनी स्वाधीनता फिर मिल 
गई | आपको अपना प्यारा हार मिल गया, जो यथाथ में कर्मी 
खोया ही नहीं था । 

प्रश्न--क्या हमारी आत्मा का व्यक्तित्व निरन्तर बना 
रहता है ? | 

उत्तर--आप समझ सकते हें कि इस प्रश्न का उत्तर 
“आत्मा” शब्द्‌ के अथ पर निर्भर है। यदि रूह ( 50०४ ) का 
अथ आत्मा माना जाय, तो वह न कभी जन्मा था। और न 
मरेगा | जब जन्म ओर मृत्यु ही नहीं, तो निरन्तरता कहाँ से 
आरा सकती है। यदि “आत्मा” को आप आने-जानेवाला शरीर 
या सूक्ष्म शरीर समभते हैं, तो जीवन की धारा अविच्छिन्न वा 
निरन्तर है । 

याज्ञवल्क्य के दो स्लियाँ थीं-मैगत्रेयी ओर कात्यायनी । वे 
ऋषि बड़े धनी थे । वे भारत के अत्यन्त सम्पत्तिशाली राजा 
के गुरु थे। दोनों स्लियों में अपना घन बॉट कर वन-नामन 
( एकान्त-सेवन ) को उनकी इच्छा हुई। मैत्रेयी ने अपना 
हिस्सा लेना नामंज़र किया | उसने कहा, यदि धन से अमरतां 
मिल सकती होती, तो मेरे पति उसका त्याग न करते । 

आप देखते हैं कि मैत्रेयी के दिल में यह खयाल पेदा हुआ 
कि “रे प्रिय पति, जो भारत के एक बहुत बड़े धनी है, इस 


११६ स्वामी रामतीथ॑ जिल्द तीसरी 


दौलत को छोड़कर दूसरी तरह का जीवन क्यों अपना रहे हैं । 
झवश्य ही एक तरह का जीवन छोड़कर दूसरी तरह का जीवन 
कोई भी मनुष्य ठब तक नहीं ग्रहण करता, जब तक नये जीवन 
में पुराने की अपेक्ता अधिक सुख, अधिक चेन नहीं समझता । 
हससे स्पष्ट है कि अपने वतमान जीवन की अपेक्षा मेरे पति 
को उस जीवन में, जिसे वह अ्रहण करनेवाला है, अधिक 
सुख-चन होगा ।” उसने सोचा और अपने पति से पूछा, “क्या 
सांसारिक सम्पत्ति की अ्रपेत्षा आध्यात्मिक सम्पत्ति में अधिक 
सुख है, अथवा इसके विपरीत है १” 

याज्षवल्कय ने जवाब दिया, “अमीरों की जिन्दगी जो 
है सो हे, परन्तु उसमें असली सुख, सच्चा आनन्द, वास्तविक 
स्वाधीनता नहीं है ।” तब मेत्रयी ने कहा, “वह कोन सी चीज 
है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य को रवतंत्र बना देती है, जिसकी 
प्राप्ति मनुष्य को लोकिक लोभ ओर तृष्णा से मुक्त कर देती 
है ? वह जीवन-सुधा मु बताओ, में उसे चाहती हूँ।” 

याज्वल्क्य का सब धन आर दोलत तो कात्यायनी के 
हाथ लगा; ओर मैत्रयी को उनकी सब आध्यात्मिक सम्पत्ति 
मिली । वह आध्यात्मिक सम्पत्ति क्या थी ९ 

न वा अरे पत्यु; कामाय पतेः शिय्ते भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भव।ते । 

न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया 
जिया भवति । ( बृह० उपनिषद्‌ ) 

इस पंक्ति के कई अथ हैं। मोक्षमूलर ने इसका कुछ और 
ही अथ किया है। बहुतेरे हिन्दू एक दूसरा ही अथ करते हैं। 

एक अथ के अनुसार “पति के प्रिय होने का कारण यह 
नहीं है कि उसमें कुछ गुण हैं, या उसमें कोई विशेषता है; 
प्यार के योग्य है, उसके प्रिय होने का सबब यह है कि वह 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत ११७ 


ख्री के दपंण का काम देता है।जिस तरह से हमें शीशे में 
अपना प्रतिबिम्व दिखाई पड़ता है, उसी तरह अपने पति रूपी 
दर्पण में स्ली अपने आपको देखती है; और इसीलिये वह 
पति को प्यार करती है, इसीसे पति उसे प्यारा है ।” 

दसरा अथ यह है कि “श्री पति के लिये नहीं प्यार करती, 
बल्कि इसलिये कि उसे पति में सच्चे तत्त्व, परमेश्वर, सच्चे 
परमात्मा के दशन होने चाहिये ।” 

आप जानते हैं कि यदि प्रम के पलटे में प्रम नहीं मिलता, 
तो कोई प्रेम नहीं करता। इससे जाहिर होता है कि दूसरों 
में प्रतिबिम्बित केवल अपने आप ही को हम प्यार करते है 
हम अपने सच्चे आत्मा को, भीतरी ईश्वर को, देखा चाहते हैं, 
ओर कभी किसी बस्तु को हम उसी के लिये प्यार नहीं करते । 

यह एक कल्पना है । इसे जॉँचिये, इसकी छान-बीन 
कीजिये, ओर आपको यह मालूम द्ोगा कि वस्तुओं के प्यारी 
होने फा कारण सच्चा अपना आप है। सम्पूर्ण मबुरता आप 
के भीतर के सच्चे अपने आप (आत्मा ) में है । ऐसे भावों 
का दुरुपयोग न करा। जो सीढ़ी सदा आपके चढ़ने के लिये 
लगी है, उसे अपने को अ्रज्ञान या संकट में गिराने या उतारने- 
घाली न बनाओ । इस मामले को जाँचों, ओर देखोंगे कि 
सच्चा माधुय, सच्चा आनन्द, सच्चा सुख कहाँ है। आप 
जानोगे कि वह केवल आपके अपने-आप, सच्ची आत्मा, 
अर्थात्‌ इश्वर में है । इसे देखो ओर स्वतंत्र ( मुक्त ) हो जाओ | 
इसे जानो ओर सब सांसारिक आकांक्षाओं से ऊपर उठो। 
अपने को उठाओ, इन सब नीची, तच्छ इच्छाओं से अपन को 
ऊपर उठाओ । इंश्वर से एक हो जाओ | 
'नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा: प्रिया भवनयात्मनस्तु कामाय पुत्रा 
प्रिया भषन्ति ।  ( छुद० उपनिषर ) 


११८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


“सचमुच, लड़के के लिये लड़के प्यारे नहीं हैं, किन्तु अपने 
( आत्मा के ) लिये लड़के प्यारे हैं ।” 

“लड़के सच्च अपने आप, सच्ची आत्मा के लिये प्यारे है ।” 
जब आपके लड़के आपके विरुद्ध हो जाते हैं, तब आप खिन्न 
होते हैं, उन्हें भगा देते हैं, अपने पास से 'हटा देत हैं । शरे 
तब तो आप देख सकते हैं कि लड़के किसके लिये प्यारे थे। 

उदाहरण के लिये, आपको अपने लड़के के लिये कुछ कपड़ों 
की ज़रूरत पड़ती है। आपको कपड़े बहुत अच्छे लगत हैं, परन्तु 
कपड़े कपड़ों के लिये आपको प्यारे नहीं हैँ, बल्कि लड़के के लिये 
प्यारे हैं। लड़का कपड़ों से अधिक प्यारा है। इस तरह हम 
देखते हैं कि लड़का अपने निजरवरूप आत्मा के लिये प्यारा 
लगता है। आत्मा में। सचे अपने आपमें अवश्य ही लड़के से 
अधिक सुख वा अधिक आनन्द द्वोगा । 

मं वा अरे वित्तसय कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय विश्व 
प्रियं भवति ॥ £ ॥ ( कृहदारण्यक उपनिषद्‌, दूसरा अध्याय, ४ आक्षण ) 

“सचमुच, सम्पत्ति के लिये सम्पत्ति प्यारी नहीं होती, किन्तु 
अपने आपके लिये सम्पत्ति प्यारी होती है ।” 

आप इस देवता ओर उस देवता से विनय करते हैं, और 
कहते हैं कि “हे देव ! आप बड़े श्रेष्ठ हें, आप बड़े ऋृपालु 
आर दयालु हैं, आप बड़े सुन्दर हैं, आप ही सब कुछ करते 
हैं ।” इत्यादि । ऐसा आप क्यों कहते हैं ? इसलिये कि देवता 
आपकी जरूरतों को पूरा करता है, इसी कारण से कि देवता 
शझापके अपने आपकी, आपमें असली सच्चे अपने आपकी 
सेवा करता है । देवता के लिये आप देवता की विनय नहीं 
करते, बल्कि अपन लिये करते हैं। इस पर ध्यान दो। सच्चा 
अपना आप सब सुखों का, आनन्द का मूल हे । इसे जानो 
ओर इसे अनुभव करो । क्‍ 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत ११६ 


हिन्दुस्थानी कठपुतली के तमाशे में एक आदमी परदे के 
पीछे बैठा रहता है, ओर उसके हाथ में बहुत से महीन तार 
होते हैं । ये तार पुतलियों की स्थूल देह से जुड़े रहते हैं । जो 
लोग पुतलियों का नाच देखने आते हैं, उन्हें ये महीन तार 
नहीं दिखाई पड़ते, ओर न उन तारों का खींचनेवाला ही 
परदे के पीछ बेठा देख पड़ता है। इसी तरह, इस संसार में, ये 
सब स्थूल शरीर; स्थूल कठपुतलियों के तुल्य हैं। आम तौर से 
लोग इन्हीं स्थूल शरीरों को वास्तविक रूप से करने- 
घाला, स्वतंत्र और कत्ता मानते हैं, ओर बाह्य देह-दृष्टि अथांत्‌ 
परिच्छिन्नात्मा की ही दृष्टि से सब बातचीत करते हैं । वे शरीर 
को स्वतंत्र कर्ता समभते हैं, ओर यदि उनके मित्र तथा नातेदार 
उनके अनुकूल कुछ करते हैं या उनकी सेवा-शुश्रुषा करते हैं, तो 
वे प्रसन्‍न होते हैं । पर यदि मित्र ओर नातेदार उनके विपरीत 
काम कर बेठते हैं, तो घृणा, निराशा, फूट और बेचैनी पैदा हो 
जाती' है, ओर मित्रों तथा नातेदारों को चाहन के बदले बे 
उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं । ये एक ग्रकार के लोग हैं। 
दूसरे प्रकार के लोग, जो उच्च श्रणी के हैं, महीन तार, डोरों पर 
बड़ा जोर देते हैं। ये लोग अधिक बुद्धिमाकः अधिक तत्त्वन्न 
ओर अधिक आध्यात्मिक हैं । ये लोग महीन तार रूपी डोरे की 
सारी महिमा बताते हैं । स्थूल शरीर से रहित ओर स्वतंत्र 
भोतिक वस्तु वा भूत-प्रत को ये लोग प्रत्येक कम का सच्चा 
कारण समभते हैं। भूत-प्रेत से अभिप्राय इनका निज श्रात्मा 
नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर है। अपनी हद तक ये लोग ठीक हैं। ये एक 
कारण ओर काय की दृष्टि रखते हैं। ये सूछ्म तार ओर स्थूल 
शरीर पर उसके अभाव को देखते हैं, परन्तु हम जानते हें कि 
मनुष्य से सम्बन्ध रखनेवाली शक्ति, परदे के पीछे असली तस्‍्त्व 
वा वस्तु, इन मद्दीन तागों या तारों को खींचनेवाली असली 


१२० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


शक्ति, सबको भान करनेवाली शक्ति, ये सबके सब यथाथ में 
उसी अकथनीय शक्ति स्वरूप आत्मा से नियंत्रित होते हैं, जो 
देश, काल या वस्तु से परिन्छिन्न नहीं हे । यही सच्ची 
अमरता, यथार्थ सुख, आनन्द ओर प्रसन्नता है। यही सब कुछ 
है। यही आत्मा है । 

इन सब उपद्रवों से स्पष्ट होता है कि लोगों के ये सकल 
सम्बन्ध ओर सम्पक मानो मानव-जाति के लिये उपदेश हैं, वे 
मतृष्यों के लिये एक प्रकार की शिक्षा हैं। आपके सांसारिक 
सम्बन्ध ओर सम्पक आगे चलकर जिस महान अवस्था में आपको 
खींच ले जाते हैं, वह अपने निज स्वरूप का अनुभव है, जो तार 
खींचनेवाला या पर्दा की आट में असली तत्त्व है। ये उपद्रव 
आप पर स्पष्ट करते हैं कि आपको अपने आपका अनुभव करना 
चाहिये, आपको अपने स्वरूप की असलियत का बोध होना 
चाहिये, जो सबके पीछे है, जो मनुष्य के मन और शरीर का भी 
शासक ओर नियन्ता है। लोगों के मन ओर शरीर भी इस परम 
शक्ति, इस दाघ्तविक प्रम, इस उत्कृष्ट तत्त्व के शासन के अधीन हैं। 

इस तरह यह देखना ओर समभना है कि जब आप किसी 
सुहृद का अवलोकन करते हैं, तव आप उसकी ओट में स्वयं 
अपने शुद्ध स्वरूप का अवलोकन करते हैं; जब आप उसे 
बातचीत करते सुनते हैं, तब सुनने की क्रिया का नियमन 
आपके भीतर के निज स्वरूप द्वारा हो रहा है; जब किसी मित्र 
की शक्ति आपके ध्यान में आतो है, तब उसके भीतर परमेश्वर 
पर आपका ध्यान जाता है; जब आपको इस शक्ति का परिक्षान 
हो जाता है, तब आप धोखे में नहीं होते, आपको क्लेश नहीं 
होता, आप क्षुभित नहीं होते । 

“ठीक जेते लोग जड़ पुतलियों को देखते हैं, उसी तरह बे 

जानते दें कि इस सबझे पीछे शक्ति मेरा सच्चा स्वरूप हे । 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत १२१ 


लोगों के कामों के पीछे की ताक़त को देखो । उसका अनुभव 

करो, ओर जानो कि तुम वह्दी हो। उस्ते भो उसी उम्रता या 
गंभीरता से जानो, जिस उम्रता से तुम रूप ओर रंग को 
जानते हो । ह 

ग्रह्म त॑ परादाद्‌ योअम्यत्राव्मनो ब्रह्म वेद । 

छत्र त॑ परादाद योअन्‍्यत्रात्मनः ज्षत्र॑ वेद । 

लोकास्त॑ परादुयोअन्यत्राव्मगो लोकान्‌ वेद | 

देवास्त॑ परादुयोअम्यत्राव्सनोी देवानू. वेद । 

भूतानि ते परादुयॉजल्यप्रात्मनो भूतानि वेद । 

सव ते परादाद योजञ्वयन्नाव्मस।ः सर्वे वेद । 

हद ब्रह्म, इद चत्र, इसे लछोकाः, इमे देवाः । 

इहमानि भूतानि, इंढे सं, यदयमात्मा ॥ ६ ॥ 

( छह ० उपनिषद ) 
“जिस किसी ने ब्राह्मणत्व को अपने आत्मा से अन्यत्र दंखा, 

उसे त्राह्मणत्व ने त्याग दिया। जिस किसी ने क्षत्रियत्व को 
अपने आत्मा से अन्यत्र देखा, उसी को ज्षत्रियत्व ने त्याग 
दिया । जिस किसी ने लोकों को आत्मा के तिवाय कईीं अन्यत्र 
समभा, उसी को लोकों ने त्याग दिया। जिस किसी ने 
देवताओं न दूर कर दिया । जिस किसी न प्राणियों को आत्मा 
के सिवाय कहीं अन्यत्र देखा, उसी को प्राणियों ने त्याग दिया । 
जिस किसी ने भी किसी भी वस्तु को आत्मा के सिवाय कहीं 
अन्यत्र देखा, उसी को हरणएक वरतु ने त्याग दिया। यह 
आआाह्मण॒त्व, यह ज्ञत्रियत्व, ये लोक, ये देव, ये प्राणी, यह सब 
बह्दी आत्मा है।” यह तो आत्मदेव को स्पष्ट ओर सरल व्याख्या 


ड्ट। 
: इसे अपने दिलों में उतर जाने दो, ओर तब आप अनुभव 


१२२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


करोगे कि आप स्वाधीन हैं, तब आप अपना जन्मस्वत्व लोटा 
पाओगे । 

“ये ब्राह्मण-वर्ग, वेद, सब कुछ वही आत्मा है”, यह इश्वरीय 
नियम है । यदि किसी भौतिक पदार्थ पर आप उसी निमित्त 
भरोसा या निर्भर करोगे, तो वेद ओर ईश्वरीय नियम ५ देवी 
विवान ) के कथनानुसार आपको परास्त होना पड़ेगा । आपको 
अपनी इच्छित वस्तुओं से परे होना चाहिये | यही विधान है । 
जब किसी महान्‌ पुरुष या किसी अति शक्तिशाली शासक के 
सामने आप पहुँचते हो, ओर उसके शरीर या उसके व्यक्तित्व 
पर आप भरोसा करने लगते हो, तब, बेद का कथन है, तुम 
यहुत ही निबल नरकुल का सहारा लेते हो, ओर आप गिर 
पड़ोगे । आप पाप करते हो, क्योंकि उसकी सच्ची वास्तविकता 
या आत्मा की अपेत्ता आप उसके शरीर को अधिक महत्त्व 
देते हो | सत्य वस्तु के स्थान पर आप भूठे रूप-रंग को बेंठाते 
हो | आप अन्तर्गत परमेश्वर को, भीतर के आत्मतत्त्व को 
भरूठा करते हो | आप प्रतिमा पूजते हो, आप शरीर की आकुति 
की उपासना करते हो, आपकी पूजा केबल मूर्ति-पूजा है, न 
कि परमात्म-या ईश्वरूपूजा, ओर आपको इसके परिणाम- 
स्वरूप व्यथा ओर पीड़ा भोगनी पड़ेगी | यही देवी विधान है। 
बेद कहते हैं कि व्यावहारिक संसार में विचरते समय अथवा 
अपने सांसारिक कामों के करते समय भी परमेश्वर या 
अन्तरात्मा पर दृष्टि रक्‍्खो। लोगों को चाहिये कि सांसारिक 
कामों को कम महत्त्व का मानें, उन्हें स्वप्न-मात्र समभें, न कि 
अन्तर्निहित सत्य या आत्मा के समान महत्त्व-पुर्ण सममें। 
तत्त्व को व्यक्तित्व से अधिक समझो । मित्र का चित्र उसी चित्र 
कीं खातिर नहीं, बल्कि मित्र की खातिर प्यारा होता है। मित्र 
चित्र से अधिक प्यारा है। पदार्थों के सम्धन्ध में रबय॑ पदा््न की 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत १२३ 


अपेक्ता असली तत्त्व को ही अधिक देखना चाहिये। ऐसा करने 
से सांसारिक सम्बन्ध ओर सांसारिक काम बड़ी मधुरता से, 
सरलता से, अविषमता से चलेंगे । अन्यथा संघर्ष, दिक़क्रत और 
क्लेश होगा । यही विधान है । 

यहाँ पर हम एक कहानी कहेंगे:-- 

एक छोटे गाँव में एक पगली औरत रहती थी । उसके पास 
मुग़ो था। गाँव के लोग उसे छेड़ा करते थे, उसके नाम धरा 
करते थे, आर उसे बहुत परेशान करते और क्लेश पहुँचाते थे । 
अपने निकट रहनेवाले अपने गाँव के लोगों से उसने कहा--“तुमर 
मुझे तंग करते हो, तुम मुझे हैरान ओर दुःखी करते हो; देखो, 
अब में तुमसे बदला लँँगी, में तुम्हारी करतूतों का प्रत्युत्तर 
दूँगी ओर तुमसे सख्त बदला लूँगी ।” पहले तो लोगों ने उसके 
कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया । बह चीखी, “गाँववालो, 
खबरदार ! सावधान ! में तुम पर बड़ी सख्ती करूँगी।” उन्होंने 
उससे पूछा कि “तू कया करनेवाली है ।” उसने कहा--“में इस 
गाँव में सूय न उदय होने दूँगी ।” उन्होंने उससे पूछा कि “किस 
तरह तू ऐसा करेगी ।” उसने उत्तर दिया, “जब मेरा मुग्ों बाँग 
देता है, तब सूय उदय होता है । यदि तुम मुझे इसी तरह दिक़क् 
करते रहोगे, तो में अपना मुर्गा लेकर दूसरे गाँव को चली 
जाऊँगी, ओर तब इस गाँव में सूय न उदय होगा ।” 

यह सही है कि जब मुर्गा बाँग देता था; तब सूय उदय होता 
था, किन्तु मुर्गे की बाँग सूर्यादय का कारण न थी। कदापि 
नहीं । उसे बड़ा कष्ट था, उसने गाँव छोड़ दिया, और दूसरे 
गाँव को चली गई । जिस गाँव में वह गई, वहाँ मुर्गा बोला 
झोर उस गाँव में सूर्यादय हुआ । किन्तु जिस गाँव को वह छोड़ 
आई थी, उसमें भी सूये उदय हुआ | इसी प्रकार मुर्गे का बाग 
देना आपकी अभिलाषाओं की याचना ओर चाह भरी प्रकृति 


१२४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


है। आपकी अभिलाषायें मुर्गे की बाँग की तरह हैं, ओर 
आपकी इच्छित वस्तुओं का आपके सामने आ जाना सूर्योदिय के 
समान है | इच्छित वस्तुओं की चाह या उत्कट अभिलाषा का 
उत्थान, शासन) नियंत्रण ओर नियमन एक अनन्त वा शुद्ध 
आत्मा रूप सूर्य के अधीन होता है। सच्चा स्वरूप वा शासक 
सूय ही है, जो सुबह या शाम, दिन या शत को उत्पन्न किया 
करता है। इसी शुद्ध आत्मा व अनन्त वस्तु के अधीन सब 
सांसारिक व्यवहार परिचलित और अनुशासित होते हैं । यह 
इन्द्रियों में प्रवेश कर जाता है । यह तार खींचनेबाला ( सूत्रधारी ) 
उक्त सूर्यों के सूय और ग्रकाशों के प्रकाश स्वरूप से नियंत्रित 
होता है | यह याद रक्‍्खो । 

साधारणतः लोग ये सब बातें तुच्छ, भिखारी, भुक्खड़ और 
स्वार्थी जीवात्मा पर आरोपित करते हैं । यह भूल न करो, ऋपया 
इससे बचो । जाँचो तो । जो सूय मुर्गे की आँख में प्रवेश करता 
है, ओर उसका गला खोलकर उससे बाँग द्लिवाता है, प्रातःकाल 
को सुशोभित करनेवाला भी वही सूय है | किन्तु मुर्गे की बाग 
आर सवेरे का होना वास्तव में सूर्य की सुख-प्रद गरमी और शक्ति 
द्वारा शासित या सम्पादित होता है। एक ओर इन जीवित 
पदार्थों को, और दूसरी ओर अपने बिचारों को देखो, ये सब 
उसी सूर्यों के सूय; प्रकाशों के प्रकाश, वास्तविक स्वरूप, 
आत्मा, असली अपने आपसे शासित, नियंत्रित और बेधित 
या व्याप्त होते हैं । इस तत्त्व को जानो, ओर स्वाधीन बनो | 
मिथ्या आरोपण सत करो। रालत अथे न निक्रालों। पदार्थों 
को ही सच्चा मत समझो | जब हम वस्तुओं को ही पीड़ा और 
रंज का असली कारण सममभते हें, तब हमारा विश्वास मिथ्या 
है। ऐसा समझो, ऐसा अनुभव करो, ओर सब चीज़ों को 
एक गहरा मज़ाक़, मदहाव्‌ नाटकीय अभिनय (खेल ) मानों । 


जिल्‍्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत १२५ 


कोई क्लियोपेट्रा ( (:!०००४४७ ) या मैकबैथ ( (७८०८४ ) 
का अभिनय ( खेल ) भले ही करे; क्रितु असलियत में बह 
आत्मघाती या नरघाती नहीं है; वह राजा या रानी नहीं है। 
वह केवल अभिनेता ( 8०४० ) है; ओर वह अमुक-अमुक 
भलामानुस है। इसी तरह, आप कोई भी काम करो) पर यह 
न भूलो कि आपका सच्चा स्वरूप परमेश्वर है। जान लो कि 
“में हूँ” निर्विकार है, वह्दी सम्पू्ण आनन्द है। समग्र सुख है।. 

इसे न भूलो । इसे समभो ओर मुक्त वा स्वतंत्र हो जाओ । 

स यथा दुग्-ुभेहन्‍्यमानस्य न बाह्मात्‌ रब्दाज शकनुयाद ग्रहणाय, 

दुन्दुभेस्तु अहरणणेन दुन्दुभ्याघातस्प वा शब्दों गुद्दीत; ॥ ७ ॥ 
(बृह० उप० आण० रब्रा" ४ मं० ७) ., 

“अब जिस तरह ढोल का शब्द, जब वह पीटा जाय 
बाहर से नहीं पकड़ा जा सकता, किन्तु शब्द तभी पकड़ा 
जाता है, जब ढोल या ढोल का पीटनेबाला पकड़ा जाता है ॥” 
हसी प्रकार इच्छा के सब भोतिक पदाथ तभी पकड़े जा सकते 
हैं, जब कि बह जो उनकी उत्पत्ति का मूल है, ओर जिससे 
वे निकलते हैं, पकड़ा जाता है । 

स यथा शंखस्य ध्मायमानस्थ न बाह्याज_शब्दाज्‌ शकनुयाद्‌ अहणाय, 
शंखस्य तु ग्रहशन शंखध्‌मस्य वा शब्दो ग्रहीतः ॥ ८ ॥ 

“जिस प्रकार शंख की ध्वनि, बज़ते समय, बाहर से नहीं 
पकड़ी जा सकती, किन्तु ध्वनि तभी पकड़ी जा सकती है, जब 
शंख या शंख का बजानेवाला पकड़ लिया जाता है।” 

इसी प्रकार जिसकी ब्रह्म से एकता है, उसकी सब इच्छायें परि- 
पूर्ण हो जाती हैं। उसे कभी कोई धोखा न देगा। जसे कभी 
कोई पीड़ा या कष्ट प्राप्त न होगा । 

स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पशोनां त्वोकायनमे, 
एवं सर्वेषां गन्धानां नासिका एकायनम, एवं सर्चेषां रसानां जिद्ने कायनम, 


१२६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


एवं सर्वेषां रूपाणां 'चचुरेकायनम्‌ , एवं सर्वेपां शब्दानीं श्रोत्रमेकायनम्‌ , 
एवं सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनम्र्‌ , एवं सववा्सां विद्यानाम्‌ हृदय- 
मेकायनम , एवं सन्नैंषां कर्मणां हस्तातअेकायनम्‌ , एवं सर्वेषासानन्दाना- 
सुपस्थ एकायनम्‌ , एवं सर्वेषां विसर्याणां पायुरेकायनम्‌ , एवं सर्वेषामध्वतां 
पादावेकायनम्‌ , एवं सर्वेयां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ १$ ॥ 

“जिस तरह जल-समात्र का केन्द्र समुद्र है; इसी प्रकार 
सब स्पशों की त्वचा, सब गन्धों की नाक, सब रसों ( स्वादुओं ) 
की जिहा, सब रंगों का नेत्र, सब शब्दों का कान, सब 
संकल्पों का मन, सब विद्या का हृदय, सब कर्मों का हाथ, सब 
आनन्दों का उपस्थ, सब्र त्यागों की पायु) सब गतियों का पेर ओऔर 
सब वेदों की वाणी केन्द्र वा गति है ।”? 

उसी तरह सम्पूर्ण संसार ओर संसार के सब पदा्थ अपना 
केन्द्र निज स्वरूप, पवित्र श्रात्मा में रखते हैं । सब रंगों का केन्द्र 
भी उसी में है। सब शब्दों, रंगों, रसों, इन्द्रियों द्वारा कर्मों का 
अपना केन्द्र केवल आत्मा या निजस्वरूप में मिलता है। उसी 
से हरएक वस्तु निकलती है । 

स यथा सेन्धचवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयते, न हास्योद्‌ 
ग्रहणायेव स्पात्‌ । यततो यतस्त्वाददीत लवणमेव । एवं वा अर हद महद्भूत 
मनन्‍्तमपारं विज्ञानघन एवं, एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्य्रेवानु विनश्यति, 
न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमि, इति होवाच याज्ञवशक्य: ॥ १२ ॥ 

“पानी में डाला जाने पर निमक का ढेला जिस तरह 
गल जाता है ओर फिर निकाला नहीं जा सकता; किन्तु सब 
कहीं ( पानी में ) हमें निमक का ही स्वाद मिलता है, उसी तरह 
सचमुच, ऐ मेत्रेयी, यह अनन्त, निःसीम, महद्भूत्‌, जो विज्ञान- 
स्वरूप-मात्र है, इन तत्त्वों से आविभत होता है, ओर फिर 
इन्हीं में विलीन हो जाता है। हे मैत्रेयी ! में कहता हूँ, जब वह 
चला जाता है; तब कोई संज्ञा नहीं रहती |” यह याज्षवल्कय॑ 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत १२७ 


नें कहा । इन तत्त्वों का अनुभव हो जाने पर मनुष्य की उससे 
एकता हो जाती है, तब वह नाम ओर रूप के आश्रित नहीं 
रहता । 
सा होवाच मैत्रेयी, “अश्रेव मा, भगवान्‌ मूमुद्दत्‌, न प्रेत्य संज्ञास्ति', 
इति । न्‍ 

तब मेत्रेयी ने कहा, यह कहकर आपने मुझे श्रम में डाल 
दिया कि “जब वह चला जाता है, तब उस (प्रेत) की 
संज्ञा नहीं रहती ।” 

मैत्रयी के मन में सन्देह हुआ कि यदि यह आप ही सब 
क्लेशों का लानेबाला है, यदि यही कष्ट ओर रंज तथा प्रत्येक 
उत्पत्ति का कारण है, यदि हमारा मन कुछ भी नहीं है; यदि 
हमारा व्यक्तित्व जब विनष्ट हो जाता है; तब तो अवश्य हमारा 
पूर्ण लोप है। इसलिये उसने कहा, “मैं बिलोप नहीं चाहती । 
आपका यह अपना आप किस काम का जब कि वह विलोप, 
मृत्यु, विनाश रूप है ? में इसे नहीं चाहती, यदि सबस्व खोना 
पड़ेगा, तो भी में इसे नहीं चाहती ।”” 

स होवाच, न वा अरे5हं मो ब्रवीम्यल वा, अरे इृर्द विज्ञानाय ४१३॥ 

यत्र हि हू तमित्र भवति तदितर इतरं जिप्नति, तदितर इतरं पश्यतिं, 
तदितर इतर ऋणोति, तदितर इतरसभिवदति, तदितर इतरं मजुते, 
तदितर इतर विजानाति: यत्र वा अस्य सवमात्मैवाभूत्‌, तत्‌ केन क॑ जिप्नत्‌, 
तत्‌ केन के पश्येत्‌, तत्‌ केन के शण॒ुपात्‌, तत्‌ केन कममभिवदेत्‌ड तल 
केन क॑ मन्वीत, तत केन के विज्ञानीयात ? येनेद सर्वे विजानाति, त॑ केन 
विजानीयात ? विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्‌ ? ॥ १४ ॥ 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--“ऐ मैत्रेयी, मेने भ्रम में 
डालनेवाली कोई बात नहीं कही | प्रिये ! जानने के लिये यह 
काफी है । क्‍योंकि जद्दोँ यह होत-सा होता है, बहीं एक दूसरे 
को सूँघता है, एक दूसरे को देखता है; एक दूसरे को 


श्श्प स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


सुनता है; एक दूसरे का अभिवादन करता है, एक दूसरे को 
मनन करता है, एक दूसरे को जानता है। किन्तु जब इसका 
आत्मा ही यह सब कुछ हो गया, तो कोन किसको सूँघे, 
कोन किसको देखे, वह किससे किसको सुने; कैसे वह 
किसी का अभिवादन करे, किससे किसको मन में लाबे, 
किससे किसको जाने ? जिससे इस सबको वह जानता है, 
उसको वह किससे जाने ? प्रिये ! वह्‌ विज्ञाता ( अपने ) को 
किससे जाने ९” 

न सुनने के दो कारण हो सकते हैं।ण्क तो यह्‌ कि कोई 
मनुष्य बहरा ओर गँगा हो, और दूसरा यह कि आपसे 
बाहर (परे या प्रथक्‌ ) कोई शब्द ही न हो । ऐसे ही 
न देखने के दो हेतु हो सकते हैं । एक तो आपका 
अन्धापन, ओर दूसरे आपके सिवाय किसी ओर बसु 
का न होना; जिसे आप देखें। न सघने के भी दो ही कारण 
हो सकते हैं । एक तो आपकमें सँघने की इन्द्रिय का न होना, 
दूसरे आपसे बाहर सूघी जानेवाली किसी वस्तु ही कान 
होना । इस तरह यहाँ मैत्रेयी ने यह शंका की है कि यदि 
( अद्वेत अवस्था में ) वास्तविक वा शुद्ध आत्मा से ही हमें सुनना, 
देखना, सूँघना, रसास्वादन करना पड़ता है, तो ( ऐसी 
अवस्था में ) वस्तुतः क्या हम बहरे ओर गँगे या अंधे तो 
नहीं हो जाते ? इस शंका का समाधान यह कहकर फिया 
गया है कि अपने भीतर शुद्ध आत्मा में देखने का कारण ऐसा 
नहीं है, बल्कि इसलिये है कि अनन्त स्वरूप ( आत्मा ) के 
सिवाय कोई ओर वस्तु है ही नहीं, जिसे आप देखें। यह 
बात नहीं है कि सुनने की शक्ति न रहने के कारण आप कुछ 
नहीं सुनते, बल्कि कारण यह है कि सुनने को कुछ हे ही 
नहीं । न कोई द्वेत है, न परिच्छिन्नता है। ऐसे ही न कोई पदाथ हैं 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) वातचीत १२६ 


जिनका आप मनन करें। वहाँ आप कुछ नहीं विचारते, इसका 
कारण यह नहीं है कि आपकी बविचार-शक्ति जाती रहीः बल्कि 
इसलिये कि आत्मा के सिवाय कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं । 
फिर, यह दिखलाया गया है कि वहाँ केवल अनन्त आत्मा 
होने से वही अनन्त आत्मा कानों के सुनने ओर नाक के 
सँघने का कारण है | यह सब कुछ आत्मा की ही शक्ति के 
कारण से हे। नेत्र देखते हैं, तो आत्मा के ही प्रताप और 
प्रकाश के कारण | एक अनन्त आत्मा ही सकल इन्द्रियों के 
अम्तित्व का हेतु है । 

मन जब उस अनन्त अवस्था में; उस अवशनीय लोक में 
पहुँच जाता है, तब ( अपने से भिन्‍न कुछ ओर ) वह अनुभव 
नहीं कर सकता ; क्योंकि विचार वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता । 
विचार-शक्ति उसको जो स्वयं उसका शासन करता हो, कैसे वेध 
सकती है ? 

कल्पना करो कि हमारे पास दो फलटोंवाला एक चिमटा 
है । यह चिमटा आपकी अंगुलियों के अधिकार में होता है। 
चिमटे के फलटे आपकी अँगुलियों के मज़बूत चुंगल में हैं, 
ओर इन फलटों से आप जो चीज़ चाहें पकड़ सकते हैं। 
किन्तु फलटों में यह ताक़त नहीं है कि पलटकर आपकी उन 
अँगुलियों को पकड़ लें, जो इन फलटों को पकड़कर चलाती हैं । 

इसी तरह आपकी चेतना या बुद्धि, मन या दिमाग) 
चिमटे के फलटों की तरह हैं, किन्तु यह चिमटा विलक्षण 
प्रकार का है । साधारणतः चिमटों में दो फल या फलटे होते 
हैं, किन्तु इस चिमटे के तीन फलटे वा चुंगल हैं। एक चंगलु 
तो 'क्यों? का है, दूसरा चुंगल 'कब' का है; और तीसरा फलटा 
( चुंगल ) 'कहाँ” का है; अर्थात्‌ देश, काल और वस्तु का है । 


१३० स्वामी रामतीयथ जिल्द तीसरी 


किसी बात या तथ्य को पूरी तरह समभमने का क्‍या 
अथ है ? 

पूरी तरह से' किसी चीज़ को समझने का अथ उसे इन 
चुंगलों से, इन फलटों से मजबूती के साथ पकड़ना है। जब 
किसी चीज़ का 'क्यों', 'कब' और “कहाँ” आप जान लेते हैं, 
तब आप उसे समम जाते हैं, उसका बाघ हा जाता है। यों 
कह सकते हैं कि तव वह आपके, बुद्धि के, अधीन स्थित है । 
आपडी बुद्धि उसमें ओर उसके मब्य में होकर स्थित है, 
ओर वह बुद्धि के अधीन स्थित हे । 

बुद्धि, समक, तीन चंगलवाले विचित्र चिमटे के समान 
हे। बुद्धि से सब चांज़ं समझी जा सकती हैं, किन्तु इसके 
साथ ही यह बुद्धि आपका यद्‌ चित्त, खद चिमटे की तरह 
शरीर रूपी 'राज्य' के इस विचित्र 'शशासक' व विचार-कर्त्ता 
फे शासनाधीन है | समक इस विचित्र शक्ति (आत्मा) के 
शासन के अधीन है, इसके प्रमुत्व में हे । 

क्या आपकी बुद्धि, आपका चित्त) स्वतंत्र है? यदि है, तो 
बह सुप्ुत्ति की दशा में, गाढ़ निद्रा की अवस्था में, क्‍यों नहीं 
है? यदि वह स्वतंत्र होती, तो सब दशाओं में ऐसी ही रहती । 
बह स्वात्रीन नहीं है। बुद्धि सम्फक, एक उद्बतर शक्ति के वश 
में है । बुद्धि में यदू बत नहीं हैं कि वह उतटकर अनन्त वा 
शुद्ध आत्मा को पकड़ ले, जिसके अवीन कि वह स्वर्य है । वह्‌ 
झापसले यह प्रश्न नहीं कर सकती, “क्यों, कब्र ओर कहाँ तुम 
थे ९” चुद्धि असली! व शुद्र “आत्मा? से प्रश्न करने की 
शक्ति नहीं रखती | बुद्धि “आत्मा' को समझ या ग्रहण नहीं कर 
सकती | “आत्मा! बुद्धि से ऊपर है, पर है । 

बुद्धि यद्यपि आत्मा को अ्रहण नहीं कर सकती, तथापि बह 
अपने को उसमें वेते ही निमज्नित कर सकती है, जेसे बुलबुले 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत १३१ 


समुद्र में । बुलव॒ले समुद्र से बाहर नहीं निकल सकते, किन्तु 
वे फूट कर उसमें डूब सकते हैं। इसी प्रकार बुद्धि आत्मा को 
ग्रहण नहीं कर सकती, कित्तु बह अपने को आत्मा में लीन कर 
सकती है | ओर वस्तुतः साया का यही सारांश ओर - तात्पय 
है। बुद्धि आत्मा या परमेश्वर से यह नहीं पूथ सकती कि 
“क्यों, कब आर कहाँ तुमने दुनिया की सट्टि को ?” साइस-पूतक 
बह प्रश्न नहीं कर सकती । 

यह आत्मा, सत्ता का सच्चा समुद्र, यह शासक ओर परि- 
चालक स्वरूप, यह अनुभव करने योग्य, निरदिम्यासन करने 
योग्य, देखने योग्य ओर जानने योग्य है, जिसते अनन्त के 
साथ एक हो जाय। यह सच्चा रचरूप या आत्मा "में हूँ 
फहलाता है । यह सच्चा स्वरूप वा पूर्ण “अ्ड देशकाल- 
वस्तु से परे हैं। इस पूण, सरूच स्वरूप का निरूपण «»# से 
किया जाता है। & का अथ है "में हूँ, आर को उच्चारण 
करते समय आपको किसी दूसरे के प्रति सम्बोधन नहीं करना 
पड़ता | * को उच्चारण करते समय यह न समझो कि आप 
अपने से बाहरबाले किसी दूसरे को पुकार रहे हैँ ।# को 
उच्चारण करते वक्त आप अपने को इस सच्चे 'में हूँ” से एक 
समझा | ऐसी हृढ़ भावना से चित्त तत्त्त से निमग्न हो जाता 
है। इस पक्के विश्वास से) चित्त के इस सजीव ज्ञान से; चित्त 
मानो एक जल बुदबुद साहो जाता है, जो तत्त्व के अगाघध 
समुद्र में फूट जाता है। आत्मातुभव का यही माग हैं। मन 
के इस सजीव ज्ञान का तुम्द पकड़ लेना; तुम्दारे ।मेथ्या अहंकार 
का हर ले जाना ही तुम्दँ स्वाचीन कर देने वा तत्त्व की प्राप्त 
का मांग है | 

सख्वा “में है” इस शरीर में आर उस शरीर में ( अथत्‌ 
प्रत्येक देह में ) दिखाई देता है। रूत्य स्वरूप 'में हूँ", शासक, 


१३२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


परिचालक, नियामक, अनन्त आत्मा इस ननन्‍हें अर में भी वेसा 
ही हे जेसा विराट, शक्तिशाली समुद्र में। सब देश-काल-बस्तु 
में एकसाँ है। टीक ऐसा सममभो; अनुभव करो कि आप वह 
सत्य स्वरूप मे हूँ हो, अनुभव करा के आप अनन्‍्तः 
अबिनाशी आत्मा हो, ओर फिर देखो कि केसा रूपान्तर 
होता है; आपकी स्थिति में कैसा महान परिवतन हो जाता 
हे । यही विचार करो कि आप सकल दिशा मे व्याप्त हैं, कि 
आप सब काल में हैं कि आप वह आत्मा हैं जो समग्र 
दिशा का आश्रयदाता है, कि अनन्त देश आप पर निभर है, 
आप उसे उठाये हुए हैं। अनन्त देश, अनन्त काल, अनन्त 
वस्तु, अनन्त शक्ति, अनन्त तेज, बल, यह में हूँ। यह तथ्य 
अ्ज्ञान का नहीं है। अपने को जो कुछ भी में सममता हैँ, 
उसका वास्तव म॑ कारण यह हैं, ऑर यही कारण सदा 
खापका भी है । ऐसा विचार करते ही आप ऊपर उठ जाते 
( उन्नत हा जाते ) हा, आप सकल स्वार्थभय उद्दश्यों से मुक्त हो 
जाते हा । इस पर निश्चय करो; और यह ( निश्चय ) सब 
चिन्ताओं आर रंजों को छिन्न-मिन्न कर देता है; सब द्रंपों, 
क्षोभों, दिक्क्नतों ओर उत्पातों से आप छूट जाते हो । अनुभव 
रो कि आप वह "में हैँ? हो । वही आप हा । 

आपकी वचुद्धि को अपने कारणस्वरूप से पूछने का कोइ 
अधिकार नहीं है; कारण से अपने को तद्ब प करने का कोई 
अधिकार नहीं है। 

यह दपद्रा या उपरना लो | अगर यह किसी चीज़ से तद्र प 
होता है, तो उसे अवश्य उस रेशम से ही तद्र प होना चाहिये 
कि जिसका यह बना है, अथवा जिसमें इसका प्रादर्भाव हुआ 
है । अपनी लम्बाई, चौड़ाई या मोटाई के साथ इसे अपने को 
तद्र प करने का कोई अधिकार नहीं है । 


जिल्द तीसरी ( साधारण ) बातचीत १३३ 


इसी तरह, यदि बुद्धि को अपने को किसी से तद्ूप करना 
है, तो अपने ही तत्व से, अपनी हो सत्य प्रकृति से ( जिसकी 
कि वह बनी हुई हे ) उसे तद्रप होना चाहिये | उसे बुद्व॒दा हो 
जाना चाहिये; ओर फूटकर महान समुद्र, आत्मा में हूँ - से एक 
हो जाना चाहिये। देह से उसकी एकता नहीं को जा सकती । 
देह तो केवल एक काप्रवा परिणाम है | आंर, इसीलिये देह से 
अपने को एक करने का बुद्धि को कोई अधिकार नहीं है । 

अरे | सत्य इश्चर को, आत्मा को, इस श्रेष्ठ शक्ति को 
सांसारिक सम्बन्धों, दुनयवी मामलों से एक नहीं क्रिया जा 
सकता | तुम वही श्रेष्न परमात्मा हो | सत्य तत्त्व हो । यह जानो) 
यह बिचारो, यह अनुभव करो, ओर ( इस तरह ) सकल क्लेशों 
तथा शोकों से परे हो जाओ वा छूट जाओ | 


हक ३०० नह भ। ७५७ अदा "०9 3॥040७,०च3 +५५. कक 4७ भर पक >पक्ए4/। 


घर आनन्दमय केसे बना सकते हें 


३० दिसम्बर १६२२ को एकेडेमी आफ़ साइंसेज़ में दिया 
हुआ व्याख्यान । 


हेलाओं तथा भद्र पुरुषों के रूप में मेरे ही आत्मव ! 
आज हमारे पास लोगों के बहुत से प्रश्न-पत्र हैं। 
जब एक वकील किसी अदालत को आता है, 
तब शायद वह इतने ही काराज़ात अपने साथ लाता है, 
किन्तु वे सत्र नहीं सुने जाते। इन प्रश्नों की विपुल संख्या 
ही इन सबको न सुनाये जाने ओर इनका उत्तर न देने का 
शझावसर देती हैं । एक दसरा कारण भी है, जिससे हम इनमें से 
बहुत से प्रश्न-पत्रों को हाथ में न लेदेंगे । इनमें से अधिकांश 
का सम्बन्ध प्रत-लोक या परलोक स हैं। अभी आप इस 
छोक में हो, ओर जिस विपय से वतमान में आपका कोई 
सरोकार नहीं है, उस पर कल कहने की अपेक्ता से यह बेहतर 
होगा कि आपके हृदय आर व्यवसाय से अधिक सम्पक 
रखनेवाले विपय की कुछ चच्चों की जाय | 
पिछली बार जो विषय उठाया गया था, उसी को हम 
जारी रक्‍खेंगे | वह विषय बड़ा महत्त्व-पूण हें। “आत्मानुभव 
प्राप्त करने की आकांज्षा करना क्या किसी विवादित मनुष्य 
के लिये युक्ति-सड्गत होगा ? ” यह विपय है । यह विपय लम्बा 
है, ओर आज की वक्ता में ही इसकी पूरी व्याख्या नहीं की 
जा सकती | फिर भी, आओ। देखें कि आज इसके बारे में 
हम क्या-क्या जान सकते हैं । 


जिलल्‍्द तीसरी घर आरन्दमय कैसे बना सकते हैं १३५ 


भारत में एक बड़ा ही निः्यी आर हास-जनक ( ४गीला ) 
मालिक था | वह अपने नोकरों को बढ़े ही मज़ेदार ढंग से 
घोर पीड़ा दिया करता था। एक बार नौकर. ने एक अत्यन्त 
स्वादिष्ठ व्यंजन (खाने की चीज़ ) मालिक के लिये. पेयार 
किया। मालिक चाहता था कि नोकर उसे न खाय। वह 
चीज़ रात को पकाई गई थी। मालिक ने कहा, “हम इसे 
अभी न खार्थंगे, सजेरे खा लेंगे । इस समय लेटों जाकर। 
सबेरे हम लोग इसे चक्ख्ंग |” मालिक का असल इरादा इसे 
सबेरे खाने का इसलिये था कि उस समय तक उस्ते खब 
भूख लग जावेगी। रात को कुछ भी न खाने क॑ कारण वह 
सवेरे चाट पोलछुकर मा जायगा। आर नांकर के लिये कुछ 
भीन बचेगा। यह मालिक की असली नीयत थी । वह चाहता 
था कि नॉकर छिलके ओर टुकड़े खाय, परन्तु इस अभिप्राय 
को नोकर से साफ़ नहीं कह सकता था। उसने नोकर से 
कहा, “जाओ, आराम करा, आर सबरे हमम से वह मनुष्य 
इसे खायगा, जो बड़े ही सुन्दर और सुख्कर स्वप्न देखेगा। 
यदि सवेरे तक अत्पुत्तम ग्वप्न तू देख लेगा, तो सारा 
हेससा तेरा होगा। अन्यथा सब में ले लगा और खा जाऊँगा। 
आर तुम्हें अपने का छिलकों आर टुकड़ों से संतुष्ट करना 
पड़ेगा ।? सवेरा हुआ ओर मालिक तथा नोकर एक दूसरे 
के सामने बठे । मालिक ने नेकर से कहा कि अपने 
स्वप्न को बयान करो। नोकर ने कहा, “जनाब, आप मालिक 
हैं, आगे आपको चलना चाहिये । आप अपने स्वप्नों को 
पहले बतादे, बाद को में अपने बयान करूँगा ।” मालिक 
ने अपने मन में सोचा कि यह गरीब नोकर, यह जाहिल। 
अपद मनुष्य अति मनोहर स्वप्न नहीं गढ़ सकता । वह 
कहने लगा। “में अपने खवप्न में हिन्दुस्तान का महाराजा 


१३६ स्वामी रामतीर्थ जिल्द तीसरी 


हुआ | मैंने अपने स्वप्न में देखा कि यूरोप ओर अमेरिका 
की सब शक्तियाँ भारत के राजा के अधीन आ गईं, और 
भारत के सम्राट की हेसियत से में सारे संसार पर हकूमत 
करने लगा।” आप जानते हैं कि यह स्वप्न ऋर वा निदयी 
मालिक का था। सन्‍्चे भारत-निवासी मांस के उन लोथड़ों को; 
जो बादशाह कहलाते हैं, अपने सामने रखकर उनकी उपासना 
करने की बच्चेपन की रीति को जारी रखना नहीं चाहते । 
अच्छा, यह उस मनुष्य का स्वप्न था। मानो उसने अपने को 
भारत के सिहासन पर बेठाकर सारे संसार पर हकूमत करता 
हुआ समझा, और वहाँ उसे सारे संसार के सब सम्राट अपने 
सामने खड़े आर वंदना करते मिले। इसके सिवाय, उसने 
देखा कि सब देवता ओर साधु-महात्मा उसके दरबार में 
लाये गये, ओर उसके दायें या बायें ( राम भूल गया कि 
दाये या बाय ) विठलाये गये | अपना स्वप्न सुना चुकने के 
बाद उसने नोकर से अपनी कहानी, अपना स्वप्न) सुनाने 
को कहा । 

बेचारा नॉकर, सिर से पाँव तक कॉपता हुआ बोला, 
“हुज़र, हुज॒र, मेंने इस तरह का कोई स्वप्न नहीं देखा ।” 
मालिक फूल उठा और बड़ा प्रसन्‍न हुआ । उसने समभा कि 
सब स्वादिष्ठ भोजन अब मेरे ही पल्ले पड़ेगा | नॉकर कहने 
जगा कि “स्वप्न में मुझे एक विराट दानव दिखाइ पड़ा, बड़ा 
विकराल, महा मयझ्ूर देत्य मुझे अपनी ओर आता दिखाई 
पड़ा । उसके हाथ में पक लपलपाती तलवार थी।” मालिक 
पूछने लगा, “फिर क्‍या हुआ, फिर क्‍या हुआ ?” तब उसने 
कहा, “सरकार ! वह मेरे पीछे दोड़ा, वह मुर्के मार डालने 
ही को था।” मालिक मुसकराया कि यह तो अच्छा लक्षण 
है। “वह मुझे मारने लगा। वह मेरा बध करने की चेष्टा कर 


जिल्द तीसरी. घर आनन्दमय केसे बना सकते हें १२७ 
रहा था ।” मालिक न पूछा “आर तुमने क्या किया ? तुम्द क़त्ल 
करसे में उसका क्‍या अमिप्राय था?” न्ांकर ने कहा, “उसन 
मुझसे वह स्वादिए भोजन सा जाने का या मर, जाने को कहा ।/ 
मालिक न पूछा “आर तब तुमन क्या किया ?” नाकर ज़् कहा; 
“मे चुपक से रसीई घर भे चला गया आर हरणक पदाथ खा 
गया ।” मालिक ने कहा, “ठुमने मुझे क्‍यों नहीं जगाया १” 
नाकर से जवाब दिया, “जनाब; आप ता सारी द्ानया क 
बादशाह थे | आपके दरबार में बढ़े लागा का बहुत ही शानदार 
जमाव था, ओर लोग तलवारें निकाले तथा तापें-बन्दृक़ लिये 
हुए थे। यदि में आप महाराजाधिराज्ञ के पास पट्टंचने का यन्न 
करता, तो वे मुझे मार डालते। में आपके पास पहुंचकर 
न बता सका कि में किस संकट में था। इसलिये वह स्वादिएछ 
भोजन खा जाने को में लाचार हुआ, मुझे अकेले ही उसे 
चखना पड़ा ।” ह 
राम कहता है कि आप बचन-दत्त स्थग ( [00॥77 छध्द 
एव्व7त5० » बचन-दत्त बकुण्ठ व प्रतिज्ञाबद्ध परलोकों का 
स्वप्न देख रहे हें। आप इन्हीं चीज़ों का स्वप्त देख रहे हैं, 
ओर ये रोचक स्वप्न हैं, ये मधुर स्वप्न हैँ, आर इन स्वप्तों में 
आप आकाश में महल बना रहे हैं, शायद बालू पर हो वना 
रहे हैं। आप आकाश में मदल बना रहे हैं, आर सोच रहे हैं 
“हमें यह करना चाहिए आर वह करना चाहिए । हमें शंतान 
से डरना चाहिए ओर हमें इश्वर से डरना चाहिए। हमें इस 
तरह बर्ताव करना चाहिए, अथवा अमुक-्अमुक देवदूत हमें 
नरक से स्वर्ग न जाने देगा ।” आप इन चोज़ों का स्वप्न देख 
रहे हैं, किन्तु राम कहता है कि वह नौकर होना बेहतर 
है, जिसने देव्य के डर से उपस्थित स्वादिएठ भोजन खा लिया 
था। बैसा करना अच्छा है। वह एक ऐसी बात थी, जिसका 


१३८ स्वामी रामदीथ जिल्द तीसरी 


सम्बन्ध वर्तमान से था। वह एक एसी बात थी, जो उस 
समय सत्य थी । जो मामले आपके हृदय के निकट हैं, 
जिनका सम्पक आपके व्यापार और चित्त से है; पडले उन 
पर ध्यान देना अधिक वाड्छनीय हैं, ओर परलोक अशथाँत्‌ 
स्व'नों का वह लोक, अपनी फ़िक्र आप कर लेगा। उदारता का 
आरम्म घर से होता है । पहले घर स आरम्भ करो | 

राम अब उस प्रश्न पर आता है, जिसका वास्ता आप सबसे 
है | वह प्रश्न यह है, “विदाहित जोड़ा किस तरह रहे कि 
उनके विवाह का परेणाम संकट, चिन्ता) पीड़ा और रंज 
न हो? ” लोग कहते हैं, “'ऐ इश्वर ! तू हमारी तकलीफ़ों 
को दूर कर दे । हे ईसा ! तू मेर बलशों को हटा दे।हे कृष्ण 
ओर बुद्ध ! मेरे दुःखों का हर ले ।” किन्तु राम कइता 
हक मृत्युके बार वे आपको तकलीफ़ाों को दर करंयान 
कर, पर इस जीवन में आपके कष्ठों को कान दरंगा ? इस जीवन 
मंपति को श्री का इसा मसीह होना चाडिए, आर शखस्री को 
अपने पति का इसा मसीह । पर हाह्तत यह हें कि हरण्क 
ल्ली अपन पति के लिए ओर हरण्क पति अपनी स्त्री के लिये 
जुडास इसक्रेरियट # ।५५४५ $%८०70: ) हा रहा हैं | मामला 
केसे सुघरे, बात ठीक हालत में क्योंकर आये ? प्रत्यक्र पति 
आर प्रत्येक स्त्री को संन्यास का आलिड्वरन करना होगा। 
आप जानते हैं कि हज़रत इसा, इसाई संसार के अनुसार, 
त्यागया संन्यास की मूर्ति थे | इसी तरह दरणक स्त्री यदि 
त्याग की मूति हो जाय, तो बह अपने पति की त्राता हो 
सऊती है । संभ्यास एक ऐसा शब्द है, जिससे हरएक कॉपता 

की रत इसा के उस शिष्य का नाम है, अिसने इसा का सगय पर धोखा 
दिया था। इसालये घोकेबाज़ वा दग़ाबाज़ से अ्रभिप्राय है । 


जिल्द तीसरी घर आननन्‍दमय कैसे बना सकते हैं १३६ 


ओर थराता है । हरणक इस शब्द से थर्राता है, किन्तु बिना 
त्याग के आपके परियार में कोई ग्वग लाने की ज़रा सी भी 
सम्भावना नहीं ले। त्याग शत्द के सम्बन्ध «में बड़ी श्रान्ति 
है। पिछले व्याख्यानों में यह शब्द इतनी वार बता गया है 
कि इसके असली अर्थ समझा देना अब बहुत जरूरी है। 
त्याग यह नहीं चाहता कि आप हिमालय के घने जंगलों में 
चले जायें; रूगयास यह नहीं चाहता कि आप सब कपड़े 
ख्ाल्कर नंगे हो जायें; रूयास आपसे नंगे सिर ओर नंगे 
पेर चलने को नहीं कद्दता | यह त्याग नहीं है। यदि त्याग 
का यही अर्थ होता, तो विवाहित जाड़े के लिये त्याग का 
अभ्यास केसे संभव हो सकता था ? वे दोनों श्री ओर पति 
की तरह रहते हैं, उनके परिवार है, उनके सम्पत्ति हैं।वे 
लोग त्यागी कैसे हो सकते हैं ? हिनए-पर्म-य्रम्थों मं त्यग का 
जा चित्र स्रींचा गया है, वह है एक साथ बेंठे हए भगवान्‌ 
शिव आर भगवती पावती का, आर उनका परिवार उनके 
आस-पास है। भगवान शिव और उनकी स्त्री पादती, एक 
साथ ख्री-पुरप की तरह रहते हैं, अपने कत्तव्यों का पालन 
करते है । हिन्दू-धम-अन्थों मं वे त्याग को मृत्ति कहे गये हैं 

लोग समभते हैं कि त्याग शब्द से हिन्दुओं का अभिप्राय 
है वन को चले जाना, समाज से अलग रहना, हरण्क वस्तु 
स॑दूर भागना, हरएक चीज़ से नफ़रत करना। पर हिन्द 
के अन्सार त्याग शब्द के ये अथ नहां हें। अपने गाटस्थ्य 
जीवन में भी हित्दुओं को “संन्यास का चित्र सांचना पड़ता 
है । यदि यह वेदान्त, यदि यह तस्त्वज्ञान या सत्य 
केवल वन को चले जानेबाले थोड़ से लोगों के छिये 
होना, तो यह किस काम का है ? हमें इसकी जरूरत नहीं। 
इसे गंगा दी में पक दो। हमें यह न चाहिए। यह ध्याग, 


१५० म्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


जिसका हिन्दू प्रचार करते हैं, सबके काम का है | जिस 
तरह क त्याग की हिन्द शिक्षा देते हैं वह सफलता की एक- 
मात्र कती है । कोई वीर अपने को विख्यात नहीं कर सकता, 
यदि वह त्यागी परुष नहीं है। कोड भी कधि आपको कोडे 
कविता नहीं दे सकता, यदि वह त्यागी पुरुष नहीं हे। आप 
बाइरन (3५70०7) का नाम लेंगे, जा इंग्लेंड से निकाल बाहर 
किया गया था, क्‍योंकि वह बड़ा ही दुराचारी समझा जाता 
था। वेदान्त कडता डे कि बाइरन की भी मेधा-शक्ति / एणाप5 ) 
का कारणा संन्यास ही था। संन्यास की जो कल्पना राम आपके 
सामने रक्खेगा, वह अति बविलक्षण हे। वाशिंगटन त्यागी 
पुरुप हैं । यदि उसमें त्याग न होता, तो सभा में वह विजयी 
न होता। यर बढ़ी ही अदुधुत बात है। क्या आप यह नहीं 
सममभते कि हरटक नायक को, चाहे वड़ लेपोलियन बोलापाट हो 
वाशिंटन वा विलिंगटन हा, चाह एलिक जेंडर वा सीज़र ह।, 
चाह कोठ भा हो, विजयों हाने के लिए, राष्ट का स्वामी बनने 
के लिए, सेनाओं का सञ्चालन करने की शक्ति पाने के लिए 
अपने को व्यवहारतः सब संसार से सब सम्बन्धों से परे 
रखना पड़ता हे | उसका चित्त संक्ताभ-रहित, शांत, सीम्य, 
उद्द ग-रद्धित आर अचंचल अवश्य होना चाडिए, और एक 
ही बिन्द पर उसे अपनी सत्र शक्तियाँ लगा देनी चाहिये । 
दूसरी हालतों से उसे क्षुलत्र न होना चाहिए। आंर इसका 
क्या सतलब है ? इसका अथ मानों सब पदाथां का त्याग 
कहा जा सकता है | इस त्याग की मात्रा जितनी ही अधिक 
किसी मनुष्य भें होती है, उतना ही वह श्रेष्ठ हैं। नेपोलियन 
सम्र-भूमि में आता है, ओर केवल एक शब्द “ठहरो! 
उन हजारों आदमियों को रोक लेता है, जो उसे परास्त करने 
आये थे। यह केसे ? यह शक्ति कहाँ से आई ? सच्चे, असली 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं १४२ 


तत्त्व में, भीतर के परमात्मदेव में; अन्तरात्मा मे नेपोलियन 
के लीन हो जाने से यह शक्ति मित्री। यह शक्ति वहाँ से 
आती है | उसे वाह इसकी खबर हो या न हो,। वह शरीर से, 
चित्त से, हरएण्क बम्तु से परे खड़ा हुआ है; संसार उसके 
लिए संसार ही नहीं है । इसी प्रकार; सर आइज़क निडउटन जैसे 
भ्रप्ततम मेधावी ( (००४४५ ) को भी; अपने तस्तवज्ञान ओर विज्ञान 
से दुनिया का वेभव बढ़ाने के लिए, प्रत्यक्ष इस त्याग का 
अनुभव करना पड़ा है। वह देह, चित्त ओर हरग्क चीजसे 
ऊपर उठ जाता हे। वह घर में बेठा हुआ है, किन्तु घर उसके 
लिए घर नहीं है, मित्र उसके लिए मित्र नहीं हैं। केसी 
समाधि की अवस्था है! लोग कहते हैँ कि वह कछ नहीं 
कर रहा है। लेकिन जब आप कहते हो कि वह कुछ नहीं 
कर रहा है, तभी वह अपनी सर्वोत्तम अबस्था में है | ज़ाहिरा 
वह निस्तव्य है, उसने हरए्क बम्तु त्याग दी है। किन्तु वह 
अपनी परमोच्च दशा में है।य लोग, ये बीर, ये नायक; ये 
अलोकिक-वुद्धि महापुरुष अज्ञाततः त्याग पर पहुँच जाते हैं। 
जिस सत्य को वे अनजाने अमल में लाते हैं, ओर जिसके 
द्वारा थे उन्नत होते ऑर अपने को विख्यात करत हैं, उसी 
को आपके सामने विधिवत रखना हिन्दर-तत्त्वज्ञान का उद्देश्य 
है । उस ( सत्य ) तक ठीक रास्ते से आपको पहुँचाना, उसे 
एक विज्ञान का रूप देना ओर उन क़ाननों, नियमों तथा तरीक़ों 
को, जो उस तक आपको ले जाते हैं, आपको समभाना इस 
हिन्द-शास्त्र का उद्देश्य है । 

यह त्याग हिन्दुओं में ज्ञान-तुल्य कहा गया है, जिसका 
अथ विद्या है, अथांत त्याग और ज्ञान एक ही ओर 
अभिन्‍न वस्तु हे। त्याग शब्द ज्ञान का परयायवाची है, किन्तु 
यह प्रचलित ज्ञान नहीं, भीतिक पदार्था का ज्ञान नहीं; हाँ! 


१७२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ठीक, इस ( भोंतिक जान ) से भी आपको बड़ी सहायता मिज्ञती 
है, किन्तु यह असली ज्ञान नहीं' हैं, यह अफ्रेला आपको कदापि 
कोई शान्ति नहीं, दे सकता । जो ज्ञान त्याग का पर्यायवाचो है, 
घह सत्य का ज्ञान है) अयज्ञी आत्मा का ज्ञान है; आप जो 
बात्तव में हैं, उप्तका ज्ञान है। अच्छा, आप जो कुल हैं, 
उप्तका ज्ञान आपको बुद्धि द्वारा भिन्न सकता है। क्‍या वह 
यथ्रेट्ट होगा ? किसी हु तक, किन्तु पूरी तरह नहीं। इस- 
लिये कि आप ज्ञानी हो सकें आप जीवन्मुक्त हो सकें, 
यह विशाज़ संपार आपके शिय सवा हो जाय; आपको 
इस दिव्य ज्ञानका अयुभत्र काना होगा-दस ज्ञान का कि 
“अप परमात्मा हैं, आप देवी विवान हैं, आप विरेह, परम 
शक्ति या तेज हैं, अथवा जो कोई भी नाम देना पसन्द करें, वह 
बस्‍्तु आप हैं, या यह ज्ञान कि आप पपमेश्बर ४ ।” यह ज्ञान 
केवत बुद्धि द्वारा प्राप्त हुआ ही नरीं, बल्कि भात्र की भाषा में 
भावित, आवयके आचरण में आचरित, आपके रक्त में र॑जित, 
आपको नछों में दोड़ता हुआ, आपकी नाड़ी के साथ 
फड़कता हुआ, आपमें जिद कर आर व्याप्त होकर आपको 
जीवन्मुक्त बना सकता है। यह ज्ञान त्याग है। यह ज्ञान प्राप्त 
करो, अर आप त्यागी पुरुप हें । 

वन को चला जाना तो उद्देश्य-्प्राप्ति का एक साधन 
मात्र है, विश्दविद्यातय को जाने के समान हैं । महाविद्यालय 
से हम विधाीयाजन करते हूँ, परन्तु यह कभो नहीं समझा 
जाता कि हमें वहाँ सरंब रइना हे | इसी तरह इस ज्ञान 
के पाने के लिए आप कुछु काल के लिए भज्ञे ही जंगल को 
चते जाय किनत बेदना-इशन यह कमी नहों सिखाता कि 
वनवास का सलाम त्याग है। त्याग का आपके स्थान) स्थिति 
या शारोरक काय से कु भो प्रयोजन नदं। है | उस इन 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय केसे बना सकते दें. १४३ 


बातों से कोइ मतलब नहीं । त्याग तो आपको केवल आपकी 
परमोच्च दशा प्राप्त कराता हैँ; आपको आपके श्रेष्ठ पद पर 
ला विठातवा है। त्याग केवल आपकी शक्तियाँ बढ़ाता है) 
आपके तज्ञ को वृद्धि कराता हैं, आपका बल्ल पुष्टतर करता 
है, ओर आपको इश्वर बना देता है । वह आपका सब्र र॑ज 
हर लेता है, वह आपको सम्पूण चिन्ता ओर भय भगा देता 
है । आप निभय ओर सुम्ब्री हो जात हैं । 
एक विवाहित पुरुष इस त्याग को केसे पा सकता है ? 
दि स्त्री आर पुर्म एक दूसरे को सुंखा करने को ठान लें 
तो आज ही मामज्ञा निपट सकता हँ । सब इंजीलं तब तक 
कु भी भत्ता नहीं कर सकती जब तक कि स्त्रियाँ आंर पति 
लोग एक दस! के रक्तक आर इसा मस्तोद होना न ठान लें। 
देखिये, जब लोग घार्मिक व्याख्यानों में आते हैं, तब उनसे 
हरणक चीज़ त्यागने को कहा जाता हैं, अपने शरीर आर 
सम्पत्ति का इश्वर का समझने के लिये कहा जाता हैं) ओर 
पने को यह देह ने सानकर इश्वर मानने को कहा जाता 
है। उन्हें ऐसा उपदेश किया जाता नह कुड्ध ज्ञान मिज्ञता 
हू। किन्तु जब वे घर लोटते हैं, तब क्या होता है ? खली 
आकर कउती है "हे भावव्‌ ! मुझे एक चढ़ा गान ( एुएएए 
हगा ) चाहिए”, आर बंद कहता है कि मेरे पास पसा 
नहीं है । इसका क्‍या अथ है ? बच्चा आता है, ओर कहता 
है, “दादा ! प्यारे दादा ! भीतर आओ ।” ओ मेरा पुत्र ! 
मेरी स्त्री !! मेरी लड़की ! मरी बहन ! ऐसा सब्र कड़ने लगते हैं । 
वही लड़की, बहन, सम्पत्ति, घर अर परिवार, यह सब 
गिरजा-बर में इंश्वर को दे दिया गया था । घर पहुँचते ही 
इश्वर से सब लोटा लिया गया। वह 'मरा' 'मरा' हो गया । 
अब दह इश्वर का नहीं रहा । वह क्षणिक ओर चंचल भाव 


१४४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


जिसने चित्त पर क़ठ्ज़ा कर लिया था। “ऐ इंश्बर ! में तेरा हैँ, में 
तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है, में सबस्व तेरे अपंण करता हूँ”, स्त्री 
ओर बच्चों का मुख दिखाई पड़ते ही एक पल में बह भाव 
ग़ायब हो गया । 

आप देखते है कि आध्यात्मिक उन्‍नति ओर अपनी 


हि 
5 


बतमान स्थिति में पारिवारिक जोबन एक दूसरे के विपरीत 
है, परस्पर-विरोधी है । गिरज्ञाघर में जो कुछ किया गया 
था, वह घर में उलट दिया गया. बल्कि शायद उसस भी 
कुछ अधिक किया गया । यह तो पिनेलोपीज़ (2९00 0४९०) # 
की सी बात हुई । वह दिन भर सूत लपेटा या बटा करती 
थी और रात आते ही लपेटे या बटे हुए सूत को फिर उपेड़ 
देती थी, अथात जंसा का तेंसा कर डालती थी । इसी तरह 
आप सबके सब गिरजाघरों में, अपनी-अपनी प्राथनाओं 
आर उपदेशों में आध्यात्मिक उन्नति रूपी सूत बटत हो 
ऋर घर में आकर सब बटा हुआ उपेड़ देते अथांन खोल 
देत हो, किया-धरा मिटा देत हो। यदि यही हालत बनी रही: 
तो कोई आशा नहीं है । यदि आप इश्वर से मज़ाक़ नहीं कर 
रहे हो, यदि अपनी प्राथनाओं को आप पाख्खंड नहीं बनाना 
चाहते हो, तो ठीक ढंग स आपको मामले पर ध्यान देना होगा । 
आपको वह कारण हटाना होगा, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति 
को रोकता है। आपको घर की हालत स॒धारना पड़ेगी। प्रत्येक 
स्रीको अपने पति का इंसा मसीह बनना हागा, आर प्रत्येक 
पति को अपनी स्त्री का त्राता। लोग कहते हैं, “अहा ! में तुम्हें 
चाहता हूँ, में तुम्हें प्यार करता हूँ।” कैसा गपोड़ा है ! यदि 
वस्तुतः आप अपनी स्त्री या पति को प्यार करते होते, तो 
उसके लिए कुछ स्वाथ-त्याग करने की भी सामथ्य आपमें 
*# आआइसाॉयस (६ (00958७0५ ) का पर्ची का नाम दें । 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हें १४५ 


होती | यदि आप सचमुच उसे प्यार करती या करते हो, तो 
उस पर कुछ निछावर भी आप को करना चाहिए । पर क्या 
आप कुछ स्वाथनत्याग करते हो ? नहीं करते, नहीं करते। 
सख्री पति को अधिकार में रखना चाहती है, और पति 
स्‍त्री का अधिकारी बनना चाहता है, मानो वह कोई जड़ 
पदाथ है, जिसका वह अधिकारी हो सकता 3 जो उसकी 
सम्पत्ति हो सकती है। एक दूसरे को अपने अधीन करना 
चाहता है। यदि सचमुच आप एक दूसरे से प्रंम करते हो॥ 
तो आपको एक दूसरे के हित की वृद्धि करने की चेष्टा करनी 
चाहिए । कया सचमुच आप ऐसा करते हो ? आप समभते 
हो कि में ऐसा करता हूँ, पर आपकी समझ में भूल 

भाई ! स्त्रीया पति की इन्द्रिय-बचासनाओं की तृप्ति करना 
उसे सुख पहुँचाना नहीं है; उसे सच्चा सुख देना नहीं 

कदापि नहीं । यदि सुख पेदा करन का यही एक उपाय होता, 
तो सभी परिवार सुखी होते । क्‍या ऐसा है ? क्‍या ये 
परिवार सुखी हैं ? हज़ारों में एक भी नहीं। वे सुखी क्‍यों नहीं 
हैं ? क्‍योंकि वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे का सुख 
क्योंकर बढ़ावें, ओर एक दूसरे के हित की वृद्धि कैसे 
करें ? वे यह नहीं जानते । वे समझते हैं कि केवल 
पाशविक वासनाओं की तृप्ति करना ही सुख बढ़ाना है। एक 
दूसरे का मिथ्याभिमान पोषण करना, यह वास्तविक हित 
करना नहीं ।किसी ने कहा है कि “प्रम करना तो र॑ंज से 
संधि करना है? ( [0 ]0४८ 8 0 ८ ८णा)?९ 
रा) ५०70५ )। ओर अधिकांश उपन्यासकारों, ऐतिहासिकों 
ओर इस संसार के लोगों का यही अनुभव हे--“प्रेम 
करना शोक से नाता जोड़ना है ।” किन्तु क्‍या इसमें प्रेम का 
कोई दोष है, जो वह रंज पेदा करता हे ९ नहीं । प्रेम का आप 


१9६ स्वामी रामतीथ॑ जिल्द तीसरी 


जो उपयोग करते हो, वह दूषित है, ओर वही अपने साथ 
रंज लाता ह£ै । 

हिन्दू-घमश्न्थ में एक कथा हे कि भारत के प्रसिद्ध 
देवता, भारत के प्रभु इसामसीह, भगवान्‌ कृष्ण को एक 
बड़ा दत्य खाये जाता था। उन्‍होंने अपने हाथ में एक खंजर 
ले लिया | वे खा लिये आर निगल लिये गये। अपने को 
अजगर के पेट में देखकर उन्होंने अजगर का हृदय बेध 
दिया। हृदय फट गया, अजगर घाव से मर गया, ओर 
भगवान क्ृष्णचन्द्र बाहर निकल आये । ठीक यही मामला 
है। प्रम क्‍या है? प्रेम कृष्ण है, अर्थात्‌ प्रेम परमेश्वर है, 
प्रेम इश्वर है, आर वह हृदय में प्रवेश करता है, विषय- 
लोलुप मनुष्य के चित्त के भीतर वह पेठ जाता है, वह 
हृदय में घस जाता है, ओर जब आसन जमा लेता है, जब 
हृदय के भीतर में उस्ते स्थान मिल जाता है, तब वह वार 
करता # । आर, परिणाम क्या होता है ? हृदय टूट जाता है, 
हृदय घायल हो जाते हैं। फल-स्वरूप व्यथा और शोक हाथ 
लगते हैं। सांसारिक प्रेमफे हरएणक मामले में राना ओर 
दाँतों का पीसना ही होता है । यही रीति है। यही देवी 
विधान हे। यही घटना है। किसी भी सांसारिक पदाथ से 
ज्यों ही आपने दिल लगाया, किसी भी लौकिक वस्तु को 
ज्यों ही आप उसके लिए प्यार करने लगे, त्यों ही कृष्ण भगवान्‌ 
झआपमें प्रवेश कर जाते हैं ओर आपका घायल कर देते हैं, हृदय 
कट जाता है, आप शोक-पीड़ित हो जाते हो, आप बिलाप और 
रोदन करने लगते हो; “अरे, यह प्रेम बड़ा निष्ठुर है, इसने 
मम तवाह कर दिया ।” 

यह एक देबी विधान है कि “इस दुनिया में जो कोई 
आदमी किसी व्यक्ति या दुनयवी चीज़ से अपना दिल 


जिलल्‍्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं १४७ 


लगावेगा, उसे तकलीफ उठानी पड़ेगी | या तो वह प्रियजन 
अथवा पदाथ उसते ले लिया जायगा, या उनमें से एक मर 
जायगा, या उनमें कज्नह हा जायगी।” यह अनियाय नियम 
है । इसे बेपरवाही से न सुनो, अपने हृदयों में इसे ( इस सत्य 
का ) गहरा उतर' जाने दो, अपने-अपने चित्तों मं इसे प्रवेश 
करने दो। जब कभी कोई मनुष्य किसी सांसारिक पदाथे 
से अनुराग करता हे, जब कभी कोई मनुष्य किसी बस्तु में 
सुखान्वेषण की चेष्टा करता है, तब उसे धोखा होता है, वह केवल 
इन्द्रियों द्वार ठगा जाता है। लोकिक पदाथों से अपना दिल 
लगाकर आप सुख ओर आनन्द नहीं पा सकते। यह क़ानून है । 
आपके सब सांसारिक प्रेमों की परिसमाप्ति हृदयों के टूटने में 
होगी, अन्यथा कुछ न होगा । शक्तिशाली मुद्रा (रुपया) पर भरासा 
न करो, इश्वर पर भरोसा करो। इस चीज़ या उस चीज़ 
पर भरोसा न करो) ईश्वर पर भरोसा रक्‍्खो, अपन आत्तमा 
या अपने आप पर भरोसा करो। सब सांसारिक स्नेह 
अपने साथ में दुःख लाते हैं, क्‍योंकि सांसारिक अनुराग- 
मात्र बुतपरस्ती ( प्रतिमा-पूजा ) है। सुन्दर प्रतिमायें, सुन्दर 
मूर्तियाँ इत्यादि बना दी जाती हैं, ये सब शरीर भी मूर्ति, 
प्रतिमा हैं; ये सब पुतले, चित्र, प्रतिमूर्ति हैं। आप एक चित्र 
को चित्र के लिए ही प्यार करने लगते हैं, ओर जिस व्यक्ति का 
वह चित्रडै, उसकी उपेक्षा करते हैं। क्या इससे आप बुतपरस्ती 
नहीं कर रहे ? कल्पना करो कि आपके पास आपके एक मित्र 
का चित्र है; ओर उसे आप अपने साथ रखते हैं, आपको 
उससे प्रेम है, उसे चूमते-चाटते हैं, वह आपका पूर्ण प्रेम-पात्र 
है, यहाँ तक कि वद मन॒ष्य, जिसका वह चित्र है, जब आप के 
घर में आता है, तब आप उसकी चिन्ता नहीं करते, उसका 
आदर नहीं करते। क्‍या यद्द ठीक है ? क्‍या यद्द उचित है? 


१८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


क्या यह मित्र अपना चित्र आपके पास छोड़ेगा ? नहीं, 
नहीं । उसने अपनी तसवीर आपको इसलिए दी थी कि आप 
छसे याद रक्‍खें | उसने अपनी तसबीर आपको इसलिए नहीं 
दी थी कि आप उसे भूल जायेँं। बह चित्र आपका पूज्य 
नहीं होना चाहिए था। चित्र को चित्र की खातिर ही प्यार 
करने लगना बुतपरस्ती थी। आपको इश्वर से प्यार करना 
था, आपको मालिक से; चित्र के स्वामी से प्यार करना था। 
इसी तरह, इस संसार भें सब चीजे इश्वर का चित्र, चिह्न- 
मात्र हैं| स्त्रियाँ और पति इन चित्रों के शिकार होते हैं। 
वे बुतपरस्ती का शिकार बनते हैं, और मूर्ति के गुलाम हो 
ज्ञाते हैं। आपकी इंजील आपको बताती है कि आपका कोई 
मूर्ति न स्थापित करना चाहिए, इंश्वर की प्रतिमा न बनाना 
चाहिए, ओर आपको मूर्ति-पूजा न करना चाहिए । मूर्ति- 
पूजा शब्द से यह मतलब नहीं था कि आपको इन प्रतिमाओं 
की उपासना न करना चाहिए। मतलब यह था कि येजो 
जीती-जागती मूर्तियाँ हैं, इनके फेर में पड़कर असली को 
न भूल जाओ, यह अभिप्राय था। 

भारत में एक कब्रिस्तान में राम ने एक क़त्र पर एक 
झमिलेख देखा, जो इस प्रकार थाः-- 

जि&छ/"8 [65 (8 0806 था 709 9 ४०76, 

““# 0 |00| (0 [0५9 88&/77. 
]# 50 78 ज58 (30वें #85 [५६६। ४५ (073 
| ए85 हहहताीप। एठ डी00घ]06 [छा 


“यहाँ वह बच्चा लेटा हुआ है। जो अब ( परलोक ) सिघार 
गया है, ओर जो मेरे हृदय-मन्दिर की प्रतिमा था। यदि ऐसा 
हुआ है, तो विज्ञ ईश्वर ने ठीक ही किया है, हमारा जुदा हो 
ज्ञाना ज़रूरी था ।” 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे घना सकते हैं. * १४५६ 


यह अभिलेख एक महिला ने लिखा था। वह उस बच्चे 
को बेहद चाहती थी । वह मूल से, उस असली से, जिसका 
चित्र-मात्र बच्चा था। बच्चे को अधिक भानने लगी थी, 
ओर इसलिए बच्चे का हरण उचित ही था । यही देवी 
विधान है, यही नियम है। यदि आप चित्रों का ठीक उपयोग 
करोगे, तो वे आपके पास रहेंगे, यदि उनका दुरूपयोग करोगे, 
तो स्नेहभंग वा वियोग) रंज, चिन्ता ओर भय होगा । ठीक 
उपयोग करों । हम चित्र अपने पास रख सकते हैं, किन्तु तभी, 
जब हम असली को अधिक प्यार करें, उसको चित्र से अधिक 
प्यार करें। केबल तभी हम चित्र अपने पास रख सकते हें, 
अन्यथा कदापि नहीं । यही देवी विधान है। यही त्याग है। 

इस ढंग से हरएक घर में संन्यास का अभ्यास किया 
जाना चाहिए। 

अब ओर अच्छी तरह यह समभाया जाता है, देखिये। 
पुरुष या नारी, सज्जन या महिला, देवता या देवी के रूप में, 
आप यहाँ हैं । वहाँ आपका प्रम-पात्र है। कौन-सी चीज़ आपको 
मोहती है, आपको खींचती है, आपको प्रेम-पाश में बाँधती 
है ९ क्‍या उसकी देह, उसकी त्वचा, उसके नेत्र, नाक, 
कान हृत्यादि ? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। आप कवियों 
की अपेक्षा अधिक युक्तिसंगत ओर विबेकी, यथाथवादी 
( 7०0/0॥॥8/ ) बनो । वास्तव में ये चोज़ आपको नहीं आकर्षित 
करतीं । यदि ये प्रेम की पात्र होतीं, यार इनमें कोई मोहिनी 
शक्ति होती, तो वे देह के प्राण-रहित हो जाने पर भी 
चित्ताकपक बनी रहतीं। जब प्राणी मर जाता है, उस दशा में भी 
आप शरीर से आकर्षित हुए होते, किन्तु उस समय-आप 
नहीं आकर्षित होते। तो फिर जादू किसमें था? किसने 
यद्द सोद्दिनी बल अर्थात्‌ आकषण ओर जादू उत्पन्न किया था ? 


१४० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


यह तो काम भीतरी तसव का था। अन्तगत “जीवन” का 
था, भीवरी शक्ति का था, भीतर की “आत्मा” का था; और 
किसी का नहीं । “यह भीतर का परमेश्वर है, जो हरणक के 
नेत्रों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। शरीर भीतरी 
परमेश्वर का चित्र, प्रतिमूर्ति या पोशाक है । पोशाक को इसके 
पहननेवाले व्यक्ति ( देही ) से, भीतरी असलियत से, अधिक 
प्यार न करो । अपने भीतर विचार करो ओर आप समझ 
जाओगे | 

कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक चित्ताकपक होते 
हैं, उनमें शोभा अधिक होती है। जिस विषय की चर्चा 
करने की चाल नहीं है, उस पर यदि राम कुछ कहता है, तो 
क्षमा कीजियेगा । यह एक विचित्र बात है कि हम उन बातों 
को नहीं सुनते, जो हमारे चित्त को बहुत ही अधिक भाती 
हैं। साधारणतः इस विषय की चर्चा करने की चाल ही नहीं हे। 
क्रिन्तु चूँकि यह विषय अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है, और वास्तव में 
आपसे बास्ता रखता है, ओर दूसरे लोग भी इस विषय पर नहीं 
बोलते, इसी कारण से राम इस पर बोलता है । 

अच्छा, जो यह सौन्दय्य वा शोभा है, यह सोदण्य वा शोभा 
कहाँ से आती है? शोभा, चेष्टा और उद्योगिता ( उत्साह ) 
क्या वस्तु है? वह क्‍या है ? क्‍या वह आँख, कान या नाक के 
कारण से है ? नहीं, नेत्र, कान इत्यादि में तो बह प्रकट होती है। 
ध्रापने क्लियोपेटा ( (]९०] 8 ) उस मिस्री युवती, आफिका- 
बाली किलियोपेटा, उस हबशी बाला का बृत्तान्त सुना होगा। 
उसने उस सम्राद्‌ ( ध्यान रहे ) ऐंटोनी को मोह लिया, लुभा 
लिया, ओर तसवीर बना दिया था। यह सब सुन्दरता के द्वारा 
हुआ । सुन्दरता वा शोभा आपके भीतर के परमेश्वर से मिलती 
है, ओर किसी दूसरी चीज से नहीं । बह चेतनता ( ४०४४५ ) 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं १४१ 


है। चेतनता, उद्योग-शक्ति या गति किसके कारण से है? 
देखिये! आप मार्ग चल सकते हो, छालू पहाड़ों पर चढ़ 
सकते हो, आप इधर-उधर विचर सकते 'ड्रो, जहाँ चाहों 
जा सकते हो । किन्तु देहान्त होने पर क्‍या हो जाता है? 
प्राशान्त होने पर, वह चेतनता वा उद्योग-शक्ति, आपके भीतर 
का बह इंश्वर, जो आपको ऐसी-ऐसी डउँचाइयों पर उठा ले जा- 
सकता थक पहले जेसी सह्दायता किया करता था 
बेसी अब नहीं करता | तो फिर इस शरीर के ब्यन्दर 
कोन है, जिसके कारण नसें डोलती हैं, बाल बढ़ते हैं, 
आपकी नाड़ियों में रक्त का सद्चार होता है? वह कोन हे? 
शरीर के अंगों को यह सब चाल) शक्ति, फर्ती देनेबाला 
कोन है ? वह कोन है ? वह एक “विश्वव्यापी शक्ति! है, एक 
“विश्वेश्वर' है, जो आप बस्तुतः हो, वह आत्मा' है। जब 
कोई मनुष्य मर जाता है, तब कुछ आदमियों को उसे स्मशान 
या क़त्रिस्तान उठाकर ले जाना पड़ता है। ओर जब वह 
ज़िन्दा था तब वह कोन चीज़ थी जो उसका मनों भारी बोक 
बड़ी-बड़ी उचाइयों पर, ऐसे ऊँचे पहाड़ों पर उठा ले जाती थी ९ 
वह कोई अदृश्य; अवशनीय वस्तु है, परन्तु है अवश्य । वह 
आपके अन्दर आत्मदेव है, वह हरएक शरीर में परमात्मा 
है, ओर वही परमेश्वर हरणक वस्तु को शक्ति और कमंण्यता 
प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति की गति वा चेष्ठटा में शोमा का 
कारण भी वही परमेश्वर है। जब कोई मनुष्य सोया होता 
है, तब उसके नेत्र नहीं देखते; जब बह सोया होता है, तब 
उसके कान नहीं सुनते | जब मनुष्य मर जाता है; तब भी 
उसके नेत्र जहाँ के तहाँ रहते हैं, पर बह देखता नहीं, उसके 
कान ज्यों के त्यों रहते हैं, पर वह सुनता नहीं | क्‍यों ? क्योंकि 
भीतर का बह इेश्वर या आत्मदेव अब उसी तरह 


१४२ स्वामी रामतीय जिल्द तीसरी 


सहायता नहीं करता जैसे पहिले करता था। वह भीतर का 
ईश्वर ही है, जो नेत्रों के द्वारा देखता है, वह भीतर का ईश्वर ही 
है, जा कानों को ८सुनवाता है, वह भीतर का इश्वर ही है, जो 
नाक को सँघने की शक्ति देता है, ओर सब रगों का शक्ति- 
दाता भी वही भीतरी ईश्वर परमात्मा ही है| अ्रन्तगंत इंश्वर 
ही समस्त बाह्य शोभा या सोन्दय्य का सारांश तत्त्व है। यह 
सब अन्तगंत परमेश्वर है| इसे याद रक्खो। इस पर ध्यान 
दो आपके सामने कोन है ? जब आप किसी व्यक्ति की ओर 
देखते हैं, तब आपसे नज़र कॉन मिलाता है ? वही भीतर का 
इंश्वर । बाहरी नेत्र, त्वचा, कान इत्यादि आवरण-मात्र हैं। 
बे केवल बाहरी वस्त्र हैं, ओर कुछ नहीं । 

इस दुनिया में जब लोग पदार्थों को प्यार और उनकी 
इच्छा करने लगते हैं, तब वे भीतर की 'असलियत की अपेक्ता 
पोशाक को, वस्त्र को अधिक प्यार करने लगते हैं, जिस 
पोशाक के द्वारा कि बह ( भीतर की असलियत ) चमकती 
है । इस प्रकार वे भीतर के सत्य, मूल ओर तत्त्व की अपेक्षा 
वस्रों, बाह्य रूपों वा आकारों को अधिक प्यार और पूजा 
करते हैं। इसी से लोग दुःख उठाते हैँ, ओर इस पाप के 
कुफल को भोगते हैं। यह बात है । इससे ऊपर डठो, इससे 
ऊपर उठो | प्रत्येक स्री और पति को एक दूसरे में परमेश्वर 
को देखने का यत्न करना चाहिए। भीतरी इश्वर को देखो, 
भीतर के इश्बर को प्रजा करो | 

हरणक वस्तु आपके लिए इश्बर बन जानी चाहिए। नरक का 
खुला द्वार होने के बदले रत्री को पति के लिए दपण के समान 
होना चाहिए, जिसमें वह परमेश्वर के दशन कर सके । पति को 
भी नरक का खुला द्वार होने के बदले स्त्री के लिए दपण 
के समान होना चाहिए, जिसमें वह्‌ भी परमेश्वर को देख सके । 


जिलल्‍्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हें १४३ 


कोई स्त्री अपने पति को, या पति अपनी स्त्री को, 
यह अनुभव, यह ईश्वरत्व, सब शक्तियों की यह वेदान्तिक 
एकाग्रता, कैसे प्राप्त करा सकता है ? 'झ्ह वे केसे कर 
सकते हैं ? 

यदि किसी स्त्री को अपने पति का उद्धार करना छै तो 
पहले उसे अपने पति को सब बाहरी गन्दगियों से बचाना 
होगा । यदि मनुष्य अविवाहित है, तो बह सब तरह के प्रलोभनों 
का शिकार बन सकता है । वह बेपतवार की नोंका की 
तरह होता है, जो सब पवनों ओर तुूफ़ानों के बश में हे, चाहे वे 
किसी दिशा से भी चलें | जब तक कोई मनुष्य अविवाहित होता 
है, विना आत्मिक ज्ञान के होता है ; जब तक वह अविवाहित है, 
तब तक सब ओर से उसे सब प्रकार की गन्दगियाँ भोगना 
पड़ती है; ओर स्त्री को पहले इन प्रल्लोभनों से अपने पति 
को बचाना होता है । पर अब होता क्या है ९ साधारण॒तः स्त्रियाँ 
इन प्रलोभनों से अपने पतियों को नहीं बचातीं, किन्तु वे 
( स्त्रियाँ ) स्वयं उनके कंधों पर भारी बोक हो जाती हैं। 
यह तो ठीक ऐसा ही है कि कोई मनृष्य अपने सब रुपए देकर 
बड़ी रक़म का एक नोट खरीद ल। तब वह दूसरे प्रलाभनों के 
बोझ से तो छूट जाता है, परन्तु इस एक प्रलोभन की अधीनता 
पिछली सब अधीनताओ ( [[07॥778(0॥75 ) से आधक बामल 
हो जाती है | अब वह पहले के से प्रलोभनों के अधीन नहीं है, 
किन्तु अब यह एक ही प्रलोभन या अधीनता उसके लिए 
काफ़ी है । 

यह हाल ठीक उस घोड़ का-सा है; जो बचाव के लिए 
एक मनुष्य के पास गया था। आप जानते हैं कि एक समय 
था, जब मनुष्य भी बन में रहता था, घोड़ा भी जंगल में रहता 
था | दिरन ओर बारहसिंग भी जंगल में रहते थे, जैसे कि 


१५७ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


श्राजकजल । एक वार एक घोड़ा लड़ाई में बारहसिंग से 
हार गया। बारहसिंग ने अपने सींगों से घोड़ कों घायल कर 
दिया । घोड़ा सहायता के लिए मनुष्य की शरण में गया। 
मनुष्य ने कहा; “बहुत अच्छा, में तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे 
हाथ में तीर हैं। तुम मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा लो, ओर में 
जाकर तुम्हारे दुश्मनों को मार दँगा।” आदमी घोड़ की पीठ 
पर सवार हुआ, जंगल में गया और बारदसिंगे का वध 
किया । वे विजयी हँ।कर घर लोटे । घोड़ा बड़ा ख़श था। 
अब घोड़े ने जाना चाहा। घोड़े ने मनृष्य को धन्यवाद दिया 
ओर कहा, “जनाब ! में आपको धन्यवाद देता हैं । अब में बिदा 
होना चाहता हूँ ।” आदमी आया ओर बोला, “ऐ घोड़े ! ऐ 
घोड़े |! तुम कहाँ जाओगे ? चूंकि अब मुझे मालूम हो गया है 
कि तुम बड़े काम की चीज़ हो; में तुम्हें जाने न दँगा। तुम्हें 
मेरा चाकर होना पड़ेगा, तुम्हें मेरा राल्लाम बनना होगा।” 
घोड़ा वारहसिंगें, हिरन ओर वन के अन्य पशुओं से बच 
गया, किन्तु उसकी स्वाधीनता जाती रही, ओर गुलामी, 
जो उसकी बाहरी सफलता का नतीजा थी, उसकी स्वाधीनता 
की हानि की पूति न कर सको। 

ही हाल मनुष्य का है | विवाह के बाद वह बहुतेरे 
प्रलोभनों से बच जाता है, किन्तु एक प्रलोभन; गलामी या 
पराधीनता जो स्त्री के सम्बन्ध से प्राप्त हुई है, ठीक उसी 
बताव के तुल्य है, जो मनुष्य ने घोड़े के साथ किया था । 

अच्छा, अब स्त्री पुरुष को बचानेवाली केसे हो 
वह उसे कुछ प्रलोभनों से तो बचाती है।इस बात की 
जहाँ तक दोड़ है, यह बहुत अच्छी है, बहुत ठीक 
है । अब दसरी बात यह है कि उसे मन॒ष्य को ग़लामी में 
न जकड़ना चाहिए। ( अमेरिकावाले कहते हैं कि उन्होंने 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं १५४ 


फिलीपाइन “/ाशराज॥ा८” निवासियों को जीता हे, किन्तु 
यदि वे रवयं सावधान न रहे, तो गलामी में फेस जायँगे | ) यह 
केसे हो सकता है ? स्ली को अपने पति को गलाम बनाने का 
यत्र न करना चाहिए, और पति को ख्री अपने अधीन न करनी 
चाहिए। यह अब दूसरा क़दम है। यदि यह किया जा सके, 
तो आशा है, अन्यथा कोई आशा नहीं। यह एक ऐसी 
बात है जो कभी नहीं, या बहुत कम, आपके ध्यान में लाई 
जाती है, परन्तु है यह एक तथ्य । आप जानते हैं कि 
हज़रत इसा मानव-जाति का उद्धारकर्ता माना गया थक ओर 
यह कहा गया था कि वह सारे विश्व का उद्धार करेगा, सारा 
पाप धो डालेगा, ओर स्वगं का साम्राज्य भूमि पर ले आवेगा, 
किन्तु आपकी सब इंजीलों, क़रानों ओर वेदों के होते 
हुए भी; इत सबके होते हुए भी, दुनिया को हम बसी .ही 
ध्रधासक अब भी पाते हैँ, जैसी पहले थी । कारण क्‍या हे? 
कारण यह है कि दोष के असली मूल का उच्छेद नहीं किया 
गया है। वास्तविक कठिनता आपके परिवार-मण्डल में हे। 
जब तक स्त्री पति का सच्चा हित करने की न ठान लेंगी, 
ओर पति स्त्री का हित करने को न ठान लगा, तव तक घम का 
अभ्युदय नहीं हो सकता; घधमं के लिए कोई आशा नहीं हे। 

अप जानते हैं कि यह भाफ ओर बिजली का जमाना 
( समय ) है । धम को गठरी बाँधकर चल देना चाहिए। 
ऐ इसाइयो |! ऐ हिन्दुओं | ऐ मुसलमानों ! यदि आप सचमुच 
यह चाहते हो कि संसार की मुसीबत निमल हो जाय, 
यदि आप चाहते हो कि मानव-जाति की व्यथा दूर हो जाय, 
तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, बेवाहिक सम्बन्धों को 
सद्भावों पर स्थापित करना चाहिए, आपको हरएक महिला और 
भद्र॒ पुरुष के हृदय में यह उतार देना चाहिए कि अपनी 


१४६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


स्‍त्री वा अपने पति के लिये इंसामसीह बनना उसका अपना 
कत्तव्य है । यह हमारा अवश्य कत्तव्य है, इसा बनने को हम 
बाध्य हैं । ओर-यह केसे हो सकता है? यदि स्त्री पति को दास 
न बनाना चाहे ओर पति स्त्री को अपने अधीन न करना 
चाहे, तो यह हो सकता है । सबका अपने आपसे मुक्त 
करो, तो आप स्वाबीन हो जाओगे । यही देवी विवान हे। 
िटतिता है €द्वएाता हाए.. ध्वृूएक) दे ०ए[708॥6-: 
“क्रिया ओर प्रतिक्रिया बराबर ओर आमने-सामने ( उल्टी ) 
होती हैं ।” स्त्री को अपने अबीन बनाओ, उसे अपना गुलाम 
घनाओ, तो आप भी गलाम हो जाओगे | आह ! अत्यन्त 
विकट वक्तता है। सत्य सदेव अप्रिय है, विकट है। हज़रत 
इंसा ने यह विकट सत्य सिखाया था; ओर उसे पीड़ा 
पहुँचाई गई, अर्थात उसे सूली मिली | सुक़रात आया ओर 
उसे विप दिया गया। सत्य को प्रसन्नता से लोग कभी 
नहीं ग्रहग्य करते | यह कथन दारुण मालूम होता हे, पर हे 
ऐसा ही । ज़रा ध्यान दो | 

एक आदमी ने एक बेल के गल में एक रस्सी डाल 
रक्खी डे, वह बल के सींगों में बची हुई है, ओर रस्सी का 
दूसरा सिरा वह अपने हाथ में पकड़े है | वह समभता है 
कि बेल उसका नोकर है, उसका गलाम हे, किन्तु वह भी 
बल का ठीक उतना ही ग़लाम हैं, जितना बेल उसका | किस 
कारण से वह बेल को अपने अधिकार में बतलाता है? इस- 
लिए कि बेल उसे छोड़ नहीं सकता। अब खयाल करो, यवि 
यही एक कारण है कि बेल उसे छोड़ नहीं सकता, तो हम 
कहते है कि बद भी तो बल को छोड़कर नहीं जा सकता | क्योंकि 
वद बल को नहीं छोड़ सकता, इसलिए बेल उसे नहीं छोड़ 
सकता । यदि बह बेल को छोड़ सकता, यदि बह आज़ाव 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं १४७ 


होता, यदि बढ बैन का गुलाम न होता, तो बेल उसका गुलास 
न होता । यही देवी विधान है । 

क्या आप यह नहीं देखते कि सब कुटुम्ब कष्ठ भोग रहे 
हैं? क्‍या यह तथ्य नहीं हे ? क्या यह तथ्य नहीं है कि सब 
परिवार इस संसार में, यूरोप में, अप्रेरिका में, भारतवप में, 
जापान में, सब कहीं, कष्ट भोग रहे हैं ? लोग कहते हें, “मुस्वी 
घर, सुखी घर ।' कैसी प्रवहचना ( ॥एगप९ ) है! केसा जबानी 
जमा-ख़च्च हे ! कोरी बातचीत, केवल म्बप्न हे !! यह क्या बात है 
कि लोग कष्ट पा रहे हैं, ओर घर सुखी नहीं है ? आर क्या 
आप अपने अन्तह दय से नहीं चाहते कि परिवार सुस्वी हो ? 
यदि आप सुख चाहते हो, तो उत्सुक बनो, घर को एक बढ़ा 
मज़ाकफ़ न बनाओ ! उत्सुक बनो, सरूचे बनो, कारण का पता 
लगाने की चेष्टा करो। उसे जाँचों, उस की छान-बीन करों, 
उसका अनुसंधान करो, ओर आप देखोगे कि परिवारों ज॑ फूंट 
झोर सद्भाव के अभाव का केवल यही एक कारण है कि वे 
प्रकृति के कानूनों को नहीं जानते हैं, ओर मूढ़ हैं। वे अज्ञान 
रूपी देत्य के क़ब्ज़ में हैं । वे नहीं जानते कि प्रकृति की योजना 
( ?]क ० ४०४८ ) क्या है, विकास का पथ किधर है । वे 
यह नहीं जानते | राम आपसे कहता है कि जिस रास्त से विकास 
चलता है और यह सारी प्रक्रति काम करती है, बह यह है कि 
हरएक क़दम बक़दम, धीरे-धीरे, अपने भीतर के इेश्वर की 
प्राप्ति के निकट पहुँचता जाय। यही पथ है, यही रेखा दे 
जिस पर इस संसार के सब चमत्कार चल रहे हैं| हरएक 
को अपने भीतर के परमेश्वर का अनुभव करना चाहिए। 
भीतर के ईश्वर का अनुभव प्राप्त करके हरएक को, पूर्ण 
आत्मा, पूर्ण ईश्वर हा जाना चाहिए। लोग इसे हृद्यज्ञम नहीं 
करते, इसीलिए यह सब जीवन-संग्राम है । 


श्श्८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


अपनी सलत्वरी या पति से अपना सम्बन्ध ऐसा स्थापित 
करो कि ठीक माग पर उन्नति हो; कि आप प्रकृति की योजना 
( 7]0] ) के अनुकूल काम कर सको। प्रकृति की योजना 
( [2७ ) है 'स्वाधीनता ! स्वाधीनता !! स्वाधीनता !!!” अपनी 
खस्री को अपने से मुक्त कर दो, तो आप उससे ( उसके बंधन 
से ) मुक्त हो जाओगे | इसका अथ क्या है ? क्या इसका यह 
अथ है कि सब बन्धन तुरन्त तोड़ दिये जाये, फ़ोरन काट 
दिये जाये, गौडिंयन ग्रन्थि ( (१0707 ९70। ) # की तरह 
काट दिये जायें? क्‍या यही अ्रभिप्राय है? क्‍या इसका यहद्द 
अथ है कि हरणक नर इस संसार में खुला छोड़ दिया जाय 
आर प्रत्यक नारी नितान्त निरंकुश हो जाय ? नहीं, कदापि 
नहीं । इस तरह से स्वाधीनता नहीं मिल सकती, यह तो दासता 
हुईं गुलामी है | संगी को 'स्वतन्त्र” बनाने से यह मतलब है 
कि आप उसे ऐसा बना दो कि वह आपके अन्तगत इश्वर पर 
विश्वास या भरोसा करे, न कि आपकी देह पर | जब आप 
उसे प्यार करो या वह आपको प्यार करे, तब आप उसके 
अन्तगत इश्वर से प्रेम करो ओर उसे अपने अन्‍न्तगंत 
ईश्वर का प्रेमी बनाओं। लोग कहते हैं कि “हम सब के सब 
इसामसीह पर विश्वास करते हैं ।” राम कहता है कि 
आपको अपनी स्वियों और पतियों पर विश्वास करना चाहिए । 


कम 


# एक पेचोदा गॉंठ जिसको फ्रिगिया के बादशाह गौडिंयन ने अपनी 
गाड़ी के एक सिरे में लगाइ हुई थी और यह घोषणा दे रक्‍्खी थी कि जो 
कोई इसे खोलगा, वह एशिया का बादशाह्व हो जायगा | सिकन्दर ने इस 
का हाट से खोलना कठिन देखकर इसे तलवार से काट दिया, जिससे इस 
का नाम गार्डियन नोट से प्रसिद्ध हो गया । प्रमिप्राय श्रति कठिन वा 
पेचीदा भाँठ से है । 


जिलल्‍्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं १४६ 


राम कहता है, “अपने संगी के मांस-पिंड पर विश्वास 
न करा, भीतर के इश्वर पर विश्वास करों।” इस बाहरी 
खाल ओर मांस को परदे के तुल्य जानो, और इसे आप अपने 
लिए पारदर्शी बना लो, तथा परद के पार भीतर के इश्वर 
को देखो । 

हमका पत्ती की तरह हाना चाहिए कि जो एक क्षण 
में किस्ती कूनती हुई फुनगी (डाली ) पर उतर पड़ता है। 
उसे डाली के भूकने का बोघ होता के किन्तु निर्भय 
गाता रहता हे, यह जानता हुआ कि उसके पंख हैं। डाली 
पर-नीचे कूलती है, पर पक्षी भयभीत नहीं होता, क्योंकि 
यद्यपि वह डाली पर बेठा हुआ है, तथापि अपने परों के 
भरोसे है, ऐसा समभझो। पत्ती जानता है कि वह डाली पर 
भरोसा नहीं कर रहा हे, बल्कि अपने परों पर । यही ढंग 
है । उसका भरोसा उस डाली पर नहीं है जिस पर वह बेठा 
हुआ है; वह अपने पंखों पर भरोसा करता है । 

इसी तरह जहाँ कहीं आप हो, अपनी शञ्वरी ओर 
बच्चों से कितन ही अनुरक्त क्‍यों न हो, किन्तु उनमें दिल 
न लगाओ | हृदय को परमेश्वर के साथ रक्‍खो, दिल की लो 
अपने भीतर के परमात्मा से लगाये रहो। यही उपाय है। 
ऋआाप स्वयं ऐसा बतांव करो, ओर अपनी स्त्री तथा बच्चों से 
भी ऐसा ही बताव करबाओ । आप उनसे मुक्त हो जाओगे, 
आर वे आपसे मुक्त होंगे। पराधीनता का नाम नहीं रहेगा। 
स्वाधीनता ! स्वतंत्रता !! इस तरह हरएणक अमरिका-निवासी 
स्वाधीन हो सकता है । 

व्याख्यान का रोचक अंश अब आता है । 

एक स्थान पर एक अत्यंत सुन्दर चित्र देखा गया। उस'चित्र 
या तसवीर में एक बड़ा अच्छा आसन ( ०००८४) था । उस 


१६० स्वामी रामतीर्थ जिल्द तीसरी 


आसन पर घड़े उज्ज्बल शाही गद्द ओर तकिए थे। एक बड़ी 
सुन्दर रानी उस आसन पर लेटी हुईं थी, कोच के एक ओर 
बच्चे थे, आर राजा एक कुरसी पर बेठा था। तसवीर बड़ी अच्छी 
थी, बड़ी मनोहर थी, अति शाभित थी । रानी बहत बीमार थी। 
मरणासन्न थी। उसका पति, राजा आँसू गिरा रहा था, 
ओर उसका बेटा तथा बेटी रो रहे थे। यह एक सुन्दर चित्र 
था। क्‍या आप इस तसवीर के मालिक होना पसन्द करेंगे। 
हा | अवश्य, हरण्क आपमें से पसन्द करेगा। यह चित्र इतना 
मनोहर था कि यदि आप इसे देखते, तो अवश्य ख़रीद लेते । 
क्यों आप इस चित्र के मालिक होना चाहेंगे ? इसमें एक 
ऐसी मनोहरता थी, जो आपको मंत्र-मुग्ध सा बना देती। 
किन्तु क्या वह मरणाप्राय रानी होना आप पसन्द करते ९ 
उत्तर दीजिये | वह रानी होना क्या आप पसन्द करते ? वह बड़ी 
अमीर थी, किन्तु मरणासन्न थी। ओर क्या वह रोता हुआ 
पति या बिलखते हुए बच्चे होना आप पसन्द करते ? नहीं । 

बेदान्त चाहता है कि आप अपने घरों में, अपने परिवारों 
में ईश्वर की तरह रहो; अपने मकानों में गवाह की तरह, 
निर्विकार इश्वर की तरह अनासक्त रहो, किसी तरह से 
मिले या उलमे हुए न रहो | अपने मन को सदा स्थिर रक्खो, 
सदा अनासक्त रक्‍्खों, अपने चित्त ओर हृदय को सदा 
भीतर के परमेश्वर पर जमाए रक्खो, ओर सब घरेलू मामलों 
का उसी तरह देखो, जिस तरह आप उस चित्र को देखते हो । 
आप जानते हैं कि जब आप साज्ञी की तरह इसे देखते हैं, 
तब यह सुख का कारण होता है; जब आप इसमें उलम 
जाते वा आसक्त होते हैं, तब यह मुसीबत का सामान बन 
जाता हैं। यदि इस संसार के व्यापार में हम फेस जाते हैं 
तो हमारी बढ़ी दुदेशा होती है। जब निबिकार स्थिति-विन्दु 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं १६१ 


से साक्षीचत हम इसे देखते हैं, तब हमें आनन्द आता है 
तब यह अति झरूचिर हो जाता है। इसी तरह अन्तगंत 
परमेश्वर को प्राप्त करो । राम के सब व्याख्यान सुनो, धीरे-धीरे 
उन्नति करते हुए आपको विश्वास हो जायगा। राम जिम्मा 
लेता है कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति यदि राम के सब 
व्याख्यान सुन लेगा, तो उसके संशय दूर हो जायँगे, अपनी 
इंश्वरता में उसे अवश्य विश्वास हो जायगा। पहले अपनी 
दिव्यता तथा इश्वरत्व में गहरा विश्वास ( पक्का निश्चय ) प्राप्त 
करो । इसे पा लो, फिर उस विधि से, वा उन उपायों से; जो 
बताये जायेंगे, आप उस परमेश्वर में अपना कन्द्र जमाओ, 
वही हो जाओ, शाश्वत और सवशक्तिमान परमेश्वर अपने को 
अनुभव करों। “वही में हूँ, बही ।” यह अनुभव करो ओर 
अपने सब घरेलू सम्बन्धों तथा इन सब मामलों को इस तरह 
देखो कि मानो वे एक तसवीर है, मानो तुमसे कोइ लगाव 
ही नहीं है।यह विपरीत ओर स्वतः विरुद्ध जान पड़ता है । 
लोग कहते हैं कि यदि हम इन मामलों में न उल्लभें, तो कोई 
उन्नति कर ही नहीं सकते । अरे ! आप भूल रहे हो। उन मामलों 
में फंसते ही आपकी उन्नति रक जाती है। जब आप लिखते 
हो, तो लिखना अव्यक्तित्व ( अकत त्व ) भाव से होता है । 
उस समय आपका अहं-भाव, आपका तच्छ अहंकार, मिथ्या 
अहंकार बिलकुल गेरहाज़िर होता है; ओर अनायास यंत्रवतत 
काम किया जा रहा है। यह एक प्रकार से प्रतिक्रिया रूप कम है 
हाथ अपने आप लिखता जा रहा है। क्‍यों ? क्योंकि आप अपने 
तुच्छ अहंकार को, सरवार्थी अह को; मामले में नहीं घुसेड़ते । ज्यों 
ही आप अपने चित्त में विचारने लगोगे, “अह, मेने ख़त ही 
लिखा है, मेने कमाल किया है,” त्यों ही आप भूल कर बेंठोगे । 

इस तरह हम देखते हैं कि काम केवल तभी होता हे, 


श्द्रर स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


जब हम तुच्छ स्वार्थी अहंकार से छुटकारा पा जाते हैं । जिस 
क्षण आप ने स्वार्थी अहंकार का रंग जमाया, उसी क्षण काम 
बिगड़ा । सर्वोत्तम काम वही काम होता है; जो अकतृ त्व- 
भाव से किया जाता है। त्याग का अथ है इस छोटे व्यक्ति- 
गत, स्वार्थी अहंकार से छुटकारा पाना; जीव की इस मिथ्या 
कल्पना को दूर करना । सूय चमकता है। सूय में यह भाव 
नहीं है कि में काम कर रहा हूँ । परन्तु सूथ अहंकार 
( व्यक्तिगत भाव ) से रहित है, इसी से वह इतना मनोहर 
ओर चित्ताकषक है । नदियाँ बहती हैं। उनके बहने में कोई 
तुच्छ व्यक्तिगत अहं-भाव नहीं है, किन्तु काम हो रहा है । 
दीपक जलता है, किन्तु व्यक्तिगत अहं-भाव--“में महान हूँ, 
में जल रहा हूँ, में प्रकाश कर रहा हूँ?--जलने का काम 
नहीं कर रहा है। फूल खिलते हैं ओर चारों ओर मधुर 
सुगंधि फेलाते हैं, किन्तु उनमें इस भाव का लेश भी नहीं 
कि वे बड़े मधुर हैं, बड़े रुचिर हैं । 

इसी तरह आपका काम स्वाथंमय अहंकार ( अहम्प्रन्यता ) 
के दूषण से निमक्त होना चाहिए | आप अपना काम ठीक 
नक्षत्रों ओर सूय्य के काम के समान होने दो, अपना काम 
चन्द्रमा का सा होने दो | तभी आपका काम सफल हो 
सकता है) केवल तभी आप इस संसार में कुछ वस्तुतः कर 
सकते हो । सब नायक, सब धीसम्पन्न पुरुष यह रहस्य रखते थे, 
सब तालों में लगनेवाली यह परताली ( ५७७४८।-।:७० ) उनके 
अधिकार में थी। उन्होंने अपने को अकव त्व दशा में डाल 
दिया था, ओर तभी उनका काय इतना फन्न-फन्त सका। यही 
नियम है। इस श्रवान्त विचार को त्याग दो कि जब तक किसी 
मार्मले में आप अपने को आसक्त न कर लोगे, तब तक आपका 
अश्युद्य कदापि न होगा। ऐसा घिश्वास करना आपकी भूल है । 


जिलल्‍्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं १६३ 


देवी विधान यह है कि मन तो शान्त; स्थिर और 
अच5चल हो, और शरोर सदा कमंण्य रहे । चित्त तो स्थिति 
शास्त्र ( स्टेटिक्स, 5:9/05 ) के नियमाधोंश रहे, और 
देह गति-शास्त्र (डाइते मिक्स, 970977/25) के नियमावीन हो । 
बाह्य शरीर काम करता रहे और भीतरों अयना आप सदा 
स्थिर रहे, यही देवी विधान है। स्‍्वाधीन बनो। बल्लुओं को 
ठीक उसी तरह कोमज्ञता से स्थित रहने दो, जिस तरह 


नयनगोचरीभूत भूप्रदेश [[.8005८०|८] नयनों पर स्थित 
रहा करता है। दृष्टिगोचर भूप्रदेश नेत्रों पर सचमुच, पूरी 


तरह, समग्रता से, अवस्थान करता है। किन्तु अति कोमलता 
से । वह नेत्रों पर बोक नहीं डालता । सम्पूर्ण भूभाग 
([.8705८०७०८) का अवस्थान नेत्रों पर है, किन्त नेत्र स्वाधीद्र 
हैं, भार से दबे नहीं हैं। अपने घरेलू मामलों में, 
अपने पारिवारिक या सांसारिक जोवन में आपको स्थिति 
भी ठीक ऐसी ही होनी चाहिए। आप इन सब व्यापारों को 
देखो ओर निर्लिप्त बने रहो, स्वतंत्र रहों। ओर यह 
स्वाधीनता मिल सकती है केवल सच्चे आत्मज्ञान के द्वारा 
पूण तत्त्व के अनुभव द्वारा, जिसे वेदान्त कहते हैँ। सच्चे 
आत्मदेव का अनुभव करो, ओर सब नक्षत्र तथा तारागण 
आपको आज्ञा पालंगे । 


२२०!| 00, ५8४ 5प्रा5 धातें 5878, ॥0॥] 00, 
४6 ॥0065 0 उ822478 ..80 ० |2!705, 
[0 700, (8 5पा) ए इ5७॥5, 70|॥ 00. 

() 0फ5 छाए 80088, 7878 €0065, "१७४85 
[0 776 6 इप्ा'हा8 0088705 ए06 

[00 ॥86 धा0 49[, ४078/8, ७0]] 077 


१६४ 


स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


() ४७07"|75, 77 9]67805, 59॥१0॥65 ६प्राया; 
&%7005९ कार |] ४0पा छ87.5५ छत ५065, 
“पे 0078, 0856 ॥ 8[॥ ० [॥6. 


' [00 5005 070 50875 07" 8587/[75 छाप 5885 


 ध 
[२९४ए०।ए९ ६86 घछ्राछव0एा5५ 0 70५ फाछहघा। ४ 


[ ॥0ए0,. | "क्र | ७076, 6 ४०७६ 


|ग_्‌॥१8 '0०0६]00, ॥700ए७ऐ छा0 7709४67' [, 
७)06 7"654, 7]0 7770000, 7१786 57 4.08. 
3७0 ७०0705 2घ58॥7 2४९४१ ॥76 0तै8587])2०. 


[_००॥६]6, ७ा।४&]8,  [॥.86 ५४।875, 
व्‌ छत] 8ै, ए।ै॥)798, 0200070. 58]| वा86. 
व5एछ7 780, (० ॥0ए8॥ए इाष्ा'5 | 
'एसपलशः 00 ४0प छाए) धाते 29] ॥78 ०? 
]क ४08 &087%]8 व ५९०एा' 8५6५, 
[7 76 |]॥8 (08६. 0 ५४०७ [॥७५. 


तात्पय:-- 


बढ़े चला, तुम सूयों और नक्षत्री, लुढ़कते रहो , 
प्रकाशों के चमत्कृतकारी प्रकाश में तुम कणों ! 
मुक सूर्यों के सूर्य में, लुढ़कते रहो । 
भवर मात्र ए ग्रह-मण्डलों ओर भूगोलों , 
तरंगाकुल विशाल समुद्रो लद्द॒रोंवत्‌ मुममें 
उठो ओर गिरो । 


झानदोलित हो, लुढ़कते चलो । 
ए लोको, मेरे ग्रहों, घुरों पर ब्रूमो ; 
अपने सब अंग ओर पाश्व सुझे दिखाओ , 
ओर नाचते हुए, जीवन के प्रकाश में तपो। 


जिल्द तीसरी घर आनन्दमय कैसे बना सकते हें १६४ 


सूयों और नक्षत्रों या भूमियों भर समुद्रो ! 
चक्कर देते रहो मेरे स्वप्न की प्रतिच्छाया को 
में चलता हूँ, में फिरता हूँ, में आता हूँ, में जाता हूँ। 


गति, गतिमान्‌ और गतिकारक में ( हूँ )। 
न विश्राम, न गति है मेरी या तेरी । 
कोई शब्द मुझे कदापि वर्शन नहीं कर सकता । 


प्वमको, चमको, छोटे तारो ! 
चमकते हुए, पलकते हुए, संकेत करो, मुझे पुकारों । 

उत्त पहले दो, ऐ सुन्दर तारों ! 
कहाँ के लिए संकेत तुम्हारा, कहाँ मुझे घुलाते हो? 

तुम्हारे नयनों की प्रभा हूँ, 

तुम में जो जीवन वह में हूँ। 
यह है तुम्हारा सच्चा स्वरूप | तुम वास्तव में जो कुछ 
हो, वह यह है । यह अनुभव करो ओर मुक्त हो। यह अनुभव 
करो और तुम विश्व के स्वामी हो जाते हो। यह अनुभव 
करो और तुम देखोग कि तुम्हारे उद्यम के सब मामले, तुम्हारे 
सब व्यापार आप-से-आप, अत्यन्त वांछुनीय रूप में तुम्हारे 
सामने आ खड़े होंगे! तुम देखोगे कि सफलता को तुम्हारा 
खोज करना पड़ेगा, ओर तुम सफलता को द्ूढ़ते न फिरोगे । 
तम देखोंगे कि भीतर के परमेश्वर पर यह. विश्वास, भीतर 
के परमेश्वर की यह अनुभति, सारे विश्व को तुम्हारा क्ुद्र 
दास बना देगी, इस संसार की प्रत्येक बस्त को तुम्हारे 
अधीन बना देगी । तुम देखोंगे कि सफलता और 
अशभ्युदय तुम्हें हूँ ढूंगीि, ओर तुम्दें उनको न दूँ ढ़ना पड़ेगा। 
ध्यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता; तो मोहम्मद 
पहाड़ के पास जायगा |” जिस क्षण तुम इन सांसारिक 


१६६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


पदार्थों में सख हू ढ़ना छोड़ दोगे ओर स्वाधीन हो जाअगे 
अपने भीतर के परमेश्वर का अनुभव करोगे, उसी क्षण 
तुम्हें मोहम्मद के पासन जाना पड़ेगा) मोहम्मद तुम्हारे पास 
आवेगा | यही देवी विधान है। यही रहस्य है, यही गुद्य 
भेद संसार का शासन कर रहा है। यही सिद्धान्त तम स्वयं 
हो | यह अनुभव करो, अपनी ञ्री ओर बच्चों को यह 
अनुभव कराओ। ख़द स्वाधीन हो ओर उन्हें स्वाधीन 
बनाओ । इस तरह तम अंधकूप या कारागार को साक्षात्‌ 
वेकुणठ बना दोगे, तुम अपने घरों में अपने लिए स्वगे 
बनाओगे, तम अपने अत्यन्त कंगड़ालू घरों को सुखी घर 
बना लोगे | दूसरा कोई उपाय नहीं है ! इस अनिवाये निदयी 
क़ानून से तुम बच नहीं सकते । यही एक रास्ता है, यही एकमात्र 
फाटक खोलने का मंत्र है; यही एक परताली ( ४४७४८ ९८७ ) 
है, जो संसार के सब ख़ज़ानों को खोल देती है। यदि तुम 
अपने भीतर के परमेश्वर का अनुभव करो, तो तुम मुक्त द्वो। 
ऐसा अनुभव करने में दूसरों की सहायता करो | 


३ ! # !! 3 !!! 


गृहस्थाश्रम ओर आत्मानुभव्‌ । 
( ता० १ फ़रवरी १६०३, रविवार, सन्ध्या-समय )' 
“क्या कोइ विवाहित मनुष्य ( ग्ृहस्थ ) आत्म- 
साज्षाक्कारा की अभिलापा कर सकता 
है ??”# यह प्रश्न कुछ समय पहिले राम से पूछा गया था 
ओर उसका पूर्ण उत्तर भी उस समय दिया गया था | 

राम आज उसी विषय को नहीं छेड़ेगा, किन्त उसी के 
समान अन्य विषय पर बोलेगा । 

उस प्रश्न के उत्तर में कामनाओं के स्वरूप का निरूपण 
दिया गया था। अर्थात्‌ “कामना क्‍या वस्तु है; ओर सनोरथ 
मनुष्य के रवभाव पर क्या प्रभाव डालते हैं ? कामनाओं की 
पूर्ति से क्योंकर सुख ओर अपू्ति से क्‍्योंकर दुःख होता 
है ?” आदि प्रश्नों का विचार किया गया था। यह प्रश्न बहुत 
बड़ा ओर जटिल है, ओर इस पर राम ने बहुत गंभीरता- 
पूर्वक विचार भी किया है। राम के अनुसंधानों का फल 
“मनोबेग शास्त्र ( [2एञआाधा08 0। पं70 )”+-- नामी ग्रन्‍्ध में 
प्रस्तत किया जावेगा | 

“क्या अपने पुत्र, कल्नत्र, स्नेही, सम्बन्धियों में रहनेबाला 
ग्रहस्थ वा दूसरे शब्दों में एक साधारण सांसारिक मनुष्य 

# ये विषय गत प्रप्र ६० के निश्चल विस नामी व्याख्यान ने 
दज है । 

+ मलोवेग शास्त्र नाम का ग्रन्थ राम ने झारम हा किया था कि शर्रारे 
ने साथ न दिया। इस नाम तले कुछ नोट दोचार पृष्ठ एर 'जयमे के 
बाद राम! अहाजलीन हैं। गए ।अतएव अब इस ग्रेथ का केबल नाम तो 
रह गया, आकार बनने नहीं पाया । 


श्क्ष्य स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


तत्त्व या आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है ?” यह प्रश्न है । 

हम इस प्रश्न के एक अंग पर विचार करेंगे। वेदान्त 
केवल इतना पूछता है “क्या तलवार आपके शत्रओं का नाश 
कर सकती है १” 

यदि इस प्रश्न के उत्तर में 'हाँ' कहां जा सकता है, तो 
“क्या कोई सांसारिक ग्रहस्थ तत्त्व का साक्षात्कार कर सकता 
है ?” इस प्रश्न के उत्तर में भी 'हाँ' कहा जा सकता हे। यह 
सब केवल उस तलवार अथवा ग्रहस्थ-बन्धन के उपयोग 
पर निर्भर है। उसी एक तलवार से हम अपना नाश कर 
सकते हैं, ओर उसी से हम बाहरी आक्रमणों से अपने को 
बचा सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने ग्रहस्थ के बन्धनों 
वा सम्बन्धों के दुरुपयोग से अपना विनाश कर सकता है, 
का अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, ओर अपने भीतर 
परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। अतः यह प्रश्न भी 
उसी प्रकार हल होता है । 

हमारा टहलना, घूमना, स्वास्थ्य-सम्बन्धी हमारा देनिक 
नित्य-कम हमारे सुख ओर आनन्द का कारण हो सकते हैं-- 
वे हमारे लाभ तथा सुधार का कारण हो सकते हैं, यदि 
उचित रीति से हम उन्हें करें परन्तु उनके दुरुपयोग से 
वही सेर-सपाटे, कलश, अशान्ति एवं व्याधि का कारण 
बन सकते है । 

इसी तरह हमारे पारिवारिक सम्बन्ध हमें उन्नत ओर नीरोग 
कर सकते हैं, अथवा हमारा समूल नाश भी कर सकते हैं । 

एक बड़ा सजञ्ञन पुरुष था; जिसके पास एक बहुत लुच्चा 
ओर बदमाश नॉकर था। वह प्रत्येक काम को उल्टा ही किया 
करता था। अपन मालिक की आज्ञाओं के पालन करने का 
उसका ढंग ही निराला था। वस्तुतः उसके काय्य करने 


जिल्द तीसरी. गृहस्थाश्रम ओर आत्मानुभव १६६ 


की शैल्ली ऐसी थी कि गंभीर-से-गंभीर मनुष्य भी उससे 
भलला उठता। पर वह धर्मात्मा मालिक उस नोॉकर पर कभी 
क्रद्व न होता, उलटे वह उस दुष्ट के साथं अति प्रम का 
बतोव करता । एक समय उसके एक अतिथि न उस नौकर 
के विरुद्ध बहुत-सीं शिकायत की। बह उसके कामों से बहुत 
खिन्न ओर क्रद्ध हुआ था, ऑर उसके मालिक को उसे 
निकाल देने को कहा। पर मालिक ने उत्तर दिया --“आपकी 
सलाह अत्युत्तम है, और आपने शुभेज्ड्ा-पृतक यह सम्मति 
दी हे। में जानता हूँ कि आप मेरे शुभ-चिन्तक है ओर मेरे 
काय्य की बृद्धि चाहते हैं, जिससे केमु यह सम्मति देते है। 
पर में इस बात को अधिक जानता हूँ। में जानता हूँ कि 
मेरा काम-काज ख़राब हो रहा है। इससे मेरे व्यापार को 
हानि पहुँच रहो है। किन्तु में उसे इसीलिये रखता हूँ कि 
वह इतना अनाज्ञाकारी वा अविश्वासी है।यह उसका दुष्ट 
आचरण ओर ख़राब स्वभाव है, जिससे वह मुझे इतना प्रिय हो 
रहा है । वह पापी, दुष्ट ओर नमकहराम है, इसी से में उसे 
अधिक प्यार करता हूँ ।” उसका ऐसा कहना बढ़ा हो आश्चय्य- 
जनक था | 

वह मालिक बोला - “दुनिया में जितने लोगों से मेरा 
वास्ता पड़ा है, उन सबमें से एक यही मन॒ष्य ऐसा है, 
जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो निनन्‍्दामय ( अप्रिय- 
बादी ) अकीतिकर ओर हानिकर काम करता है; ओर जितनों से 
मरा वास्ता पड़ा, वे सबके सब इतने कोमल स्वभाव, इतने 
अच्छे ओर इतने प्रमी हैं कि वह मुझे रुष्ठ करने का कभी 
साहस नहीं करते । इसलिये यह नोकर असाधारण हे। 
यह एक तरह का मुगदर ( )ए/70-0०)) ) है, जो मेरी 
आध्यात्मिक शिक्षा का उत्तम साधन है। जिस प्रकार बहुत 


१७० स्वामी रामतीथे जिल्द तीसरी 


से लोग अपना शारीरिक बल बढ़ाने के लिए मुगदर आदि 
फेरते हैं, उसी प्रकार यह नोकर मेरे आत्मिक बल की वृद्धि- 
निर्मित्त मुगदर कां काम देता है, ओर इससे मेरा आध्यात्मिक 
शरीर पुष्टि पाता ह। इस नॉकर द्वारा मु्भे आध्यात्मिक बल 
प्राप्त हाता है । इसलिए इस नाकर के साथ मुझे एक प्रकार की 
कुश्ती लड़नी पड़ती है, जिससे मुझे शक्ति प्राप्त होती है ।” 

अतः राम इस तथ्य को आपके सामने उपस्थित करता 
है, ओर इसकी ओर आपका ध्यान इसलिए दिलाता है कि 
यदि आपको ग्ृहस्थ-बन्धन आपकी उन्नति के मांग में विध्ल- 
रूप अथवा अड़चन-पत्थर मालूम पड़ें, तो भी आपको खिन्न 
होने की आवश्यकता नहीं। ठीक उसी धर्मात्मा मालिक का 
अनुकरण करो। भेद-भाव ओर कठिनाइयों को शक्ति ओऔर 
बल का नवीन ख्रोत बना लो । 

ग्रीस देश में सुक्रात ( ००८7०८७ ) नाम का एक महान 
तत्त्ववत्ता हुआ हैं। उसकी स्त्री दुनिया-मर में बड़ी कलह- 
कारिणी थी। एक दिन सुक़रात बड़ी गंभीर बृत्ति से किसी 
तत्व का चिन्तन कर रहा था। उसी समय उसकी स्त्री 
अपनी आदत के अनुसार उसके पास आई ओर अपशबद 
बोली । उसने सुक़रात को लानतान की, ओर उसका 
अपमान किया, नाना नामों से उसे पुकारा। उसकी वृत्ति 
अपनी ओर खींचने का आग्रह किया। अपनी टहल उससे 
चाही ओर “यह कर', 'वह कर! की आज्ञा हॉकने लगी। 
पर सुक्रात अपने तत्त्व-चिन्तन में लगा रहा। किसी भी 
समस्या को तब तक नहीं छोड़ता था, जब तक वह हल न 
हो ले । ग्रही उसकी परिपाटी थी । 

स्‍त्री ने गरज-गरज कर तुफ़ान मचा दिया, परन्तु सुक्रात 
ने तब भी न सुना; तब ग़स्से में मरकर स्त्री ने गन्दे पानी से 


जिलल्‍्द तीसरी. ग्रृहस्थाश्रम ओर आत्मानुभव १७१ 


भरा बरतन बेचारे के सर पर उल्नट दिया। क्या सुक़रात उस 
समय भी ज्ुब्ध वा क्रद्ध हुआ ? किव्स्चिन्मात्र भी नहीं। वह 
मुसकराया ओर हँसते हुए बोला, “आज यह समस्या 
( लोकोक्ति ) टीक सिद्ध हे कि ०कयाए5 एशोहशा या 
[08/5, ॥ 78$ प्रायः मंघ जब गरजता हैं, तब बरसता हू ।” 

पहिले जब कभी वह गरजी; वर्षा नहीं हुई। किन्तु आज 
जब उसने गरज-गरज कर वूफान मचाया, तो पानी भी बरस 
पड़ा । उपयु क्त व्यंग्य बचन (८777१) के बाद सुक़रात फिर 
अपने तत्त्व-चिन्तन में मग्न हो गया । 

इससे स्पष्ट है कि अपने स्वभाव को वश में करने की 
शक्ति से मनुष्य को कभी निराश न होना चाहिये। यदि एक 
मनृष्य ( सक़रात ) ने अपने स्वभाव को इतना वश से कर 
लिया, तो फिर सब कोई कर सकता है। आज भी क्‍या 
दनिया में ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनकी आदत वा स्वभाव 
उनके अपने अधीन न हों ? अवश्य ऐसे मनृष्य हैं, आर उद्योग 
से आप भी ऐसा कर सकते हैं । 

यदि आप चाहो तो तत्त्वन्साज्षात्कार वा परमाध्मा से 
एकता, अथवा सबसे अभेदता या समस्त विश्व के साथ 
अपनी समता एवं इस आत्म-साक्षात्कार का माग अपने 
ग्रहस्थ सम्बन्ध द्वारा विशेष सुगम बनाया जा सकता हैं । 

जगत के प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य तथा लक्ष्य और 

ध्यात्मिक विकास का परिणाम यही है कि प्रत्येक प्राणी 
अपने अन्तरात्मा का अनुभव करे: ओर यह परिच्छिन्न आत्मा 
जब तक इश्वर के साथ अभेदता वा परमात्मा से एकता का 
साक्षात्कार न कर ले, तब तक निजी अनुभवों का उपाजन करता 
रहे; अन्यथा तलवार की धार पर तो उसका सबको अनुभव करना 
ही होगा | यही उद्देश्य है। यदि साधारण मनुष्य को गृहस्थ 


१७२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


के सम्बन्ध विध्नरूप जान पड़ते हैं, तो ( इसके विपरीत ) 
राम कहता है कि पुत्र ओर कलत्र आपके सहायक बन सकते हैं । 

प्रथ्वी सूथ्य के चारों ओर धूमती है। प्रथ्वी को अवश्य 
परिक्रमा करना है | चन्द्रमा प्रथ्वी से चिमटना चाहता है। अब 
बताओ, प्रथ्वी बेचारी क्‍या करे ? चन्द्रमा ओर उपग्रहों को 
साथ लेकर प्रथ्वी सूथ्य की प्रदक्षिणा कर सकती है 

इसी प्रकार से, हे पुरुषों वा स्रियो ! यदि आपने सूय्यों के 
सूय्य को ओर खिंच जाना निश्चय किया है, तो जिस प्रकार प्रथ्बी 
चन्द्रमा को साथ-साथ रखती है, उसी प्रकार आप भी अपने 
साथी को साथ रकखो, ओर तब अपने साथी के साथ सूर्य्यां 
के सूथ्य तथा प्रकाशों के प्रकाश के इदें-गिद चन्द्रमावत्‌ परिक्रमा 
करते जाओ । ऐसा करने से अकेले अपने इस तुच्छ शरीर को 
ही उस 'सूख्यां के सूय! की प्रभा; कान्ति एवं शोभा का भागी 
बनाने की जगह आप अपने साथ अपने साथी ( पत्नी इत्यादि ) 
को भी उसी सूख्य की प्रभा; कान्ति ओर शोभा का उपभोग 
करा सकते हो । इस प्रकार एक ही व्यक्ति की जगह आप अनेक 
जीवों को अपन साथ खींच लेजा सकते हो । केबल एक 
शरीर द्वारा काम करने के बदले आप अनेक शरीरों द्वारा काय्ये 
कर सकते हो।य सभो आपके शरीर हें। जिस प्रकार एक 
शरीर आपका है, उसी प्रकार ये सब शरीर इश्बर के हो सकते 
हैं, ओर उसका गुणानुवाद कर सकते हैं | जेसे जब कोई मनुष्य 
किसी स्थान पर जाता है ओर अपने साथ एक ही देह ( शरीर 
ले जाता है, तो वह अपने हाथ, पेर, आँख, कान, नाक आदि 
को पीछे छोड़ नहीं जाता, ये सब उसके साथ ही जते हैं ; 
उसी प्रकार वेदान्त कहता है कि जब घआप स्वर्गीय ज्ञान 
प्राप्त करने जाते हो, जब आप सत्य का अनुभव करने जाते हो, 
तब आप अपने आधे शरीर-मात्र ( अद्भाग ) को स्वर्गीय ज्ञान की 


जिलल्‍्द तीसरी. ग्रहस्थाश्रम और आत्मानुभव १७१ 


आर ले जान के स्थान पर सम्पूण शरीर को अपने साथ ल जा 
सकते हो, आप अपने पुत्र-कलत्र को, मानो अपन दिल-दिमार 
ओर हाथ-पेरों को, साथ ले जा सकते हो । ह 

इस तरह परमात्मा के साथ अभेदता ओर एकता अनुभव 
करने के पृव आप अपनी खत्री ओर पुत्र के साथ एकता अनुभव 
करो | जिस मनुष्य ने अपनी अधांगिनी ओर पुत्र-कलत्र के साथ 
एकता अतुभव नहीं की, वह सबके साथ अपनी एकता का 
अनुभव केसे कर सकता है ? 

वेदान्त की दृष्टि में स्वाभाविक माग तो यही है कि जिसके 
साथ आपका सम्बन्ध हो, उसी के साथ एकता अनुभव 
करना आरंभ करो। आपके जो प्रियतम हों; उन्हीं म॑ आप 
अपने को लीन कर दो | अपने हित को उनके हित में लीन 
कर दो। सब शरीरों को मिलाकर एक कर दो । सबों को 
मिलकर एक धारा-प्रवाह बन जाने दो, ओर फिर अनुभव-पर- 
अनुभव प्राप्त करते जाओ । तदनन्तर दसरे परिवारों को लो 
आर क्रमश५् उन्नांते करते हुए सब परिवारों का अपना शरीर 
बना लो । जब आप सब व्यक्तियों को अपना शरीर समझ लोग, 
तब आप परमात्मा के साथ एकता अनुभव कर सकोगे, तब आप 
प्रत्येक को अपने साथ ले जा सकोगे । 

इसाइयों की घम-पुस्तक ( बाइबिल ) में शिष्य सेंट जोह्न 
( 5 |०४ ) के सम्बन्ध में हम पढ़ते हैं कि उससे 
हज़रत इसा श्रम करते थे । इसा समस्त संसार से प्रेम 
करते थे। “शिष्य से इसा ने प्रेम किया ।?” इस कथन को 
थोड़ा बदल देने से यों हो जाता है कि शिष्य ने इसा से प्रम 
किया। इससे इसाइ सिद्धान्त ( इसा द्वारा मुक्ति ) का मूलसूत्र 
मिल जाता है । न्‍ 

“आधात-प्रत्याधात बराबर ओर परस्पर विरोधी होते 


१७७ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हें [? (3८६०7 द्ाव0 7ए८टाणा कार स्तुपव) 2ग१ते 009057९) । 
यदि ईसा अपने शिष्य से प्रम करता था; तो शिष्य ने भी 
ईसा से अवश्य प्रेम किया होगा | जोह्न को यदि इसा के प्रति 
भक्ति न होती, तो “आधात ओर प्रत्याघात बराबर और 
परस्पर विरोधी” होनेवाले अनिवाय्य नियम के अनुसार 
इसा सदा उससे प्रम नहीं कर सकता था । ईसा तत्त्वदर्शी था । 
बह जगत्‌-पिता ओर 'सब'# से अभिन्न था। वह एक ऐसा 
मनुष्य था, जिसने अपने मन, बुद्धि ओर अहंकार वा व्यक्तित्व 
को परमात्मा में लीन कर दिया था । 

जोह्न, पीटर, पाल अथवा अन्य कोई शिष्य ईसा के साथ 
अपना सम्बन्ध जोड़, इसा की भक्ति कर ( क्‍योंकि भक्ति 
ओर प्रेम द्वारा ही सम्बन्ध होता है ) एवं उसके साथ एकता का 
अनुभव करके स्वभावतः ही ईसा का इशत्व भोगता है । 

कल्पना करो कि हमारे पास एक पदाथ है, जिसमें 
बिजली भरी है । यदि इस विद्यन्मय पदाथ के साथ कोई 
दूसरा पदार्थ लगा दिया जाय; तो इस विद्युन्मय ( €९८ए- 
(८० ) पदाथ से विद्यत-हीन पदाथ में सहज ही बिजली 
चली जायगी । 

इसी प्रकार उस समय के शिष्यों को इसा की भक्ति द्वारा ईसा 
की प्रकृति प्राप्त होना अवश्य है। और इस प्रकार यदि ईसा 
अपना उद्धार करता है, तो उसकी भक्ति द्वारा दूसरे का 
उद्धार अवश्य होता है । 

वेदान्त के अनुसार तब तक कोई प्राणी इश्वरानुभव नहीं 
कर सकता, जब तक उसका अपना आप पणतया विश्व-प्रम 
में परिणत न हो, ओर जब तक समस्त विश्व को ही वह 
धअ्रपनां शरीर न समझ ले । 


* सर्व समाप्नोषि ततोंडास सब: । [ गीता, ११-४० ) 


वि मा भा न 


जिल्द तीसरी. गृहस्थाश्रम और आत्मानुभव १्फ्छ 


आपको याद होगा कि आत्मानुभव वा तत्त्व-साज्ञात्कार को 
यह पहली सीढ़ी है। यह समस्त जगत्‌ हो जाना है; फिर दूसरी 
सीढ़ी उस ( जगत्रूप ) से ऊपर उठना है।' एक दिन राम ने 
अपने व्याख्यान में दो प्रकार के अध्यासों का वणन किया 
था--एक स्वरूपाध्यास ओर दूसरा संसगोध्यास । 

स्वरूपाध्यास के कारण नाना व्यक्तित्व एवं उनमें परस्पर 
भेद-भाव को कल्पना उत्पन्न हो आती है, और इसी से वह 
अन्धापन व अन्धकार उत्पन्न हो आता है कि जिससे मनुष्य 
को प्रत्येक में इश्बर देखना नहीं मिलता | यही उस मानसिक 
व्याधि का हेतु है, जो आपको विश्व के सब पदार्थों में एकत्व 
का अनुभव करने नहीं देती | संसर्गाध्यास बाह्य विषमता है, 
नाम-रूप का भ्रम हे । 

इस प्रकार सांसारिक मनुष्य में इन दोनों प्रकार के अध्यासों 
को दूर करना होगा | सबसे पहिले तो समस्त वस्तुओं (व्यक्तियों) 
में एकता का अनुभव करना आवश्यक है । जिस मनुष्य 

न दानों प्रकार के अध्यासों को जीतना व दर करना 

होता है, उसे पहिले अपने को ही समस्त विश्व के प्रत्येक 
पदाथ का आत्मा अनुभव करना होता है । वह अपनी आत्मा 
को ही जगन के सारे मनुष्यवगं, सारे वनस्पतिवर्ग, समस्त 
वृक्ष, सरिता। कीट, पतंग आदि की आत्मा सममता ओर 
अनुभव करता है। अनुभव की यह एक अवस्था है। ऐसे 
मनुष्य को आरंभिक अवस्था में अपने पुत्र-कलन्र के साथ 
एकता अनुभव करने से सहायता मिलती है। जब वह सारे 
संसार के साथ अपनी एकता ( अभेदता ) अनुभव करता है; 
यह अनुभव की पहिली अवस्था है। द सरी अवस्था वह है; जब 
कि सभी बाह्य नाम-रूप ओर आकार अन्तर्धान हो जांते हैं, 
जहाँ यह साया समूल नष्ट हो जाती है, ओर तब सारे संसार का, 


१७६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


जो शरोर रूप था। बाध किया जाता है, और वह आत्मा में 
विल्लीन हा जाता है । 

आरंभ मे हमकी समस्त विश्व अपना शरीर अनुभव करना 
होता है । तब जिस विश्व को अपना शरीर अनुभव किया होता 
है, उस विश्व का बाघ किया जाता है, अंथात्‌ वह रद्द किया 
जाता है, ओर उस सत्य स्वरूप आत्मा में कि जो मेरा अपना 
आप है, वह विलीन हो जाता है । 

ग्रात्मानुभवी मनुष्य पहिल समस्त जगत्‌ बनता है, ओर तब 
जगत्‌ का उद्धार करता है; इस प्रकार वह समस्त विश्व का 
उद्धारक (5०७५४००) बन जाता है । अतः तुम अपने उद्धारक आप 
हो, ऐसा वेदान्त का तात्पय्य है। 

“इसा द्वारा हम ईश्वरानभव करते हैं? इस कथन का अथ यह 
है कि सबंजगदात्मैक दृष्टि की जो अवस्था है; उस अवस्था 
द्वारा ही; उस इसा' की अवस्था को पार करने पर ही हम 
वरणनातीत, अक्षर ब्रह्म में लीन हो सकते वा ग्रोता लगा सकते 
हैं। अतः जो शाश्वत है, जिसके वर्णन में वाचा कुण्ठित 
होती है, जो वाणी-मात्र के परे है, उस तत्त्व के अनुभव के पूव 
उस सत्यरवरूप को प्राप्त करने से पहले--जहाँ नाम-रूप, 
भेद-भाव का अस्तित्व नहीं, उस परमात्म-अवस्था में पहुँचने से 
पहले, आपको वह अवस्था प्राप्त करना होगी, जहाँ अपना सत्य 
स्वरूप ही आपको सब नाम रूपों में ओत-प्रोत ओर व्याप्त 
दीखता है; यही अवस्था ईसा” की अवस्था है। इस प्रकार 
इसा की अवस्था को लॉघकर आप ईइंश्वर तक पहुँच सकते 
हैं; ओर यह अवस्था प्रत्येक के साथ क्रमशः ऐक्य बुद्धि 
करने से प्राप्त होती है। जिन ग्रारम्भिक पाठों के द्वारा इसकी 
व्यावहारिक शिक्षा मिलती है, उनका आरंभ तब होता है, जब 
झाप अपनी माता, पिता, पत्नी, बालकों ओर स्नेहियों के साथ 


जिल्द तीसरी... ग्रहस्थाश्रम और आ त्मानुभव १७७ 


अपनी एकता अनुभव करने लगते हा, ओर फिर धीरे-धीरे 
समस्त देश के साथ एवं समस्त जगत तथा विश्व के साथ 
उत्तरोत्तर एकता अनुभव करते हो । यह बहुत कठिन काम मालूम 
होता है, पर वास्तव में यह बहुत कठिन है नहीं। आरंभ क़रना 
कठिन है, पर कछ ' ही काल बाद प्रगति ([॥०८।८५७) तीज्र हों 
जाती है। जब एक बार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के 
साथ अपनी अभेदता अनुभव कर लेता है, तथा दूसरे में मानों 
विलीन हो जाता है, तब वह प्रत्येक के साथ अपनी एकता 
अनुभत्न करने लगता है| अनुभव से यहाँ यह म्पष्ट होता है कि 
प्रकृति के अटल नियमानुसार जगत्‌ में जो कुछ प्रीति है, 
वह हमको बलात्कार ऐसी स्थिति मं ले जाती हे कि जहाँ 
हमारा प्रेम-पात्र बाह्य जगत का विषय नहीं रहता, जहाँ 
हमारा प्रेम बाह्य रंग-रूप-आकृति वा लिंग चिह्नों पर नहीं 
टिकता; वरन्‌ जहाँ प्रेम अधिकाधिक अन्‍न्तरात्मा, सबाधार सत्ता 
पर ही ठहरता है । 

प्रत्येक मनुष्य इस कथन की सच्चाई के विषय में निज 
अनुभव से कछ-न-कछ कह सकता है । जेसे-जेसे हम बयोज्द्ध होते 
जाते हैं, बेसे-वेसे हम देखते हैं कि हमारा प्रम-पात्र अधिकाधिक 
विशुद्ध होता जाता है-हमारी प्रीति का केन्द्र विशेष सरल, 
विशेष इन्द्रियातीत और अधिक सूछुम होता जाता है। 

क्या जगत्‌ के सब मनुष्यों को अपने जीवन में इस रहस्य 
का थोड़ा-बहुत अनुभव नहीं हुआ है ? एक समय आता है 
कि जब हम अपने प्रम-पात्र के मेंह के काट ( वज़ा-क़ता ) बा 
चेहरे के भद्दपन पर या त्वचा की भुर्रियों पर तथा बाह्य 
चिह्लों व विकारों पर रंचक-मात्र भी च्यान नहीं देते । 
तब हम केवल अन्‍्तरात्मा को) भीतरी प्रीति को, श्रन्तह दय 
को वा भीतरी पविन्नता को तथा भीतरी प्रम-पात्र को प्यार 


१्ज्प स्वामी रामतीथथ जिल्द तीसरी 


करते हैं! क्‍या इसको सबने देखा वा अनुभव नहीं किया 
है? क्‍या सबने यह नहीं देखा है कि प्रायः हम अपने प्रम- 
पात्र के बाग दोपों, शारीरिक विकारों को देखते तक नहीं ? 
हम केवल सोन्दिय्य देखते हैं, कुर्पता की ओर से अन्धे 
हुए होते हैं | यदि उस प्रेम में, अथवा उस व्यक्ति में वा हमारे 
उस प्रम-पात्र में, वास्तविक प्रोति होतो हे, तो हमारा हद 
द्रवित हो जाता, उसको ओर आकर्षित हो जाता है। तदनन्तर 
ऐसा समय आता है, जब हमारे प्रम का केन्द्र इन वाद्य एवं 
सस्‍्थूल रंग-रूप, आकार ओर. चिह्ृ से अधिक सूक्म अर्थात्‌ 
दूर ओर विशेष विशुद्ध होता है। बस यहाँ पहुँचते ही हम एक 
सीही ऊपर आ जाते हैं। पहिले से ऊंचे उठ आते हैं। 
यहाँ हम वाद्य चिह्दों ओर स्थूल शरीरों से उठकर सूच्त्म 
मनोवृत्तियों में पहुँच जाते हैं । 

अब इससे परे दूसरी ओर उच्चतर स्थिति है, जहाँ 
हमारे प्रेम का केन्द्र भीतरी भाव, मनोथृत्ति वा चित्त ( अन्तः- 
करण ) को शुद्धि नहीं, और न अपने प्रम-पात्र के दरान ही हैं, बल्कि 
जहाँ हम परमात्मा या अन्तर्यामों हो को प्यार करते हैं, तथा 
अपने शु द्र स्वरूप अत्तरात्मा का दशन करते हैं । बस एक वार 
जिप समय यह स्थिति प्राप्र हो जाती डे, ज्िस समय जगत 
के सारे पदाथ चित्र वा चिह्न-मात्र बन जाते हैं; जिस समय 
हम पदार्था को परदाव-भाव से नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे 
उनके आधार रूप निविकार आत्मा को देखते ढं; जिस समय 
हमारी दृष्टि इस वा उस पदाथ पर पात होते ही उसमें हमारा 
दृदय-नेत्र शुद्ध स्वरूप परमात्मा को देखता है; जिस समय 
ऐसी स्थिति प्राप्त होती. है; तब सम्रस्त वित्व के साथ 
एकता, अभेदता अनुभव करना मनुष्य के लिए सुगम हो जाता 
है। यदी “क्राइस्ट को स्थिति' अथवा इसा-इशा है । इस 


जिल्द तीसरी ग्रृहस्थाअश्रम ओर आत्मानुभव १७६ 


क्राइस्ट की अवस्था में कुछ काल रहने के बाद दूसरी 
इससे भी उच्चतर स्थिति आती है। तब हम परमात्मा में 
पूणतया लीन हो जाते हैं । जब हम इस तरह समाधि, पूर्णतया 
एकता, निमग्नता वा लय की अबस्था में होते हें, तो वह 
परमात्म-अवस्था है । इसको हम निवाण या समाधि अवस्था 
कहते हैं, ऐसी अबस्था में अन्तःकरण में न कोई स्फरण होता है, 
न क्तोभम ओर न विरोध । 

उस स्थिति में क्रमशः पहुँचने के लिए हम अपने सांसारिक 
कुटुम्बियों तथा सम्बन्धियों से किस प्रकार सहायता प्राप्त कर 
सकते हैं १ 

भारतवष में ऐसे लोग हैं, जो रोमन केथोलिकों को तरह 
इश्वरोपासना करते हैं, जो ईंश्वर-पूजन ग्रतिमाओं द्वारा 
करते हैं | ईश्वर, राम वा कृष्ण की प्रतिमा को ( अधिकतर ) 
पूजते हैं। राम ओर कृष्ण भारत के इसा मसीह है । 

भारतवपं में एक बार एक वृद्धा स्त्रो ने एक महात्मा के 
पास जाकर पूछा--“यदि उचित हो, तो मैं अपने ग्रृहस्थ ओर 
कुटुम्ब को त्याग कर कृष्ण की जन्म-भूमि वृन्दावन में निवास 
करूँ 0” अपने कोट्म्बिक बन्धनों का छोड़ ओर प्रत्येक से 
अपना सम्बन्ध तोड़कर उस परम रमणोय नगर -हिन्दुस्तान 
के जेरूसलम--बृन्दावन का सेवन करना क्‍या उसके लिए 
उचित था ? 

उस स्त्री के साथ उसका शिशु पात्र था। महात्मा ने 
उत्तर दिया -“ज़रा ध्यान दीं; ज़रा विचारों तो, इस छोटे 
शिशु के नेत्रों में से तुम्हारी ओर कोन देख रहा है ? इस 
बालक के शरीर में कौन सी शक्ति, कोन सी चेतनता तथा 

न सी प्रभुता है, जो इसके रोम-रोम से तुम्हारी ओर 'देख 
रही है १” स्त्री ने उत्तर दिया--“यह अवश्य इश्वर ही होगा। 


१८० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


इस प्यारे छोटे-से शिशु के चित्त में लोभ या दुष्टता का लेश- 
मात्र भी नहीं है।यह प्यारा शिशु बिल्कुल निष्पाप ओर 
पवित्र है । जब यह रोता है, तो इसके रुदन में परमात्मा का 
स्वर होता है, ओर कुछ नहीं |” फिर महात्मा ने कहा “जब 
तुम वृन्दावन जाओगी, तब भारत के उस जेरूसलम में तुम्हें 
कृष्ण की एक प्रतिमा से लग्न लगानी होगी, भगवान की 
उस श्रतिमा में तम्हें भगवान को पूजना होगा। जिस प्रतिमा 
का तुम्हें भारत के जेरूसलम रूपी वृन्दावन में दर्शन होगा, 
क्या इस बालक की देह उतनी ही अच्छी कृष्ण की मूर्ति 
नहीं है ?” व॒द्धा कुछ चकित हो गई, और विचार तथा मनन 
करने के बाद वह इस परिणाम पर पहुँची कि “विना किसी 
हानि के उस बालक को कृष्ण का अवतार मानकर में उसके 
शरीर द्वारा इश्वर की पूजा कर सकती हूँ, क्‍योंकि इंश्वर ही 
वह है, जो उस बालक के नेत्रों में से देखता है, इेश्वर ही वह 
है, जो उस बालक को शक्ति व बल देता है, इश्वर ही वह है, जो 
बालक के कान में से सुनता है, इश्बर ही वह है, जो बालक के 
केशों को बढ़ाता है, इंश्वर ही वह है, जो उस बालक के शरीर 
के प्रत्येक रोम में से व्यापार करता है; यह बालक स्वयं 
प्रभु हे |?! 

महात्मा के उपदेशानुसार वृद्धा को अब अनिवाय हो गया 
कि वह इस बालक को अपना पोत्र न सममे»किसी/ रीति से 
अपना सम्बन्धी नहीं, बल्कि इश्वर समझे। ओर इस प्रकार 
उसके साथ सब पारिवारिक तथा सांसारिक सम्बन्ध तोड़ 
डाले, केवल ईश्वरीय वा इश्वर॒त्व का सम्बन्ध बनाए रक्‍खे। 
यही त्याग की विधि है । 

त्याग का अथ वेराग्य वा वानप्रस्थपना नहीं है। त्याग का 
हे प्रत्येक वरतु को पवित्र बनाना है। वालक-त्याग का अर्थ 


जिल्द तीसरी ग्रहस्थाश्रम ओर आत्मानुभव १८१ 


बालक वा पौन्र के साथ सभी सम्बन्धों का तोड़ना नहीं, बल्कि 
उसे ईश्वर समभाना है। प्रत्येक वस्तु भें परमात्मदशन करना 
ही वेदान्त के अनुसार त्याग है । । 

ईशावास्यमिद?$ स्व यव्किब्च जगत्यां जगत । 

तेन व्यक्तेन भुझीथा मा ग्रूधः कस्यस्विदूधनम्‌ ॥ १ ॥ 

( इशावास्योपनिषद ) 

भावाथ:--जो कुछ दीखे जगत में, सब ईश्वर से ढाँप । 

करो चेन इस त्याग से, धन-लालच से काँप ॥ १ ॥ 

बेदान्त आपको पति, पत्नी तथा अन्य सम्बन्धियों को 
त्यागने को कहता है। बेदान्त कहता है कि पत्नी से पत्नी का 
नाता तोड़ दो, उसस पत्नी-भाव त्याग दा; किन्तु उसमें अपना 
शुद्ध आत्मा वा परमात्मा स्वरूप देखों। शत्रओं को शत्र रूप 
से त्याग दो, उनमें इश्वर देखो: मित्रों को मित्र रूप से त्याग 
दो, ओर उनमें इश्वरत्व वा त्रद्मत्व का अनुभव करो । 
स्‍्वाथ-प्रण व्यक्तित्व के सभी बन्धनों का त्याग करो। 

प्रत्येक प्राणी व पदाथ में इंश्वरत्व का अनुभव करो, सबमे 
विभु का दशन करो ।ै प्रत्येक हिन्द दम्पति ( स्त्री-पुरुष ) 
को धम-शास्त्र यों ही रहने की आज्ञा देता है। घम-शास्त्र 
के नियमानुसार, जिनको राम अपने ग्रहस्थ-आश्रम में 
व्यवहार में लाता था, पत्नी नित्य ग्रातःझाल सबेरे जागती 
थी। और जैंब राम ध्यान में लीन होता, जब राम 
परमात्मा का अनुभव वा साक्षात्कार करता, जब वह परमात्मा 
में निमग्न होता; वा जब बह शरीर ओर मन के परे होता; 
जब वह मधुर अमृतत्व-सुधा का पान करता होता; तब डसकी 
पत्नी निकट आती, ओर जिस प्रकार रोमनकेथोलिक शक्रपनी 
मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार देह विस्मरण कर उसकी 
पत्नी राम पर दृष्टि डालती। यहाँ जंसे राम अपने शरीर 


श्पर स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


को भूल जाता है; इस भौतिकता के परे जा पहुँचता है 
ओर हेध्वर में लीन हो जाता है, वेसे ही पत्नी राम में इश्वर 
ओर उसकी विश्रूति का दशन करती, और कुछ न देखती । 
ललाट पर अपनी दृष्टि जमाती । अधिक उनन्‍नत न होने के 
कारण वह राम के शरीर का ध्यान करती, ओर इस प्रकार 
“<# का उच्चारण करती हुई अपने ध्यान में राम की प्रतिमा 
को ऐसे ज़ोर से रखती कि अन्य सब विचार निमल होजाते 
आर वह अपनी देह की सुध भी नितान्त भूल जाती। वह 
अपने को राम के शरीर में निमग्न वा परिणत हुई अनुभव 
करती, पर उसके आत्मा के विषय क्या देखती ? उसे स्पष्ट 
ऐसा प्रतीत और अनुभव होता कि उसका आत्मा राम का 
आत्मा है। वह यही अनुभव करती कि राम समाधिस्थ 
ओर ब्रह्माकार वृत्ति में लीन नहीं, वरन में ही ब्रह्माकार वृत्ति 
में निमग्न हूँ। राम का ध्यान उसका ध्यान होता, और 
बह समस्त विश्व के साथ तादात्म्य अनुभव करती; उस समय 
उसे ऐसा प्रतीत ओर अनुभव होता कि में ही सारे संसार 
की सार ओर आत्मा हूँ। इस रीति से मानों वह राम की 
सहायक ओर राम उसका सहायक होता था । अब यदि 
आप पूछें कि ल्री किस प्रकार सहायक हो सकती है ? जब 
स्री अपने पति को ईश्वर समभती है, जब ऐसे विचार ओर 
ऐसे विचारों के प्रवाह उसके पति को ईश्वर बनाने लगते हैं, 
तब क्या उसकी मानसिक शक्ति ओर सामथ्य, जो इस ओर 
प्रवाहित हैं, उसके पति को साक्षात्‌ इेश्वर नहीं बना देंगी? 
क्या इस रीति से पति को सहायता न मिलेगी कि वह अपने 
शुद्ध आत्मा को परमात्मा अनुभव कर सके ? अवश्य मिलेगी । 


जिल्द तीसरी ग्रहस्थाअ्रम ओर आत्मानुभव १८३ 


सभी इसाई वेज्ञानिक लोग अपने अनुभव से जानते हैं 
कि जेसा हम चाहें, बेसा अनुभव हम किसी भी मनष्य को 
करा सकते हैं । 

कल्पना करो कि यहाँ एक स्त्री ( पत्नी ) है, जो सदा ऐसे 
दिव्य विचार भेजती रहती है, जो सदा ऐसा विचार करती 
है कि मेरा पति परमेश्वर है।” उसके ये विचार आत्म- 
साक्षात्कार करने में पति के सहायक होते हैं। इसी प्रकार जब 
प ति परमात्मा के साथ अपनी एकता अनभव कर लेता है तो 
पत्नी को सहायता मिलती है। अहा ! कसा आध्यात्सिक विवाह 
है | अहा ! केसा उत्तम मिलाप है! दोनों परम्पर सहायता 
करते ओर सहायता पाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक मिलाप पर 
निबंधित विवाह ओर प्रीति जगत्‌ में अत्यंत सखमय होते हैं । 
मुख के वणण पर मुखरेखा पर, आकार पर वा शारीरिक 
लावण्य पर आसक्ति के कारण से होनेवाले वेवाहिक 
सम्बन्ध अन्त में बड़े हानिकारक ओर बड़े दुःखदायक होते हैं। 
ऐसे विवाह हृदय-वेदना, शोक-चिन्ता ओर अन्‍न्ततः दुःख 
उत्पन्न करते हैं 

जिस विवाह में शारीरिक सन्दरता वा मेंह के रूप+रंग 
की कोइ गिनती नहीं, अपित जो अन्तरात्मा को ही देखता 
है, ओर जो केवल आध्यात्मिक मिलापजन्य है, वही विवाह 
निरापद्‌ू ( आपदू-भय-मुक्त ) ओर चिर-स्थायी होता हैं । केवल 
ऐसे ही विवाह सख एथ आनन्द देनेवाले हो सकते हैं । 

एक बार एक स्त्री ने महात्मा के पास जाकर पूछाः-- 
“महाराज ! कुछ मास हुए मेरा पति मर गया है। बतलाइये 
उसके उद्धार के लिए में कया करूँ १” एक दूसरे सज्जन 
आकर बोले कि “मेरा इकलौता पुत्र सर गया है । उसका वियोग 
असझ्य है; और इसीलिए में आत्मघात करने जा रहा हूँ ।” तीसरे ने 


१८७ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कहा--“मेरी स्री मुक से सदा के लिए बिछुड़ गई है, अब में जीना 
व्यथ सममता हूँ ।” महात्मा ने इन सबको क्या उत्तर दिया ९ 

वह स्त्री बहुत ही हताश थी और अपने पति का उद्धार 
करने के लिए भी अतीब उत्सुक थी । अतः महात्मा ने कहा-- 
“तुम अपने पति का उद्धार कर सकती हो, तुम्हें हताश होने 
की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे उपदेशानुसार चल सकती हो । 
प्रतिदिन जब तुम्हारे हृदय में निराशा उत्पन्न होने लगे, 
अथवा जिस समय तुमको अपने पतिदेव का ध्यान उत्पन्न 
हो आवे, उसी समय तुम कट बेठ जाओ, अपनी आँखें बन्द 
कर लो, और अपने मन में पति के शरीर की कल्पना करो । 
तुम जानती हो कि मनुष्य की प्रिय वस्तु उसके ध्यान में 
तुरन्त उपस्थित हो आती है। जब वह चित्र वा उसका शरीर 
तुम्हार॑ मन के सामने आ जावे) तब तुम ज़रा भी चिन्तित वा 
दुःखित न होना, ज़रा भी रोना-धोना नहीं। रो-रो कर आँसू 
बहाने से तुम्हारा पति प्रथ्वी की ममता में पड़ जावेगा, इस 
प्रकार तुम उसे संसार के मोह-बन्धन में बाँध दोगी, और 
तुम्हारा कृत्य नीच ओर बिल्कुल उल्टा हो जायगा। तुम्हें 
उसकी अवनति का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। तुम अपने 
पति के परलोक का चिन्तन कर सकती हो; तुम उन्हें मृतक 
नहीं समझ सकती हो, ( क्‍योंकि नेत्र बन्द करने से तुम्हारे 
पति का चित्र तुम्हें स्पष्ठटया दीखता हे ), मानों वह जीवित 
हैं । जब बह चित्र उपस्थित हो जाय, तब वारंबार यही भावना 
करो, यही निश्चय करो, यही अनुभव करो कि वह ईश्वर है।' 
उसको ऐसा कही, समझाओ, उपदेश दो, वारंवार कहो, उसके 
प्रति यही विचार प्रवाहित करो कि तुम इंश्वर हो, प्रभू हो, 
जगदीश हो ; तुम्हारे चित्र में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी मूर्ति में 
यह परमात्मा ही मुझे भासित हो रहा है । 


जिल्द तीसरी. ग्ृहध्थाश्रम ओर आत्मानुभव श्प्श 


“जिस प्रकार जब हम टेलीफोन-यन्त्र के पास जाते हैं, 
ओऔर उससे कान लगाते हैं, तब हम कल सुनते हैं, उस समय 
हमें जो कुछ आबाज़ सुनाई देती हैं, वह हम जानते हैं. कि 
उस लोहें के यन्त्र की नहीं. वरन उस दृश्य के पीछे वा यन्त्र 
की दसरी और पर खड़े अपन मित्र की होती है । इसी प्रकार 
जब तुम अपने सामने अपने स्वर्गीय पति के चित्र को देखो, तो 
यह निश्चय करो कि उस चित्र के पीछे ( अन्तगंत ) परमात्मा 
ही है। उसे सम्बोधन कर कहो, “तुम प्रभु हो, परमेश्वर हो ।' 
इसी रीति से तुम अपने स्वर्गीय पति का उद्धार कर सकती हो ।” 

जब हम अपने परलोकगत सम्बन्धियों का उद्धार कर 
सकते हैं, उन्तकी उन्नति और सहायता कर सकते हैं; तो उसी 
तरीके से निस्‍्सन्देह हम अपन जीवित मित्रों का भी उद्घार, 
उन्नति ओर सहायता कर सकते हैं । 

जब पति-पत्नी अपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत करत 
हैं, तब उनका मिलाप ( संयोग ) केवल आध्यात्मिक उन्नति 
का साधन आर एक दूसरे के सुख का कारण हो जाता हैं। 
कदाचिन्‌ तुम कहो कि हर जगह ही पति अपनी खञ्ली के 
सुख को बढ़ाना चाहता हैः जिससे उसे सुख हो, वह सव कुछ 
उसके लिए प्रस्तुत करना चाहता है; और लोग अज्ञान के कारण 
सममभते हैं कि हमने ठीक राह पकड़ी है; वे समभते हैं कि 
विषय-ठष्णा को पूरी करना ओर इस प्रकार लोगों को सुखी 
बनाना ही उपयुक्त माग है; पर ऐसी बात नहीं है | इन तरीकों 
से तुम अपने को ओर दूसरों को केवल नीचे गिराते हो। 
प्रकृति का नियम है कि जो मुझ सुखी करता है; वह तुम्हें 
अवश्य सुखी बनाएगा | जो मेरे लिए अच्छा है, वह, तुम्हारे 
लिए भी अच्छा है | यदि में आगे बहता हूँ, तो तुम भी आगे 
बढ़ोगे ही, मेरा उत्कष तुम्हारा उत्कष है। बिना सारे संसार 


१८६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


को बीमार डाले में स्वय॑ बीमार नहीं पड़ सकता। अपने शरीर 
को स्वस्थ रखने से में समस्त विश्व को स्वस्थ रखता हूँ। 
आधात ओर प्रत्याघात बराबर ओर परम्पर विरोधी होते हैं 
+८जा दावे घट८0ा चकाए एक्‍्पयो बाद 009[0७5 

यदि में तुमको वास्तव में सुखी रख रहा हूँ, तो मुझे भी 
सुखी अवश्य होना चाहिए। किन्तु लोग समभते हूँ कि किसी 
मनुष्य को रुचि के अनुसार काय्य करने से उसे सुख मिलता 
है| पर ऐसा नहीं है । उलटा इससे निराशा ओर घृणा उत्पन्न 
होती है । ऐसे कार्मो से दोनों दुःख उठाते हैं, दोनों ही अपने 
को हतभाग्य, हताश ओर दु/खित समभते हैं । उनके हृदय में 
चिन्ता ओर भय भरे रहते हें । 

परस्पर सुखी बनाने के मार्ग की यह अनभिज्ञता वा अ्ज्ञानता 
ही है, जो असल में इन चिन्ताओं ओर दुश्खों की जड़ 
है । यदि तुम एक दूसरे को सुखी करना चाहते हो, तो तुम्हें 
अपने छुद्र स्वार्थी भाव को विशाल बनाना होगा। तुम्हं अपने 
मित्र के सच्चे भावों का अनुभव करना होगा। अपनी पत्नी 
को प्रचर्ड बल अपित करना होगा, प्रचण्ड बल उसमे अवश्य 
प्रतिबिम्बित होना चाहिए | परस्पर एक दूसरे को तुम्हें 
ज्ञान देना होगा, इस प्रकार तुम अपने साथियों को सुखी 
बना सकोागे ओर अन्त में स्वयं भी सुखी बनोगे। यदि तुम 

हितेपी हो, तो तुम उन्हें ऐसी वस्तु ज़रूर दो, जो सब 
सुख की असल जड़ है । ओर वे वस्तुएं ज्ञान ओर आध्यात्मिक 
स्वतन्त्रता हैँ । इन वस्तुओं को अपने संगियों को दो । 
प्रत्यक्त पति का यह धम है कि वह अपनी पत्नी को शिक्षा 
दे । जो पति अपनी स्त्री का शिक्षक नहीं, वा जो पत्नी अपने 
कि जे न] 

पति के उन्नत और शिक्षित होने में कारण नहीं बनती, 
आओर जिससे पति आत्म-स्वतंत्रता एवं ज्ञान नहीं प्राप्त करता, 


जिलल्‍्द तीसरी गृहस्थाश्रम और आत्मानुभव १८७ 


वह पत्नी पत्नी होने के योग्य बिल्कुल नहीं । ऐसी ख्तरी 
पापिनी है। इसी तरह वह पति भी पापी है, ऐसा पापी कि 
जो अपनी स्त्री के लिए अपने घर को विश्वविद्यालय (शिक्षा 
का स्थान ) नहीं बनाता | एक दूसरे को सुखी बनाने का वास्तव 
में यही माग है। 

ईसा (क्राइस्ट ) के अपोरुषेय गर्भाघान का राम यों समाधान 
करता हैः--इसा की माता 'मेरी” बड़ी शुद्ध) पवित्र और 
इश्वर-भक्त थी। वह एक ऐसी स्त्री थी, जो कुछ हद तक 
साज्ञात्कार कर चुकी थी, जो दिव्य हृष्टि-्युक्त थी, वह 
परमात्मा से अभिन्न थी । ओर ज़करिया नाम का मनुष्य 
( तत्पश्चात्‌ जोसेफ उसको कलंक से बचाने के लिए 
जकरिया की जगह जा खड़ा हुआ ), अथबा जकरिया का 
नाम लेना यदि तुम्हें नापसन्द दो, तो हम जोज़फ़ ही कहेंगे, 
जोज़फ़ भी अति शुद्ध ओर पवित्र पुरुष था, वह भी सबमें 
आत्म-साक्षात्कार कर चुका था । उसने परमात्मा का अनुभव 
किया हुआ था । दोनों नवयुवक ओर पक्की आयु के थे। 
ऐसा हुआ कि जब 'मेरी” ( अर्थात्‌ 'भेरी' का शरीर ) और उसका 
पति दोनों आत्म-निमग्न थे; जब दोनों पू्ण समाहित चित्त 
थे, उसी समय 'मेरी” ने गर्भ धारण किया; उसी समय 
गर्भवती हो गई । पश्चात्‌ वह इस घटना को बिल्कुल ही 
भूल गई । 

प्रायः ऐसा होता है कि लड़के रात्रि को जगाए जाते हैं, 
ओर उनको दूध या मिठाई आदि खाने को दी जाती है। 
पर दूसरे दिन उनसे यदि पूछा जाय कि गत रात को जो 
दूध या मिठाई तुम्हें दी गई थी, वह तुमने पाई या नहीं ९ 
तो लड़का प्रायः यही कहेगा कि “ओ ! मेंने नहीं पाई, 
तुमने मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दी, तुमने सब बहन को 


श्प्प स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


दिया होगा |” यह सत्य हे कि लड़के ने रात्रि में दूध या 
मिठाई पाई, बच्चा दध-पान करते समय या मिठाई खाते 
समय ज्ञानातीत अवस्था ( एक प्रकार की तुरीयाबस्था ) में 
था, उसका दिमाग़ किसी दूसरी जगह था। जेसे नींद में 
चलनेवाले मनुष्य रात्रि में चलते फिरते हैं ओर अजीब 
अजीब काम भी कर लेते हैं, पर जब इसके विषय में प्रात 
काल उनसे प्रकछ्ला जाता है, तो उन्हें रात की बातों का ध्यान 
ही नहीं रहता । बसे ही इसा के अपोरुपेय जन्म के विषय में 
राम का यह कथन है कि जब “जोज़फ और 'मेरी” दोनों 
तुरीयाबस्था में, आत्म-साज्षात्कार की दशा में, निमग्न थे-- 
नींद में चलनेवालों की अवस्था में नहीं--तब 'मेरी” 'जक़रिया' 
या 'जोज़फ़' से गर्भवती हुई।| बह ऐसी अवस्था थी कि जिसमें 
इस लुद्र देह का भान नहीं रहता कि जब तुम दिव्य 
शरीर में रहते हो। उसी स्थिति में वे दोनों हम-बिस्तर हुए 
( संभोग किया ५, और 'मेरी' को ग्भ धारणग हुआ; पर जब 
बाद स॑ उससे गर्भ का कारण पूछा गया, तब वह कुछ भी 
न कह सकी, ओर इंसाई लोग कहने लग गए कि उसे 
पवित्र आत्मा ( [(0७४ (७॥।०५ ) द्वारा ग्भाधान हुआ; 
जिसका तात्पय्य यह है कि इंश्वर-ज्ञान-संपन्न होकर, पवित्र 
आत्मा से व्याप्त होकर, एवं ब्रह्माकार वृत्ति में लीन होजाने 
प्र उसने गभ धारण कया | आर इस प्रकार क्राइस्ट 
'पवित्र आत्मा ( 40797 (>05 ) का पुत्र अभिह्ित हुआ। 
प्रकृति के नियम जंसे आज हैं, वंसे उस समय भी थे, पर 
तो भी हम लोग कह सकते हें कि इंसा “पवित्र आत्मा 
( ॥0]9 (7१०७ ) का पुत्र हैं। 

इसी से राम कहता है कि इसी आचरण के अनुकूल 
सारे संसार को चलना चाहिये; ताकि ईसा मसीह के समान 


जिल्द तीसरी गृहम्थाश्रम और आत्मानुभव श्य६ , 


अन्य अनेक लोग उत्पन्न हा सके । यदि तुम मिल्टन) 
शेक्सपियर, क्राइस्ट ऐसे महापुरुषों को उत्पन्न करने की इच्छा 
रखते दो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सन्‍्तान सारे संसार 
अथवा अपने परिवार का हित करनेवालीं हा; तो अ्रपने 
अन्तःकरण को शुद्ध करों, उसकी अधोगति न होने दो। 
राम तुम्हें अपने पुत्र-कलन्र के साथ इस प्रकार का जीवन 
बिताने को कहता है कि जो तुमको क्ुद्र, स्वार्थी भावनाओं 
से परे रक्खे, जो जीवन तुम्हें बराबर देश्वर में, भगवान में, 
पवित्र आत्मा में लीन करे, सबके साथ तुम्हें एक करे। यदि 
पति-पत्नी दोनों ऐसे उच्च विचार, ऐसी पुण्यमयी शक्ति और 
उच्च भावों से संपन्न होंगे, तो उनकी सन्तान, ऐसे पिता- 
माता की सन्‍्तति भी क्राइस्ट होगी। यदि तुम चाही, तो इस 
ज़माने में भी इसा मसीह पेदा हो सकते हैं 

घर को प्रीति की हद नहीं, बल्कि ग्रीति का केन्द्र बनाना 
चाहिये । लोग अपने घर को प्रीति की सीमा बना लेते हैं, ताकि 
उनका प्रेम ओर प्रणय उस मय्यांदा के बाहर न जा सके । गृह 
ओर पुत्र-कलन्र को प्रीति का केन्द्र बनाना चाहिये, जिससे 
प्रम की किरणें सब दिशाओं में छिटक सकें । तुम्हारा प्रेम 
वहीं सीमाबद्ध नहीं होना चाहिये। तुम्हें अपनी पत्नी को 
अपने प्रेम और प्रीति की सीमा ही नहीं बना देना चाहिए। 
तुम अपने स्वार्थी विचारों द्वारा अपने को ओर निज पत्नी 
को--दोनों को--नीचे गिराते हो, और इस प्रकार अपना य॑ 
उसका अथोत दोनों का विनाश करते हो | पत्नी तुमका प्रीति 
करना सिखलाती है; ओर उस प्रीति को शुद्ध करने से; उस 
प्रीति को सारे विश्व की प्रीति बना देने से, उस बाह्य रूप, रंग, 
चित्र ओर आकार की प्रीति को परम तत्त्व वा परमात्मो की 
प्रीति बना देने से, यदि तुम उस प्रीति के साथ प्रत्येक पदाथ 


१६० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


के निकट जाते हो, ओर उसी से ठृण, पुष्प, नदी। पहाड़ ओर 
खाइयों पर दृष्टि डालते हो, तब समम लो कि तुम सारे 
संसार के साथ अभेद हो चुके । 

पत्नी तुम्हें अपनी स्थिति समस्त जगत्‌ के साथ एक 
समान स्थापन करने को सिखाने के लिए है; जगत्‌ से 
तुम्हारा समान सम्बन्ध तोड़ने के लिए वह नहीं है। अब 
राम आपको कुछ आध्यात्मिक नियम बतलाता है । ये 
आध्यात्मिक नियम इस संसार की सब प्रकार की प्रीतियों 
का शासन करते हें। यदि राम उन्हें न भी बतलाए, तो 
भी आप उनका अनुभव कर रहे हो और सदा करते रहोगे, 
किन्तु कह देने से आप सावधान हो जाओगे । जेसे गाड़ीवान 
को यह विदित न होने से कि आगे रास्ते में कया है और 
गाड़ी रुकावट (गति कंठन-स्थान, ०८णा)०॥7ए ०८४) को 
टपती है, तो सारी गाड़ी हिल जाती है, ओर बड़ा धक्का 
लगता है; पर यदि उसे सावधान कर दो) यदि उसे आने- 
बाली रोक की सूचना दे दो, तो वह सावधानी से उस 
गाड़ी को रोक से बचा ले जाता है। बेसे ही आपके सांसारिक 
व्यवहारों में भी अनेक विष्न-बाधथाएँ, अनेक आपदाएं, 
अनेक असफलताएँ आर मानसी व्यथाई आती हैं | पर इन 
मर्म वेदनाओं, इन विपत्तियों, असफलताओं एवं निराशाओं 
की सम्भावना कब समभनी चाहिए ? यह राम आपको 
बताता है । ओर जब आप यह जान लोगे, तो फिर आपको दुःख 
न होगा | उपाय बहुत सरल है, ऑर जहाँ तक हो सकेगा, 
अप उन विपत्तियों से बचाोंगे । गणित-शास्र के नियम के 
समान यह नियम भी सत्य है । किसी भी भोतिक तथ्य 
के समान भी यह क़ानून सत्य है। “जब कभी कोई स्त्री या 
पुरुष किसी व्यक्ति, मूर्ति वा किसी भोतिक पदाथ से प्रीति 


जिल्द्‌ तीसरी. ग्ृहस्थाश्रम और आत्मानुभव १६१ 


करने लगता है, तब कुछ समय तक तो उस जड़ पदा्थे का 
उपभोग उसे करने को मिलता है, पर जेसे ही वह बस्तु उसके 
अन्तःकरण में घर कर जाती है, जेसे ही उसका जीवन तक 
उससे व्याप्त (रंजित ) हो जाता है; वेसे 'ही--ठीक उसी 
समय--वह वम्तु यहाँ से हटा दी जातो है।” यही नियम 
( विधान ) है । कोई इससे बच नहीं सकता। ऐसी कोई 
शक्ति, कोई सत्ता नहीं, जो ऐसी घटना को रोक सके, 
वा उसका निवारण कर सके । प्राचीनतम काल से लेकर 
आज तक इस नियम का कभी व्यतिक्रम हुआ ही नहीं है । 

जहाँ किसी वस्तु के साथ आपने चित्त जोड़ा, किसी नाम 
या व्यक्ति से ममता की, क्रिसी महान्‌ पुरुष का आश्रय लिया; 
उस पर विश्वास किया। उन पर भरोसा कर अपना भार 
डाला, तो कट वह आधारस्तम्भ खींच लिया गया ओर 
आप धम से नीचे जा गिरे। आप किसी एक मेज़ के सहारे खड़े 
हो जाओ, यदि उस मेज़् को खींच लिया जाय, तो आप गिर 
पड़ते हो, आपको चोट लगती है । यह क्या शिक्षा देता है ? यह 
हमें शिक्षा देता है कि इन स्थूल मांतिक पदार्थों के आश्रय हमें 
अपनी प्रीति नहीं बनाए रखना चाहिए । इन जड़ पदार्था को 
यद्यपि अपनी प्रीति का पात्र तो नहीं बनाना चाहिये; किन्तु 
तो भी जड़ पदार्थों के बिना हमारे हृदय में प्रेम का संचार 
भी नहीं हो सकता | इन जड़ पदार्था के ही द्वारा हम प्रीनि 
करना सीखते हैं। पर जब एक बार प्रीति का पाठ पढ़ चुकते 
हैं, तब प्रकृति हमको यही उपदेश देती है कि यह प्रीति जड़ 
वस्तुओं में बाँध कर नहीं रक्खी जा सकती । उस प्रीति का 
प्रसार होना चाहिये, उप्ते अन्तरात्मा तक पहुँचना चाहिये। 
पत्नी के चरणों में बंठकर जिस प्रीति की शिक्षा पाई ' है, उसे 
जो अन्तरात्मा को अपण नहीं करता, उस मनुष्य को घधिक्‍्कार 


श्र स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


है। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आप नरकगामी होगे, और 
आपको दुःख मिलेगा । पति-पत्नी दोनों को एक साथ ही उन्नति 
करनी चाहिये । और जब कि पत्नी हमें प्रीति करना सिखलाती 
है, तो जो प्रीति हम सीखते हैं, उस प्रीति को इस शरीर में ही 
स्थापित न कर रखना चाहिये। किन्तु समस्द विश्व को, प्रत्येक 
प्राणी को, अर्पित करना चाहिये | 

सांसारिक सुख रूपी क्षेत्र में बोए हुए बीज में आध्यात्मिक 
उन्नति अंकुरित नहीं होती । इसलिए जब आपकी प्रीति का 
बीज पति या पत्नी के पार्थिव ज्षेत्र ( शरीर ) में आरोपित 
होता है, तब वह भीतिक शरीर में आरोपित प्रीति का बीज, 
मानों ज़मीन में डालकर, मिट्टी से ढक दिया होता है; पर 
जब वह प्रीति रूपी बीज नष्ट होकर बाहर प्रस्फुटित होता 
है ओर खुली वायु में सफल फलता है। तभी वह प्रीति 
श्रेयय्कर होती है; अतः पति वा पत्नी में वा अन्य 
किसी भोतिक पदाथ में आरोपित प्रीति रूपी बीज को 
अवश्य नष्ट होना चाहिये, और तब खली वायु में उगकर 
फलना चाहिये । अतएव सांसारिक पदाथ निमित्त जितनी 
कुछ प्रीति है, उसके सम्बन्ध में सदा प्रत्यज्ञ असफलता ही 
दीख पड़ेगी । जब वह ( भीतिक पदाथ में ) बोया हुआ ( प्रीति ) 
बीज नष्ट होता है, प्रकृति का नियम है कि वही ( प्रेम रूपी ) 
बीज तुम्हें एक-न-रक दिन आत्मानुभव अवश्य करा देता है। 
यह सच हे कि  / वा9 ७० व९एटा |0ए९९ ट्पसा) तल्एटा' 
729)2९ (५७०, जिसने कभी प्रीति ही नहीं की। वह देश्वर 
को नहीं पा सकता । 

साधारणतः कहा जाता है कि धर्म को सांसारिक प्रीति 
से कुछे सरोकार है नहीं। पर राम कहता हे कि सरोकार है। 
सांसारिक प्रीति का सद॒ुपयोग आपको इश्वरानुभव कराता 


जिल्द तीसरी. यूहस्थाश्रम और आत्मानुभव १६३ 


है। “बाहरी सुख तो (आत्मानुभव के मा्ग में जो दद वा 
पीड़ा मिलती है ) उस पीड़ा के भी बराबर नहीं ।” बस्तुत 
वही शुद्ध प्रीति आपको इश्वरानुराग कराती है वह शुद्ध प्रेम 
इश्वर का ही पर्यायवाचक शब्द ( $एा०ण7 शा) हैं । 

वेवाहिक सम्बन्ध को उच्च बनाना ही पति का उद्दृश्य 
होना चाहिये, न कि द्रव्योपाजन, धनसख्वय ओर पारिवारिक 
सम्बन्ध का दुरुपयोग । जो पदाथ वास्तव भें सुख के साधन 
थे, वे ही दुःख देने का परिणाम बनाए जाते हैं। जो साधन- 
मात्र है, उसे साध्य मत बनाओ | धन-दोलत तो केवल शीत- 
उष्ण से बचाने, क्षुधा-तृषा को निवारण करने ओर निर्विष्न 
एकान्त स्थल में हिफ़ाज़त से रहने का साधन-मात्र  हाना 
चाहिए | अब विचारों कि क्षुधा-पिपासा दूर करने के लिए 
एवं सर्दी न हो, इसके वास्ते कपड़े लाने के लिए कितने 
थोड़े द्रव्य की आवश्यकता है । 

लोग कहते हैं, “हमें सर्दी पकड़ती है ।” पर सर्दी. असल में 
आपको नहीं पकड़ती | आप ही सर्दी को पकड़ते हैं। रोग 
आपके पास नहीं आता, आप ही रोग के पीछे पड़कर उसे 
जा पकड़ते हैं। यह कहना बिल्कुल ठीक है। सर्दी से बचने 
के लिये वस्र अवश्य पहनना चाहिए, पर यह स्मरण 
रहे कि वस्थ केवल शरीर-रक्षा के लिये ओर अपने आपको 
सर्दी से बचाने के लिए हों । इसक्षिण इस काम के 
वास्ते गाह्ा ओर सस्ता वस्थध भी हो सकता है, उसके 
बहुमूल्य होने की आवश्यकता नहीं । आधुनिक चमकीले 
ओर आलीशान मकानों के बदले हम छोटे-छोटे घरों में रह 
सकते हैं | अन्य लोगों अथवा जंगली जानवरों के हमले से 
बचने के लिये हमें साफ़-सुथरे छोटे-छोटे मकान ही काफ़ी हैं । 
अति सुन्दर मकानों की कोई आवश्यकता नहीं है । 


१६४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


लोगों ने अपने घरों की शोभा ओर सोन्‍न्दय्य को स्वयमेव 
अपने जीवन का एक उच्च उद्दश्य बना लिया है, दूसरों को 
कपड़ा पहनाने को सन्दरता + खाने-पीने की चीज़ों की 
जटिलता, यह स्वयं एक उद्देय ओर इष्ट मान लिया है, 
नहीं-नहीं, उद्दश्य आर इष्ट ही नहीं, बल्कि यहो साधन-साध्य- 
मात्र समझ लिए हैं । 

संसार के इतिहास में हम पाते हैं कि कई लोग भोपड़ों 
में, छोटे-छोटे मकानों में रहते थे । उनके कपड़े बहत ही 
मामूली थे; ओर भोजन भी उन्हें मामूली मिलता था। पर 
तो भी वे लोग जगत्‌-विख्यात शूरवीर थे । 

आ्राप प्लेटो के विषय में जानते हो, प्लेटो के फ़ारसी नाम 
का अथ “पीपा वा पेटी में रहनवाला” है। प्लेटों का घर 
'पीपा' वा 'पेटो' था, ओर संसार से उपरान्त ( अलग ) होकर 
वह इसी मकान में जाकर रहता था। 

ज़रा सोचो तो, जो लोग ऐसी दरिद्रता में रहते थे, ऐसे सादे 
ढंग से रहते थे; उन्होंने संसार के लिए कितना उपकार 
किया है । 

एबवन (/५५४०॥ ) नदी के तट पर सटे फ्रोीड (5 ) 
ग्राम में शेक्सपियर का घर काई भव्य भवन नहीं था | पहिले वह 
बहत निवन था, पर पीछे उसने घन इकटा किया। जीवन 
की प्रथम अवस्था में वह नाटक के दशकों को देख-रेख तथा 
उनके घाड़ों को ख़बरदारी किया करता था । 

मन्यूटन! भी निधन मनुष्य था। पुस्तक खरीदने के लिए 
या किसो दरिद्र को कुछ देने के लिए जब उसपके पास पेसे 

होते, तो वह बहुत शोक प्रकट करता था; परन्तु किसी 
ओर अवसर पर वह अपनी ग़रीबी से कभी शोकातुर नहीं 
होता था। ज़रा देंखिए, जिन्हें सदा मोटा खाना और मोटा 


जिल्द तीसरी. गृहस्थाश्रम और आत्मानुभव १६४ 


पहनना पड़ता था; उन्होंने ही संसार के लिये इतना उपकार 
किया है ।भारतबप के हिन्दू लोग पहिले जंगली कन्द-मूल 
पर ही गुज़ारा करते थे; पर इन्हीं लोगों ने जगत को सब 
श्रेप्त तत्त्वज्ञान, वेदान्त ( मोक्ष ओर भक्ति का दशन-शास्त्र ) 
प्रदान किया है। * 

अपने को श्रेष्ठ ओर सत्पुरुष बनाने का प्रयत्न करो । 
भठय भवन ओर सन्दर सदन बनाने में अपनी शक्ति मत 
स्र्चां। अपने विचार नष्ट न करो | बहतेरे ग्रह बढ़े ऊचे 
ओर आलीशान हें, पर उनमें रहनेवाले मनष्य बिल्कुल ही 
ठिगने ओर क्ुद्र हैं, भारत में अनेक विशाल क़बरें हैं, पर 
जानते हो, उनके भीतर क्या है ? केवल सड़ी लाशें, रींगनेबाले 
कीड़े ओर साँप । 

बड़े-बड़े मकान बनाने ओर उनमें चमकदार चोज़ों के 
सजाने में अपनी शक्ति का नाश कर अपते को, अयतो पत्नों 
आर अपने मित्रों को बड़ा बनाने का यत्न मत करो | यदि 
आप इस विचार को ग्रहण कर लोगे, इसे हृदयंगम कर लोगे+ 
इसे जान ओर समझ लोगे कि जोवन का एक्रमात्र आरशं 
झोर उद्दश्य शक्ति का दुरुययोग ओर धन का संचय करना 
नहीं है, वरन्‌ भोतरी शक्तियों का विकास करना, इश्वरत्व 
ओर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म-शिक्षण करना है । यदि 
आप इसका अनुभव करके इसो ओर अपनो सारी शक्तियों 
को लगाओगे, तो पारेबारिक बन्धचन कभी आपके लिए 
विघ्न रूप न होंगे । 

कुबड लोग कहते हें, हम तो सादी रीति से रह सकते हैं, 
पर हमारे मेहमान भी तो हैं । यदि हम लोग कमण्डल आदि 
धारण करें, तो वे क्या कहेंगे । 

मेरे प्यारे | तुम अपने लिए जीते हो, वा दूसरों के 


१६६ स्थामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


लिए ? अपने लिए जीओ । तम्हारे जीवन में दूसरों को 
दखल देने की आवश्यकता नहीं है । अपना भोजन करते 
समय तम भोजन करते हो या वे ? तम अपना खाना आप 
पचाते हो वा तम्हारे लिए वे पचाते हैं १ देखते समय 
तुम्हारी अपनी आँखों के स्नायु तुम्हें सहायता देते हैं 
या उनकी आँखों के ? अपने गुर॒त्वाककण का केन्द्र 
( ८(ए॥ा८ छा ४०४५9५ ) तुम आप बनो । स्वाश्रयी हो। 
ज़रा अपने भीतर के आधार!वा अधिष्ठान को पा लो, ओर 
मेहमानों के मत वा विचारों की परवाह मत करो। भोजनों 
ओर बिछावनों को अतिथि-सत्कार का मूल-मंत्र न बनाओ । 
लोग सममभते हैं कि मेहमानों को स्वादिष्ठ भोजन ओर सुन्दर 
पलंग नहीं देंगे, तो हम पूरे अतिथि-सेवी न होंगे । इस प्रकार 
घर का स्वामी इन चीज़ों का एक अनुबंध ( 80)[१८०(४९० )- 
मात्र रह जाता है। कृपा करके अपने को द्रव्य का उपकरण 
( 8०८70 42० ) न बनाओ), द्रव्य को ही अपना उपकरण 
बनाओ, अपनी शक्तियों का अनुभव करो | 

ऐसा करो कि जब तुम्हारा मेहमान ( अतिथि ) तम्हारे यहाँ 
से अपने घर को जाने लगे, तो वह स्वच्छ चित्त, उदित और 
समुन्नत होकर जाए | यह योजना करो कि जेसा वह अपने धर 
से आया है, उससे अधिक बुद्धिमान बनकर जाए। अपने 
स्वजनों के प्रति अपना यही कतव्य समझो । अपने परिवार 
को सुखी करने का यही माग है । इसी तरीक़ से ग्रहस्थी 
अपने कुटुम्ब को विष्न-बाधा के स्थान पर उन्नति का 
सोपान बना सकता है । यदि तम्हारा अतिथि पहिले की 
अपेक्ता अधिक बुद्धिमान होकर लौटता है, तो उसके खाने 
पीने की अधिक परवाह न करो। उसे इनसे कुछ शअ्रेष्ठतर 
चीज दो; उसे ज्ञान ओर बुद्धि दो। उसे आपको प्रीति का 


जिल्द तीसरी. गृहस्थाश्रम और आत्मानुभव १६७ 


आनन्द लूटने दो ।याद रक्खो कि यदि में तुम्हें एक कौड़ी 
भी न दू, कुछ भी शारीरिक सेवा न करूँ केवल प्यार से, 
सच्चे ओर साफ़ दिल से तुम्हारे प्रति प्रसन्नता-भरी हँसी 

5706 ) दूँ, तो त॒म्दारा प्रफुल्लित होना, समुन्नत होना 
ओर उछलना अनिवाय्य है। इतने से ही तुम्हारी बड़ी सेवा 
ड्दो जाती है । किसी मनुष्य को धन देना कुछ नहीं है, यह 
बसा है कि पहिले पत्नी को धन देकर पीछे से त्याग देना । 
पत्नी को घन नहीं चाहिए, उसे प्रीति चाहिए । किसी मनुष्य 
को धन देकर तुम पातकी का-सा आचरण करते हो। तुम 
उसे धोखा देकर भुलाया चाहते हो। उसे प्रेम और ज्ञान दो; 
उसे स्वच्छु चित्त ओर समुन्नत बनाओ । यह भारी अतिथि- 
सत्कार है, और यही तुम्हें करना चाहिये । ऐसी ही ग्रीति 
तुम्दें अपनी स्त्री ओर बच्चों के साथ रखनी चाहिये। 


मांस खाने को वेदान्तिक कल्पना 


प्रश्न मांस खाने के विषय में वेदान्त का मत क्या है ? 

उत्तर- मांस के सम्बन्ध में लोग सममभते हैं कि भारत 
के लोग पशुओं के प्रति दया-भाव के कारण मांस नहीं खाते 
थे | शायद यह ठीक हो, क्‍योंकि कुछ मतावलम्बी ऐसे हैं 
कि जा इसी कारण से मांस खाने से परहेज़ करते हैं । किन्तु 
कम-से-कम वेदान्ती लोग इसलिये ऐसा नहीं करते । 

वेदान्त इस हेतु आपसे मांस-भक्षण से परहेज़ करने को 
नहीं कहता। कदापि नहीं, वेदान्ती लोग ओर साधारणतः 
स्वामी लोग मांस नहीं खाते, किन्तु उनमें मांस न खाने का 
कारण पशुओं'पर निदयता न करना नहीं है। यह युक्ति वा 
तक ठीक नहीं है । 

वेदान्त के अनुसार दयामात्र दुबलता है। आप चाहे 
इससे चोंक पड़ें, पर बात है ऐसी ही | दया की इस पद्धति 
को, जो दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा है, या यों कहिये 
कि दूसरों की इच्छाओं और तरंगों की सेवा है, तत्त्वज्ञानी 
ऐसा ही समभते हैं । अपने सहचरों की यह अनुकूलता करना 
नर-नारियों के मिथ्याभिमान के सिवाय ओर कुछ नहीं है, 
यह एक प्रकार की प्रतिमा-पूजन ओर दुबलता है। यह दया या 
मिथ्याभिमान, दूसरों को प्रसन्न करने की यह इच्छा, क्या समाज 
के लिए प्रशंसनीय है ? नहीं, ये सब अज्ञान के गुण हैं, ओर 
कुछ नहीं । 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना १६६ 


कितने पाप और भें करुणा के नाम से की जाती हैं? 
साथी को सुख देने ( (०72०79॥॥.9 ) की इच्छा से कितनी 

लें हुआ करती हैं ? 

एक सनष्य की कुछ ऐसे नवयुवकों की संगति हो गई कि 
जो खाना-पीना ओर मोज उड़ाना पसन्द करते थे | अम्तु: 
नोजवानों की टोली में से एक कहता है कि मद्य पी जाय। 
टूसरे साथी राजी हो जाते हैं, ओर यह नया ( अजनबी ) 
आदमी अच्छा साथी ( संगी ) बनने की इच्छा का शिकार 
होता है, ओर केवल उन्हें ( अपने साथियों को ) खश 
करने के लिए शराब पीना शुरू करता है । उसकी अपनी 
हन्छा मद्य-पान की नहीं है, किनत अपने सहचरों ( संगियों ) 
को खूश करने के लिए बह उनका अनुकरण करता है। उसमें 
दूसरों को प्रसन्न करने की अभिलापा है, ओर यह इच्छा ही 
उसे शराब पिलाती है। दसरी बार यही सज्नन बसी ही 
संगति में पड़ जाता है, ओर दूसरों को केवल प्रसन्न करने 
की इच्छा से शराब पीने को फिर प्रलोभित होता है। ओर 
समय-समय पर ऐसा ही करते-करते एक वह समय आ जाता 
हे कि जब मद्य-पान के व्यसन का वह तच्छ दास बन जाता है । 

इसी तरह, केवल दूसरों को प्रसन्न करने के अभिप्राय से 
नारियाँ भी वह काम करती हैं, जो धीरे-धीरे उन्हें किन्हीं 
दव्यंसनों की दासी बना देता है। इसलिए वेदान्त कहता है कि 
दूसरों को प्रसन्न करने की यह इच्छा वास्तव में अज्ञानः 
टबलता ओर मिशथ्याभिमान के योग के सिवाय ओर कुल 
नहीं हे । दूसरों को प्रसन्न करने की नीयत ( उद्देश्य ) से कभी 
कछ मत करो | जो “नहीं' कह सकता है; वह वीर हे। “नहीं” 
कहने की अपनी सामथ्य से आपका चरित्र-बल ओर बहादुरी 
प्रकट होती है । 


२०० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


अब दया के सम्बन्ध में लीजिये। केवल यह समभते 
हुए कि दूसरों के भावों का उन्हें आदर करना चाहिए, कितने 
लोग अपने को नरक में रखते हैं ? राम जो कह रहा है, उसे 
आप चाहे दारुण वा घोर पापिष्ठ क़ानून कह लें, किन्तु यह 
बह क़ानून है, जिसका गुण आप एक दिन अनुभव करेंगे । 

ज़रा रूयाल तो कीजिए कि इस संसार में कितने लोग केवल 
इसीलिए नरक भोग रहे हैं कि वे दयावान्‌ हैं; सम्ब्नन्धियों या 
सुह्ज्नों के विरुद्ध होने के कारण अथवा किसी मनुष्य का 
हृदय टूट जाने के भय से वे सत्य का अनुसरण करना या सत्य 
की आज्ञानुसार बरताव करना निदेयता समभते हैं । 

वेदान्त कहता है, आप सत्य पर इसीलिए आपत्ति 
करते हो कि उससे किसी का दिल टूट जायगा,; तो सत्य 
की हत्या होने की अपेक्षा किसी व्यक्ति की मृत्यु बेहतर है । 
वेदान्त कहता है; “इस या उस व्यक्ति के भावों की अपेक्षा 

सत्य का अधिक आदर करो”, क्योंकि सत्य का आदर 
करना वास्तव में मित्र की क़्दर करना है | उसके मिथ्याभिमान 
या इच्छाओं का जितना ही अधिक आदर या ध्यान 
करोगे, उतनी ही अधिक चेष्टा आप कर रहे हो उसके सच्चे 
आत्मा के बंध को, जो “सत्य” स्वरूप है। “उसके बाह्य 
शरोर की अपेज्ञा 'सत्य' का अधिक आदर करो।” 

पुनः कितने लोग ऐसे हैं, जो आत्म-सम्मान की इस 
कल्पना के कारण अपने लिए नरक की सृष्टि रच रहे हें ? 
कैसा घोर अनथ सममा जाता हैं | “आत्म-सम्मान! से लोग 
इस तुच्छ शरीर का, इस छुद्र व्यक्तित्व का, आत्म-सम्मान! 
सममते हैं । 

माँताओं, बहनों, पिताओं, भाइयों और बच्चों के रूप में 
ऐ परसात्मस्वरूप ! ऐ परमेश्वर ! तू देख कि आत्म-सम्मान का 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदांतिक कल्पना २५६ 


अर्थ इन तुच्छ शरीरों या व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, समझ 
ले कि आत्म-सम्मान का अथ है 'सत्य” का सम्मान, सच्चे 
स्वरूप (आत्मा ) का सम्मान । जिस प्रकार के “आत्म- 
सम्मान! को तुम उत्तेजना दे रहे हो, उससे “आत्म-सम्मान' 
की ओट में तुम अपने सच्चे आत्मा' का अपमान करते हो । 

जब आप इंश्वर-भावना से परिपूर्ण हो जाते हो, तब आप 
अपने आत्मा (स्वरूप ) का सम्मान करते हो: जब आप 
अन्तगत इश्वर के ध्यान से परिपूण होते हो, तब आप आत्म- 
सम्मान से परिपूण हो । देह की पूजा के द्वारा आप आत्महत्या 
कर रहे हो, आप अपने लिए गढ़ा खोद रहे हो। 

मांस के विषय में वेदात्त कहता है, “अपने शरीरों से 
लग्न न लगाओ, अपने शरीर के मरने या जीने की चिन्ता 
न करो, आपके शरीर की ज्ञोग पूजा करते हैं या उस पर 
ढेले मारते हैं, इसकी परवाह न करो। इसपे ऊपर उठों।”” 

एक मनुष्य इस शरीर को बस्त्र पहनाता है ओर दूसरा 
उन्हें फाड़ डालता है, इसकी कोई परवाह न होनी चहिए । 

“जब कि स्तुतिकर्ता और स्त॒त्य, या निंदक और निद्य 
( वास्तव में ) एक ही है, तो न निन्‍्दा है न स्तुति ।” 

इस दशा में, यदि आप अपने सरचे स्वरूप ( आत्मा ) 
का अनुभव करें, यदि इस क्ुद्र शरीर का ज्ञान आपके लिए 
मिथ्या हो जाय, तो जहाँ तक आपका सम्बन्ध है, दूसरों के 
बाहरी मांस ओर खून का आदर गायब हो जायगा । 

आज राम आपके कुछ अति प्रिय अन्ध-विश्वासों को चकना- 
चूर कर देगा। 

वेदान्त कहता है, “दूसरी मूर्तियों को आप उसी अंश, तक 
सच्ची समझ सकते हो, जिस अंश तक आप अपनी देह-रूपी 
प्रतिमा को असली समभते हो ।” यह नियम है । दूसरों के 


२०२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


शरीर या व्यक्तित्व को आप ठीक उसी मात्रा में असली सम 
या अ्रहण कर सकते हो, जिस मात्रा में आप अपने व्यक्तित्व 
या शरीर को असली समभते हो । यह क़ानून है। 

जब आप व्यक्तित्व और देह से ऊपर उठोगे- तब दूसरों के 
शरीर या व्यक्तित्व का भाव आपके लिए मिट जायगा; 
ध्त्मामय (5[)7709)2८0) और अति सूच्म (८७॥९००2८९) 
बन जावंगे, वे पहले के से स्थल न रह जायेंगे। ऐसी दशा में, 
जिस मनुष्य ने 'सत्य' का अनुभव कर लिया है, उसके लिए 
दूसरी बात यह है कि चाहे कोटियों सूथ ओर नक्षत्र शून्यता 
में फंक दिये जायें, पर उसकी बलाय से। उसके लिए बकरों; 
भेड़ों या वेलों के मरने से क्या। कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसके 
लिए इससे कोई भेद नहीं पड़ता, वह इससे ऊपर हे । 

दुनिया के अत्यन्त विकराल युद्ध में कृष्णजी अजुन के 
सारथी थे। वहाँ अजन विषाद तथा भारी भय को प्राप्त 
हुआ । दया ओर करुणा की बृत्ति ने उसे विह्लल कर दिया । 
तब तो यह वीर ( अजुन ) कॉपने ओर थराने लगा; दया के 
विचार ने उसे दबा लिया। भगवान के अबतार कृष्ण ने, 
दु निया-भर के सवश्रष्ठ महापुरुष कृष्ण ने; केवल भारत के नहीं, 
किन्तु अखिल विश्व के इसू मसीह कृष्ण ने, तब तो अजन 
से कहा, “तुम यह शरीर नहीं हो, यह व्यक्ति तुम नहीं हो, 
सच्चा कत्तो परमेश्वर हें।” कृष्ण ने उससे कहा “तुम्हारे 
शरीर के द्वारा परमात्मा काम कर रहा है।” कृष्ण ने उसे 
उपदेश देकर उसमें परमेश्वर-भावना जाग्रत्‌ कर दी, उससे 
साक-साफ़ कह दिया कि “असलियत में वह क्‍या है, 
उसे भय से निकाल लिया, उसे चिन्ता ओर दुबलता से छुटा 
दिया । उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप 
( आत्मा ) अविनाशी है; कल; आज ओर सदा एकसां 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २०३ 


है, उसमें विकार हो ही नहीं सकता, वह निर्विकार और 
निर्विकल्प है। ओर उन्होंने उससे कहा, “अजुन, तू मर नहीं 
सकता । इन देहों में से चाहे किसी को भी मिटा दे, पर उसका 
असली स्वरूप ( आत्मा ) कभी नहीं मरता । तुम कभी नहीं 
भरते । ओर यदि तुम्हें पूर्ण सत्य का बोध भी नहीं, तथा 
आवागमन की चार दीवारी में ही तुम क्रेद हो, तब भी जान 
लो कि अपना या उनका व्यक्तित्व सत्य नहीं है, सच्चे म्वरूप 
( आत्मा ) का अनुभव करो, जो परमेश्वर है; और जो अमर 
है । तम काँपते ओर थरांते क्‍यों हो ? अपने उपस्थित कतव्य को 
देखो । यदि इस समय तम्हारा सांसारिक कतठय इन सब 
मनुष्यों का वध करना है, तो इन्हें मार डालों।” सगवान्‌ 
कृष्ण उससे कहते हैं, “में देवों का “परमदेव' हूँ, प्रकाशों 
का प्रकाश! हूँ, और क्‍या प्रतिक्षण में कोटियों पक्ती-पशुओं 
का नाश नहीं कर रहा हूँ ? उन्हें शुन्यता में नहीं फक 
रहा हूँ ? मैं--प्रकृति', परमेश्वर, जगन्नियन्ता-सदा ये 
काम कर रहा हूँ, फिर भी में सदा निलिप्त ओर निर्मल 
हूँ । इश्वर नाश करता है, तो क्या इश्वर दोषी है ? नहीं, ईश्वर 
फिर भी शुद्ध है ।!” फिर भगवान्‌ कृष्ण अजन से कहते हैं 
“याद तम सत्य का अनुभव करो, यदि तम परसेश्वर से 
अभेद हो जाओ, यदि तम अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
करो, तो तुम्हारी देह परमात्मा का यंत्रमात्र बन जाय। 
यदि न्याय, धम, सत्य ओर अधिकार के लिए तम्हारा शरीर 
लाखों ओर करोड़ों का संहार भी कर दे, तो भी तुम शु 
अविकल ओर निष्कलंक रहते हो ।” 

यह सत्य लोगों को अनुभव करना होगा। किन्तु आप 
इसका अनुभव करो या न करो, राम को सत्य कहने से 


रुकना उचित नहीं । 


२०४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


बह वेदान्त था, जिसने नर-संहार करने में, बल्कि अजन 
के अपने बहुत नगीची ओर प्रियतम सम्बन्धियों का तथा 
अपने गुरु, चचा; भाई, बन्धुओं का नाश करने मं कोई आगा- 
पीछा नहीं किया था। वेदान्त कहता है, इनके वध करने से 
अजन दूषित नहीं हुआ । तो फिर बकरों या भेड़ों, बलों या 
कोई भी पशुओं को मारने में बेदान्त कैसे संकोच कर सकता 
है? पर फिर भी वेदान्त मांस से परहेज़ करने को आपसे 
कहता है, पर बिल्कुल अन्य कारणों से । 

मांसाहार आपको उस दशा या अबस्था में पहुँचा देता है; 
जिसमें आप चित्त को आसानी से एकाग्म नहीं कर सकते | 
यदि मांस-भक्षण आप छोड़ नहीं सकते, यदि इस आदत को 
आप जीत नहीं सकते, तो वेदान्त कहता है, “खाओ, मत 
छोड़ो ।” विभिन्न खाद्य पदाथे भिन्न-भिन्न असर पेदा करते 
हैं। मद्य पीने से मनुष्य को नशा होता है। अफ्रीम खाई 
जाने पर एक ख़ास तरह का असर पैदा होता है । 
एक मनुष्य संखिया खाता है ओर उसका एक विशेष प्रभाव 
होता है। इसी तरह भोजन विशेष :मी अपना खास असर 
पैदा करता है। ओर मांस भी ऐसा ही करता है। मांस 
शरीर पर जो असर डालता है, उस ( असर ) की धम के 
विद्यार्थियों को आवश्यकता नहीं है । 

यदि आप संनिक हो; अथवा उद्यम-पूर्ण क्रृत्यों के 
पुरुष हो, तो वेदान्त कहता है, आपको मांस खाना चाहिए, 
क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, ओर आपको केवल शाक आदि 
भोजन पर न बसर करना चाहिए। दूसरी वजृत्तियों के लोगों 
के बारे में राम कहता है, अपनी-अपनी प्रकृति पर उसे 
आज़माकर देखो । कुछ लोगों के लिए वह हितकर है, 
ओर कुछ के लिए हानिकर । प्रकृति को योजना ([2/97) है कि 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २०४ 


योग्यतम व्यक्ति अवश्य जीयेगा। यहाँ हम व्हेल / ७१७८७ 
तिमिंगिल ) मछलियों को बढ़ते देखते हैं, वे जीती बच्नंती हैं; 
ओर उन्हें बचाने के लिए प्रकृति चाहती हे कि वें छोटी 
मछलियों पर निवांह करें। हज़ारों छोटी मंछलियाँ अवश्य 
नष्ट हो जायें, पर' बड़ी मछली जीती रहे | यह प्रकृति की 
व्यवस्था है। इसी तरह हम खनिज संसार में देखते हैं कि 
मिट्टी, भूमि नष्ट हो जाती है ओर उड्िज्ज संसार अर्थात्‌ 
वनस्पतिवर्ग की रक्षा होती है। उद्धिज्नों की खाद्य वस्तु मिट्टी है । 
फिर पशुओं की रक्षा के क्षिए उद्धिज्ज पदार्थों को नष्ट होना 
पड़ता है, काम आना पड़ता है। पशु उद्धिज्ज पदाथों को 
खाकर जीयें, यह प्रकृति की योजना है । यह प्रकृति की व्यवस्था 
है कि मनुष्यों ( सर्वोच्च व्ग ) पशुओं पर गुज़ारा करे ओर 
वे उसका काम दें, यही प्रकृति की योजना है । राम का इससे 
अभिप्राय पशुओं को खाना नहीं, केवल उन्हें काम में लाना है । 
पशुओं को मनुष्य की सेवा करनी होगी । फिर दुनिया 
के साधारण !मनुष्यों में भी हम देखते हैं कि उच्चतर लोग 
भ्वभावतः बढ़ते चले जाते हैं। जब अतिव्यापी संग्राम और 
महामारियाँ आती हैं, तब निम्नतर और दुबंलतर प्रकृतिवाले 
उच्चतरों के लिए मरते हैं । यह प्रकृति की योजना है | यह 
क़ानून विश्व का शासन करता है । 

इसलिए राम कहता है यदि मांस खाकर आप विश्व को 
अधिक लाभ पहुंचा सकते हो, तो मांस खाओ; यदि मांस 
से विरत रहकर आप उच्च-तर सत्य की वृद्धि कर सकते 
हो, तो मांस से परहेज़ रक्खो । 

हरणएक व्यक्ति को अपने परिच्छिन्न आत्मा को परसरेश्वर 
का स्वरूप समभना चाहिए । वेदान्त के अनुसार, सबको 
सब काम निस्स्वार्थ ओर अकठ्‌ त्व भाव से करना चाहिए। 


२०६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


तम्हें सब काम इस तरह पर करना चाहिए कि मानों तुम नहीं 
कर रहे, अर्थात्‌ इस तच्छ अहंकार के साथ अथवा अभिलाषाओं 
आर अहंकार की दृष्टि से कुछ नहीं कर रहें। अभिलाषा 
ओर अहंभाव की यह दृष्टि तम्हें त्याग देनी चाहिए। जब 
आपका शरीर संसार में प्रकृति की तरह काम करता है 
सब? के लिए काम वितरण करता, काम का निरूपण करता, 
झोर काम को समाप्त करता है; विना किसी स्वाथमय 

भावपूण इच्छा के, बल्कि केवल अखिल” के लिए, समग्र 
के लिए, काम करता है । ओर यदि अखिल विश्व की उद्दश्य- 
वृद्धि निमित्त इस शरीस्-यंत्र के लिए मांस खाना उतना ही 
श्रावश्यक हो, जितना एक पुतज्ञी-घर में कुछ पहियों के लिए तेल 
से चिकनाया जाना; यदि तुम्हारे शरीर के लिए मांसाहार से 
अआंगा जाना उतना ही ज़रूरी है, जितना उन कुछ पहियों विशेष 
का तेल से ओंगा जाना; तब तुम मांस खाने से न मिकको। किन्‍्त 
जब कंवल जवान के मज़ के लिए तम मांस खाते हो, तब वह 
पाप हो जाता है। यदि अपनी इच्द्राओं की तृप्ति के विचार 
से तुम मांस-भक्षण करते हो, तो वह अन्य सब पापकर्मों के 
समान पाप हो जायगा | तब वह पाप हो जाता है । 

भारत में ऐसे लोग हैं, जो रास्ते से गुज़रते हुए दुकानों 
में पशु के मृतक शरीर को लटकता देखकर मूर्ज्छित हो जाते 
हैं । खाना तो दर रहा, वे उसे देख भी नहीं सकते । 

अपने स्वाथपूण ज़ायक़ों की तृप्ति के लिए जब तम मांस 
खाते हो, तब मांस खाना पाप हो जाता है, किनत यदि तम 
उसे दवा की तरह व्यवद्वार करते हो, यदि तुम केवल उपयोगी 
काय करने और अपने शरीर को मानव-जाति का हित करने की 
योग्यतम अवस्था में रखने के लिए उसे ग्रहण करते हो, तो 
मांस-भक्तण कुछ भी पाप नहीं है । 


जिल्द्‌ तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २०७ 


लोगों का मुख्य अभिप्राय स्वाद होता है। यदि कोई चीज़ 
स्वादिष्ट है, ओर सत्य के पक्त को भी प्रबल करने में सहायक 
होती है। तो उसे ग्रहण कर लो। किन्तु केवल मधुरता के 
लिए किसी चीज़ को ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा । 
सामान्यतः सुस्वादु चीज़ उपयोगी भी होती हैं, किन्तु सदा ऐसा 
नहीं हाता । 

अब एक दूसरा प्रश्न उठता है। कितना प्रायः धम-अन्थों 
का विपरीत अर्थ ग्रहण किया जाता है, कितनी प्रायः पुस्तकों 
की अनगल व्याख्या की जाती है? समाज के लिए यह बड़ी 
भारी व्याधि है - अर्थात्‌ धमं-ग्रन्थों का यह अनथ ग्रहण किया 
जाना और नाममात्र पवित्र धर्म-प्रन्थों वा पुस्तकों का दुरुपयोग 
होना बड़ी भारी व्याधि है । 

कहा जाता है कि मिल्टन (कृत पुस्तक ) को पढ़ने के 
लिए दूसरे मिल्टन की ही ज़रूरत है। बहुत ठीक है। इसी 
तरह एक सिद्ध को भी समभने के लिए दूसरे सिद्ध की 
ज़रूरत है । और ई मसीह को समभने के लिए तुम्हें इसू- 
मसीह हो जाना चाहिए । वेदों को समभने के लिए तुम्हें बेद 
बनना चाहिए । वेदान्ती लेखकों ने, जिनके लेखों का तो 
उपयोग किया जाता है, पर जिनके नाम नहीं लिए जाके, 
इस कल्पना को बड़ो उत्तमता से लिखा है। इन लोगों ने 
इस दर्ज तक अनुभव किया कि पाठक का शरीर मानों 
उन्हीं का शरीर है। बेदों में हमें ऐसे वाक्य मिलते हैं, “ऐ 
लोगों ! वेदों से ऊपर उडो, शिक्षाओं का उपयोग करो, ओर 
उनसे लाभ उठाओ। देवताओं ओर देबदूतों ( फ़रिश्तों ) से 
ऊपर उठो।, देखो तुम क्या हो । तुम सब कुछ हो |? यही दृज़रत 
इसा कहते हैं | इंजीज से हम ऐसे वाक्य चुन सकते हैं, जिनका 
अथ इस प्रकार का है। “स्वर्ग का साम्राज्य तुम्दारे भीतर 


रण स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हे 7? एवाएकंणा ता िस्तटा) 9 शांत ४00। लोग इसका 
बिलकुल ग़लत इस्तेमाल करते हैं । वे अथे का अनथ करते हैं । 
यह बात राम को एक कहानी की याद दिलाती है । 

एक बार एक गुंरु बहुत थककर एक पलंग पर पड़ गया और 
अपने चले से कहने लगा कि “अपने पेरों से लवाड़ दो; अर्था व्‌ मेरी 
देह को दाब दो ।” भारत में इस तरह से देह दबवाने की चाल 
बहुत अधिक है। इसलिए गुरु ने शिष्य से अपनी देह दाब 
देने को कहा, किन्तु शिष्य बोलाः--“नहीं, नहीं, गुरुदेव ' 
में ऐसा कभी न करूँगा | आपका शरीर अति पवित्र है, आपका 
व्यक्तित्व अत्यन्त पूत है । आपकी देह पर अपने पेर में नहीं 
रख सकता, यह तो अधम होगा। में ऐसा घोर पाप न करूँगा। 
में आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, में आपके लिए अपनी 
जान तक दे सकता हूँ, किन्तु आपकी देह तो पेरों से न 
रौंदूँगा ।” गुरु ने कहा--“ऐ बेटे ! आ, में बहुत थका हूँ, आ, 
आ, और मेरी देह दाब दे ।” शिष्य रोने लगा, परन्तु इस 
अधम करने को राज़ी न किया जा सका | गुरु ने कहा-- 
“ऐ मूख लड़के ! तुम मेरे निचले अंगों को पेरों से नहीं 
रोदना चाहते, तुम मेरे शरीर का अनादर नहीं करना चाहते, 

किन्तु तुम मेरे पवित्र ओठों को कुचलते हो, तम मरे पवित्र 
चेहरे को रोदते हो । इनमें अधिक अधरम क्या है? गुरू 
की आज्ञा का उल्लंघन करना अधिक पापमय है, या उसकी 
देह दाबना ?” 

इंसा या मोहम्मद के पवित्र ग्रन्थों अथवा वेदों को तो 
बात की बात, में लोग कुचल डालते हैं, किन्तु इस रक्त और 
मांस की लोग पूज्य ओर पवित्र सममते हैं, उसी रक्त और 
मांस को जिसे खाने को लोगों से ईसा ने कहा था। क्‍या 
ईसा ने अन्तिम भोज में अपना मांस खाने ओर पीने को 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वदान्तिक कल्पना २०६ 


लोगों से नहीं कहा था ? जब रोटी तोड़ी गई थी, उसने कहा--- 
“यह मरा मांस ह#। यह मरा रुधिर है।” सभी सिद्ध पुरुष 
यही समभते हैँ । सब व्यक्तियों में, सब <हों में, वे परमेश्वर 
देखते हैं, ओर उन पर प्रभुता पाने की इच्छा करते हैं। 

वे चाहते हैं कि हमारे शरीरों से ऊपर उठो, हमारे शरीरों को 
कुचल डालो किन्तु आप उनके शरीर तो न दाबोगे, चाहे उनके 
पवित्र वचन भले ही कुचल डालो । 

व्यक्तित्व से ऊपर उठो, भीतर के परमेश्वर को ढँढी-। 
यदि इसा कभी इस संसार में रहा था, तो वह नुम्हारे 
शरोरों में रहता है| इसा को अपने घधमं का स्थिति बिन्दु या 
त्तद्य ( ०8॥([ ३१७॥॥ ) बनाओ, उसे अपनी अग्र उन्नति 
का लक्ष्य ( /.3॥0 |/०॥7 ) बनाओ), उसे अपनी सीमान्‍न्त रेखा 
बनाओ, ओर उसे अपने इदे-गिद कण्टक न होने दो। डसे 
अपने धमं का) अपनी उन्नाति का; उद्गम स्थान होने दो। खद 
इंसा बनो, और इंसा का अथ समझो । 

अस्तु, आजकल क्या हो रहा है? जो लोग इस तुच्छ, 
मिथ्या, शेतानी अहंकार ( अहंभाव ) से छुटकारा नहीं पाना 
चाहते, वे इसा को पांचभोतिक बनाना चाहते हैं, ओर वे 
परमेश्वर को घेंघट की ओट में भी रखना चाहते हैं । के 
इश्वर को साकार ओर बाह्य वस्तु ही बनाये रखना चाहते हैं । 
अपने को उठाकर इश्वर बनने के बदले वे इश्वर को नीचे 
उतारकर अपने बराबर करना चाहते है । इंजील में दो 
हासजन क (!४४/१७ ) शब्दों से इसका हृष्टान्‍न्त दिया गया है 
अर्थात्‌ परमेश्वर की आत्मा जल पर बहुत काल तक चिन्ताकुल 
ही । [॥00 जगा ली (ज0त जातततुएत 06-ला 
एए४(९५॥ 


हिन्दुस्तान में एक लड़का था, किसी कलवार ( मद्य-विक्रेता ) 


२१० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


का पुत्र था। वह स्कूल में भरती किया गया, ओर अंग्रेज़ी 
पढ़ने लगा । 

भारतबष में, खासकर ईसाई प्रचारकों के स्कूलों (५४|४५४०॥- 
5८॥००७)७) में पहले इंजील पढ़ाई जाती हे । अंग्रज़ी पाठ 
का सम्बन्ध इंजील से था । जब लड़का इस वाक्य पर 
पहुँचा, परमेश्वर की आत्मा जल पर बहुत काल तक चिन्ताकुल 
रही', तब वह बहुत घबराया। लड़का “स्पिरिंट! ( 5])77६, 
सार, भूत, शराब आदि ) शब्द जानता था; और वह 
त्रडिड' ( (००१९८, बहुत काल तक चिन्ताकुल रही वा जन्म 
दिया ) शब्द तथा बाटर! ( ७४४८7 ) शब्द भी जानता था॥ 
किन्तु वह “गाड' ( (+०0 ) शब्द नहीं जानता था । ओर 
उसने कहा गाड' ( (०१) की आत्मा ने जन्म दिया 
( 070०0 ब्रूड का अथ जन्म देनाया अंडे सेना भी है )। 
क्या “गाड' का अथे जो है, या ग़ल्ला अथवा अंगूर ? 
में जानता हूँ कि जो और ग़ल्ले से या अंगूर इत्यादि 
से शराब निकलती है । ओर उसने सोचा कि यह विलक्षण 
प्रकार की मदिरा थी, जो समुद्र में रक्खी गई, उसका 
पिता तेज़ शराबों में पानी मिलाया करता था ओर बह 
वबंसी शराबों से परिचित था; किन्तु यह तो अजीब तरह का 
मिश्रण ( 775प/८ ) था। 

अरे, इसी तरह लोग धर्म-प्रन्थों का अनथ करते हैं, 
क्योंकि वे कलवारियों ( ७४7८ 50१ ) में बहुत अधिक रहते 
हैं, क्योंकि वे म्थूल भोतिक पदार्थों में बहुत अधिक रहते 
हैं, ओर इसीलिये बे उन उत्कृष्ट तथा पवित्र धम-पुस्तकों का 
स्थूलाथ ग्रहण कर लेते हैं, ओर उन्हें भोतिक बना देते हैं । 

एक मनुष्य सेना में नियुक्त था। वह एक रमणी को चाहता 
था, उसका बड़ा अफ़सर भी उसी युवती को प्यार करता 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २११ 


था । इस रमणी ने एक मातहत कमचारी को अपना दिल 
दे दिया था। मातहत पदाधिकारी छुट्टी लेकर घर गया। 
रमणी भी मोक़ से लाभ उठाकर उसके घर पहुँची । 
विवाह की ठहर गई, ओर इसलिये उसने “” अपनी छुट्टी 
बढ़वाना ज़रूरी समभा | छुट्टी बढ़ाने को उसने अपने ऊपर 
के अफ़सर को तार दिया । अफ़सर को सब हाल मालूम 
हो गया ओर वह जान गया कि रमणी से ब्याह करने 
के लिए छुट्टी माँगी गई है। वह अफसर इंष्यालु था ओर 
छुट्टी नहीं देना चाहता था । जवाब में उसने जल्‍दी से 
दुटप्पी ( संक्षिप्त ) भाषा में यह संदेश भेजा, “तुरन्त मिल 
जाओ ( |०४ ४८ ०7८८ )।” उसका मतलब था कि मातहत 
पदाधिकारी तुरन्त आकर सेवा में सम्मिलित हो । यह मनुष्य 
वह संदेश पढ़ रहा था; जिसमें कहा गया था “तुरन्त सम्मिलित 
हो” ओर वह बहुत चाहता था कि घर पर ठहरूँ, किन्तु सन्देश 
कहता था “तुरन्त सम्मेलन करो।” उसे इस बात से बढ़ी 
निराशा ओर व्यग्नता हुईं। जब उसके चित्त की यह हालत 
थी. तब रमणी आई ओर उसे इतना निराश देख कर कारण 
पूछने लगी। उसने उसे तार दिखाया | रमणी की चपल 
मति ने संदेश का अपने अनुकूल अथ लगाने में उसे 
सहायता दी, ओर उसने संदेश का बड़ा ही प्रसन्नकारी 
अथ लगाया, तथा खशी से नाचने लगी। उसने उस 
( प्रेमी ) से पूछा कि इतने उदास क्‍यों हो, तुम्हें तो मेरी 
समझ से प्रफुल्लित होना चाहिए । वह कमरे से निकलने को 
थी, तब उसने (प्रेमी ने ) पूछा, जाने की इतनी जल्‍दी क्‍यों 
है ? रमणी ने उत्तर दिया, “जल्दी से विवाह होने की तंयारी 
करने के लिए ।” इस तरह लोग घधमभन्धों से अपना मतलब 
निकाल लिया करते हैं। ऐसा अथ बिवाद् करने को उत्सुक 


२१२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


महिला के लिए तो ठीक हो सकता है, परन्त घम-यन्थों का ऐसा 
अथ करने से काम न चलेगा । 

घम-ग्रन्थ हमें बतलात हैं, “शरीर परमेश्वर का मन्दिर है ।” 
इस वचन का बड़ा ही दुरुपयोग किया जाता है। निरसन्देह 
देह परमेश्वर का मन्दिर हे, किन्तु क्या इस वचन का 
यह अभिप्राय था कि मन्दिर ही सब कुछ है और भीतर 
के परमेश्वर को भज्न जाओ ? मन्दिर का अभिप्राय वही 
नहीं था; जो आजकल रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के मन्दिरों 
का है । लोग भीतर के परमेश्वर को भल जाते हैं ओर मन्दिर 
ही को सब कुछ बना देत हैं । 

उस वाक्य का मतलब यही था कि भीतर के परमेश्वर की, 
परमात्मा की पूजा की जाय, और मन्दिर की नहीं । 

लोग मन्दिर में प्रवेश करते हैं, ओर अन्तस्थ इश्वर का 
भूल जाते हैं। इसलिए जब वे पढ़ते हैं कि “शरीर ईश्वर 
का मन्दिर है', तब वे अथ का अनथ करते हैं, ओर वाक्य 
का दरूपयोग करते हैं, ओर शरीर को परिपुष्ट करते हैं। 
कभी-कभी देखा जाता है कि लोग शरीर का बहुत ख़याल 
रखना चाहते हैं, ओर अपने मिथ्याभिमानों तथा चित्त-तरंगों 
का बहुत दुलार करते हैं, तथा अपने इन कार्यों के समथन में 
इस वाक्य ( शरीर इश्वर का मन्दिर है ) का हवाला देते हैं। 
अपने मिथ्याभिमान) दुबलता ओर अज्ञान की रक्षा के लिए 
यह एक गढ़ बना लिया जाता है । 

मूल वचनों ( मंत्रों ) का यह एक दुरुपयोग है। यही कुशल 
है कि वे ढेम्पल ( (७|)८ ) शब्द का और भी अधिक स्थूल 
प्रयोग नहीं करते । जब किसी एक विद्यार्थी ने यह वचन 
पढ़ा कि “शरीर इंश्वर का टेम्पल ( (८॥])0० )# है,” तो उसने 

# (८॥7[0/6 ( उम्पल ) शब्द का एक अर्थ “कनपटी” भी है। 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २१३ 


प्रश्न किया “इश्वर के कान कहाँ हैं ?” यही ख्रेरियत है; वे 
इस वचन की ओर भी अधिक स्थूल व्याख्या नहीं करते, जो 
व्याख्या को जा चुको हैं, वही काफ़ी स्थल 
दि देह इंश्वर का आलय ( मन्दिर ) है, तो आपको देह 

भूल जाना चाहिए, देंह भूल जाने ही के लिए है। मन्दिर का 
अच्छा उपयोग उसे भुला देना ही है, न कि सत्र तरह को 
निधियाों से उसे परितवृप्त करना आर लादना | अन्दर क॑ इश्वर 
का अनुभव करा, मन्दिर अपनी चिन्ता आप कर लेगा । 

क्या ईश्वर सवव्यापी नहीं हे? क्‍या ईश्वर का मन्दिर 
सर्वत्र नहीं है? सूय परमेश्वर का मन्दिर हैं। क्‍या सब 
नज्षत्र परमेश्वर के मन्दिर नहों ? हरएक वस्तु परमेश्वर का 
मन्दिर है । राम कहता है; प्रत्येक पदाथ इश्वर का मन्दिर हेँ। 
देह इश्वर का मन्दिर इसलिए हे कि वह आपसे अत्यन्त 
निकट है । 

प्रत्यक पदार्थ आपका परमेश्वर की शिक्षा देता है। प्रत्येक 
पदाथ का मूल परमेश्वर है। इस सम्बन्ध में राम आपसे एक 
बात कहना चाहता है; मानसिक पीड़ा, आन्तरिक शूल, 
चिन्ता या क्लेश से व्यथित सब लोगों को वह त्रकुण्ठ का एक 
संदेश देना चाहता 7? । 

सम्पूण विश्व के इतिहास के पन्‍नों में देश्वर ने यह सन्देश 
भेजा है। इंश्बर यह सन्देश तुम्हारी नाड़ियों में, तम्हारी 
स्‍्नायुओं भें, तुम्हारे मस्तिः्क्र में भेजता दे। प्रत्येक कुट्धम्ब 
में, हरणक परिवार मं, भगवान्‌ इस सन्देश का प्रचार कर रहा 
है । इस सन्देश को सुनो, इस पर ध्यान दो, ओर अपना उद्धार 
कर लो | यदि इस सन्देश पर ध्यान न दिया, इसका अनादर 
किया, तो अपने को फाँसी पर चढ़ा लोगे, मरोगे, नष्ट होगे । 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


२१७ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


मनुष्य दिन में कितनी बार मरता है ? जब आप भय- 
भीत या बहुत परेशान होते हो, जब कभी आप ऐसी भयद्भुर 
अवस्था में होते हो, तभी मृत्यु है; तब आप अन्‍्तस्थ 
परमेश्वर को भूल जाते हो । उसकी ओर ध्यान दो, और अपने 
को बचाओ । उसका निरादर करोगे, तो तरन्त विनष्ट हो 
जाओगे | ह 

यही फ़ानून ( द्वेबी विधान ) है-- निष्ठुर (0।॥॥7९) ८॥[7 )» 
अलंघध्य ( ५0)80 » बहुत सख्त ओर बड़ा कठोर है । यह 
हि ० अर आप ७. 
देवी विधान है। यह सन्देश क्या है ? उसे सुनो “जो पूज्य होना 
चाहते हैं, वे सूली पर लटकने को यातना भोगें ।” ईसा ने पहले 
सूली चढ़ने को तकलीफ़ उठाई, और बाद को पूजा गया। 
भगवान बुद्ध ने सूली (अति पीड़ा ) का कष्ट पहले उठायाः 
ओर फिर पूजा गया । सुक़रात ( विष की ) सूली चढ़ा, अर्थात 
उसने विष पीने की पीड़ा सही, ओर आज उसका शरीर पूजा 
जाता है। ब्रूनो पहले मरा और उसका सम्मान पीछे हुआ । 
भारत में हज़ारों सिद्ध ( महापुरुष ) बलिदान पहले हुए ओर 
पीछे पुजे । इन लोगों ने पहले मूल्य दिया, और पीछे 
पुरस्कार पाया | 

यह तथ्य है कि इन सब सिद्धों ने पहले क्रीमत दी; और 
पीछे अपना इनाम पाया। किन्‍्त संसार के दूसरे लोगों का 
क्या हाल है ? इस संसार के नर-नारियों की क्‍या बात है ! 
वे पहले ख़रीदना चाहते हैं, किन्त मूल्य देने से हटते हैं । परन्तु 
मूल्य देना होगा । ् 

हरएक ल्ाहता है कि वह पूजा जाय | पूजा के अथ हैं प्रम 
और आदर तथा सत्कार | हरएक प्रेम, आदर ओर सत्कार 
पाना चाहता है; ओर लोग चारों ओर भक्ति पाना चाहते 
हैं। वे अपने इद-गिद खुशामदों को चाहते हैं। सांसारिकता 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २१४ 


के इस रोग से, मिथ्याभिमान के इस रोग से, देह निमित्त प्रेम के 
इस रोग से, दूसरों की देह के लिए इस प्रम से; इस धद्धमूल 
रोग से, इस अज्ञान से जो तुम्हें शरीर में आत्मा का विश्वास 
कराता है ओर जिसके कारण तुम देह को अपने अन्दर का 
सार पदाथ समभने बकी भूल करते हो, इस अ्रज्ञान से जो 
अपने को पूजा जाने की लालसा में बदल लेता है, हरएक 
व्यक्ति संसार में व्यथा पा रहा है | बिना उचित मूल्य दिये इस 
रोग का, पूज्य होने की इस कल्पना का, आनन्द नहीं लूटा 
जा सकता | परमेश्वर का यह देवी विधान किसी को माफ़ 
नहीं करता, न तो इंसा को छोड़ता है ओर न कृष्ण को । इसा 
को क्रीमत देना पड़ी थी, पहले सूली मिली ओर पीछे वह 
पूजा गया । क़ानून के अनुसार सुक़रात ने पहल मूल्य दिया 
ओर पीछे वह पूजा गया । 

सब सिद्धों ने पहले मूल्य दिया ओर पीछे वे पूजे गये। 
तुम्हारे नेपोलियन, वाशिंगटन ओर अन्य महापुरुषों ने पहले 
मूल्य दिया ओर पीछे पूजे गये। न्यूटन ओर अन्य महापुरुष 
क़बत्र में जी रहे हें. अब वे क़त्रों में उन जीवनों को बिता 
रहे हैं, जो पहले बलिदान ( ८ापटहा०07 ) के जीवन थे। वे 
शरीर से ( अथांत्‌ देह-हृष्टि से ) ऊपर हैं, भूख ओर प्यास की 
पीड़ाओं से परे हैं । 

न्यूटन का जोवन-चरित्र पढ़ो, ओर तुम देखोगे कि अनेक 
बार वह भोजन करना भूल गया। इन लोगों ने पहले मूल्य 
दिया ओर पीछे पूजा पाई । 

क़ानून ( देवी विधान ) किसी को नहीं छोड़ता, वह व्यक्तियों 
का आदर नहीं करता: वह तुम्हारे पापियों यां पुण्यवानों 
( साधुओं ), तम्हारे सिद्धों या तत्त्वज्ञानियों का लिक्षज्ञ 
( पक्त ) नहीं करता । यह निष्ठुर ओर निदयी क़ानून ( विधान ) 


२१६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


है। तुम्दें अपने मामले में किसी विशेष व्यवस्था को आशा 
करने का क्या हक़ है ? अपने शरीरों के लिए विशेष आदर 
की आशा करनेवाले तुम काने हो? यदि दसरों के प्रिय, 
पूज्य या सम्मान्य होने की तम आशा करते हो, यदि 
दूसरों से तम आदर पाने आर बहुत कुछ समके जाने की इच्छा 
रखते हो, ता पहले तुम्द क्रीमत देनी होगी । 

'दी ज्योबेस! ( [॥0 |०७८5, यहूदित ) नामी नाटक में 
ज्योवेंस न जोज़क! की पूजा का पात्र बनना चाहा। अस्तु; 
पहले ही तम्हारी पूजा सही; उसकी पहिले पूजा हुई, क्िस्त 
उसे क़ीमत देनी हो पड़ी । यदि प्रकृति, विधान या परमेश्वर 
भी तम्हारा कुछ आदर करता है, और तम्हा)ं घर में कोई 
वस्त भेजी जाती है; तो यह मतलब नहीं है कि “बह” मूल्य 
ने सागेगा। यदि हमने पहले हो मूल्य दे दिया होता, तो 
बहुत अच्छा होता, किनत अब “उसने! किताब भेज दी है, ओर 
मूल्य का तक़ाज़ा बड़ा कड़ा है । 

याब्रेंस को जाज़कफा न पूजा और उच्त मूल्य दना पड़ा । पाँच 
वर्ष तक वह ग्रमोन्सत रहो, ओर बावलेपन में ऑय-बॉय-शॉय 
बकती रही । अज्ञान को दण्ड, मृल्य) देना होगा । 

हरणक उपन्यास या नाटक में जो हरएणक नायक ( :!७ | की 
दशा होती है, वही संसार के संपूण इतिहास में संधटित होता हे । 
इस परिन्छिन्न आत्मा से छुटकारा पाना ही '्राननं अथाव 
विधान है। करेबत़ तभी तृम्दें समुचित प्यार किया जायगा; 

अन्यथा कदापि नहीं । 

इच्छाओं की तृप्रि का उपाय यही है कि इच्जायं त्याग दी 
जाये । फ़ारसी में एक सुन्दर शब्द है, जिसे 'मतज्ञतर' कहते हैं । 
इस शब्द का एक अथ तो “कामना' है, और दूसरा अथ 
है कभी न माँगो। यह एक विचित्र शत्र है। वास्तविक 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २१ 


कामनायें, जो आप में हैं, उनकी तृप्ति के लिए उन्हें दर कर 
देना चाहिए | कामनाओं से ऊपर उठो; व्यक्तित्व से। इस लच्छ 

से ऊपर उठो। 

एक दीपक है। पतंगों को दीपक भाता है, वे उसे प्यार 

करन हैं, आर वे औते तथा अपनी देहां का उसके लिए भस्म 
कर देते हैं । एशिया में इस जल जाने को प्रेम का एक चिह्न 
समझा जाता है, आर लोग कहते हैं, “ये पतंगे दीपक स इतना 
प्रम करते है कि अपने को जला देते हैं ।”? 

वेदान्त कहता है, “नहीं, नहीं; पहले दीपक अपन को जलाता 
है, ओर तत्पश्चान्‌ प्यार किया जाता है ।” 

इसी तरह शरीर से ऊपर उठा; अपने इस व्यक्तित्व को 
जल! दो, इसका दाह करो, इस नष्ट करो, इसे भस्म कर दो, 
कंबल तभी तुम अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखाग; तब 
तुम्द पूजा जायगा; तब तुम्हारी कामना के पदाथ तुम्दारी 
उपासना करंगे। दूसरे शब्दों भें, अपना अहंकार त्यागो। 
यह कहना सहज ४, किन्‍न इसे अमल में लाना चाहिए । 

गिज्ञांधरों में हो तुम्हारा मामला इश्चर से समात्र नहीं 
हो जाता; सम्दिर्रा में तथा रीतियों को पूरा करने से ही तुम 
इेश्चर से छुट्टी आर म्वाघोनता नहों था सकते। इश्वर को 
दरबारदारी कर आने से काम न चलेगा। तुम्दें अपने जीवन के 
हरण्क दिन अपना अहंकार मुजा देना होगा | अपने मित्रजनों 
के साथ साधारण व्यवहारों में, बाज़ार भें चीज़ खरीदने में, नाते- 
दारों से अपने सम्बन्धों में; तुम्ह इसका अनुभव करना होगा । 

ज़रब का पहाड़ा पदनेवाले लड़के को ज़रब के क़ायदे 
सिखाये जाते हैँ | ज़रब के नियम लड़के के चित्त में जम जाते 
ओर उसे याद हो जाते हैं | किन्तु इतना ही काफ़ी नहीं होता । 


७ 


केवल उसकी बुद्धि ने ज्रेराशिक सीख लिया है, उसे तब तक 


२१८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


उसका अभ्यास करना होगा, जब तक उसका उससे मानों 
तादात्म्य न हो जाय, जब तक वह उसमें पूरा दक्ष न हो 
जाय । जब तक तुम्हें कोई नियम केवल कण्ठाग्र है, तब 
तक वह केवल तुम्हारे दिमाग में है, ओर तुम प्रायः ग़लतियाँ 
( भूले ) करोगे | भूलों से तब तक बचाव 'नहीं हो सकता; 
जब तक आप सेकड़ों-हज़ारों सवाल हल न कर डालें और उन्हें 
हस्तामलक न कर लें। केवल तभी तुम बिना भूलें किये सवाल 
हल करने के योग्य होंगे । 

ठीक यही बात, 'परिच्छिन्नात्मा का त्याग करो, तुम्हें इंजील 
में पढ़ने को मिलती है, ओर तुम इसे उसी तरह पढ़ते हो, जिस 
तरह एक लड़का त्रेराशिक सीखता है। किन्तु इतना काफ़ी न 
होगा, तुम्हें अपने नित्य के सम्पूर्ण व्यवहारों में इसे प्रयोग में 
लाना होगा, तुम्हें अपना चित्त इस पर एकाय करना होगा। 
इसका बार-बार प्रयोग ओर अभ्यास करना होगा, स्वाथ त्याग 
द्वारा सवाल लगाना होगा । 

बच्चों से अपनो बातचीत म॑ इस नियम को लागू करो | सड़क पर 
चलते समय अहंकार की विस्मृति करो | हँसी-दिल्लगी करते समय 
इस नियम को काम में लाओ। तुम्हें इस सवाल को अवश्य लगाना 
चाहिए, इस सवाल को जाँचना चाहिए। वेदान्त सीखना सहल 
काम नहीं है। बेदान्त की पुस्तक का पाठ सुगमता से तुम्हें 
सुनाया जा सकता है, किन्तु वेदान्त अपने आप ही तुम्हें सीखना 
होगा । निरन्तर अभ्यास, विवेक ओर वेदान्त में दक्षता प्राप्त 
करने से काम हलका हो जाता है । 

जब राम गणित-विद्या का अध्यापक ( [॥०।८५७०० ) था। 
तब वह गशित के सवाल उतनी ही जल्दी हल कर लेता था) 
जितनी शीघ्रता से वह उन्हें लिखता था। वे बड़ी सरलता से 
हथियाये जाते अर्थात्‌ विचार लिये जाते थे। क्‍यों ? कारण 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदास्तिक कल्पना २१६ 


यही था कि विभिन्न नियमों को राम ने यहाँ तक याद किया था 
कि वे उसकी उँगलियों के पारों पर मोजूद रहते थे। राम का 
अभ्यास इतना बढ़ा-चढ़ा था कि उदाहरणाथ १८ अंकों 
के गुण्यांक (१85) और १७ अंकों के गुणक का गुणन- 
फल राम तुरन्त एक क्षण में बता देता था । क्‍्योंकर ? 
अभ्यास की बदोलत | इस तरह तुम्हारा भगवत-मन्दिर केवल 
तुम्हारे हृदय में न होना चाहिए । वेदान्त का मन्दिर तो 
दुकान में है, सड़क पर है, तुम्हारे बिस्तर पर ( इस सत्य के 
मनन ओर अभ्यास करने में ) है, तुम्हारे अध्ययन में है, 
तुम्हारे भोजनागार में है, तुम्हारे बेठकखाने में है, और 
तुम्हारे बातचीत करने के कमरे में है | इन मन्दिरों में तुम्हें 
रहना ओर सत्य का अनुभव करना होगा। ये स्थान हैं, जहाँ 
तुम्हें अपने सवाल हल करना होंगे । 

जब राम लड़का था, एक दिन वह सड़क के किनारे एक 
किताब पढ़ता हुआ जा रहा था | एक भद्र पुरुष आया ओर 
उसने राम से दिलल्‍लगी की । उसने कहा--“तुम यहाँ क्‍या 
कर रहे हो ? युवक महोदय ! यह पाठशाला नहीं है, किताब 
अपनी अलग करो।” राम ने उत्तर दिया--“सम्पूर्ण विश्व 
मेरी पाठशाला है।” अब राम समभता है कि तुम्हारी 
पाठशाला क्या होनी चाहिए । 

यदि प्रतिदिन जीवन में वेदान्त पर अमल नहीं किया 
जाता; तो वह किस काम का ? किताबों में छपा हुआ ओर 
कीड़ों से खाये जाने के लिए अलमारी में रक्खा हुआ वेदान्त 
काम न आवेगा | तुम्हारा जीवन वेदान्त के अनुसार बीतना 
चाहिए । 

बेदान्त को अग्नि कहा जाता है। यदि वेदान्त हमारे संकट 


२२० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ओर पीड़ा को नहीं दर करता, तो यह देवी अग्नि उस श्रेणी 
की भी नहीं 'है, जिसकी कि भोतिक अग्नि; जो तुम्हारा 
भोजन पकाती है, जिससे तुम्हारी भूख बुकती है, ओर 
जिससे तुम्हारी सेदी दर होती है । यदि बेदान्त तुम्हारी 
सर्दी नहीं दूर करता, यदि वह तुमको सुमख्बी नहीं करता) 
यदि वह तुम्हारे बोक्ों को नहीं दूर हटाता, तो उसे 
ठुकराकर फेंक दो । तुम तभी वेदान्त सीखते हो, तुम 
तभी उसे प्राप्त करते हो, जब तुम डसे बरताव € अमल ) में 
लाते हो । 

एक समय युधिष्ठिर नाम का एक व्यक्ति था। वह भारत 
के सिंहासन का युवराज था । उसके बचपन की एक 
कहानी प्रचलित है | अपने छोटे भाइयों के साथ वह पाठशाला 
में पहला था। उसके बहलतेरे भाई थे। एक दिन बड़े गुरु 
परीक्षकजी, उन लड़कों की परीक्षा लेने आये। आचायजी ने 
आकर पूछा।क तम लोगो न कहा तक पढ़ा 4 । युवका न जो कुछ 
पढ़ा था, वह गुझ के सामने रस दिया। जब युभिप्ठचिर की 
बारी आई, तब फिर गरुजी ने वही सामान्य प्रश्न किया, 
ओर युधिप्ठिर ने पहली पुस्तक खोलकर हप व प्रसन्नता भरे स्वर 
में बिना ज़रासा भी ललित हुए कहा--भैते तो बशमाला 
पढ़ी है, ओर पहला वाक्य पढ़ा है।” गुरू ने पहला वाक्य 
दिखाकर कहा - “बस, इतना ही ?” गुरू ने कहा--“ओर भी 
कुछ दुमने पढ़ा है १” युवराज ने मिमककते हुए कहा--“दूसरा 
वाक्य ।” राजकुमार ने; प्यारे छोटे बालक ने तो यह प्रसन्नता- 
पूतेक और सहणे कहा । किन्तु गुरुजी रूष्ट हो गये, क्योंकि वे 
उससे अधिक विद्या और अधिक बुद्धि का अधिकारी होने की 
श्राशा करते थे, न कि घोंधे की सी सुस्ती ( चाल ) | गुरुजी ने 
उससे अपने सामने खड़े होने को कहा | गुरु बड़ा निदयी था । 


जिलल्‍्द तीसरी मांस खान की बरेदान्तिक कल्पना २२१ 


उसन विचारा “छुड़ी स काम न लंना लड़क॑ का बिगाड़ना 
हैं ।” ( तम जानते हो कि अध्यापक समभते हैं कि लड़कों पर 
छांड़या ताड़े डालने से उनका सुधार हो जाता हैँ, ऑर 
जितनी ही अधिक छड़ियाँ वे लड़कों कॉ पीटने में तोड़ेंगे, 
उतना ही लड़के" सुधरेंगे ।) मन की इस अवस्था ने गुरु को 
अत्यन्त निदेयी बना दिया, ऑर उसन युवराज को ठाकना 
तथा मारना शुरू किया, किन्तु युवराज सावधान रहा | वह 

ले की तरह प्रसन्न रहा, वह सदा की भाँति खुश रहा। 
गुरु ने कई मिनटों तक उसे पीटा, किन्तु राजकुमार के सुन्दर 
मुख पर क्रोध या चिन्ता; भय या रंज का कोई चिह्न नहीं 
दिखाई दिया। तब तो युवराज का चेहरा देखकर गुरुजी को 
तरस आ गया; मानों पत्थर भी तो पिघल जाता हे। गुरु ने 
विचार किया और अपने मन में कहा, यह मामला क्‍या है !? 
यह बात क्‍या है कि यह राजकुमार, जो अपने एक शब्द से 
मुर्के बरखास्त करवा सकता है, ओर जो एक दिन मुझ पर 
ओर समग्र भारत पर हुकूमत करेगा। इतना शान्त हे? मैंने 
उस पर इतनी कठोरता की, ओर वह जरा सा भी नाराज़ नहीं 
हुआ । मेंने एक समय अन्य भाइयों पर सख्ती की थी और 
वे बिगड़ गये, ओर उनमें से एक ने तो छुड़ी पकड़कर मुझे 
पीटा था; किन्‍्त इस युवराज ने अपना मिज़ाज ठीक रक्‍खा | वह 
प्रसन्न है, शान्ति और अविचलता उसके मुख पर विराज 
रही है। तब गुरु की दृष्टि पहले वाक्य पर पड़ी; जो युवराज ने 
पढ़ा था। 

आप जानते हैं; भारत में प्रारम्भिक पुस्तकें कत्तों और 
बिल्लियों की कहानियों से नहीं शुरू होतीं । भारत में 
प्रारम्भिक पुस्तक इश्वर से, और सदुपदेश से शुरू होती हैं। 
संस्कृत पुस्तक में वणमाला के बाद पहला वाक्य था, “कभी 


र्श्र स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


छ्ुब्ध मत हो, कमी विकल मत हो; क्रोध न करो |” दूसरा 
वाक्य था। “सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो ।” युवराज ने कहा 
था कि उसने पहला जुमला पढ़ लिया है, किन्तु दूसरा जुमला पढ़ 
लेने की बात उसने भिमककते हुए कही थी। अब गुरुजी की 
दृष्टि पहले जुमले “कभी क्ुब्ध मत हो, क्रोध न करो” पर पड़ी, 
आर फिर उन्होंने युवराज के मुख की ओर देखा | गुरुजी की एक 
आँख युवराज के चेहरे पर थी ओर दूसरी आँख पुस्तक के जुमले 
पर ।। तब तो वाक्य का अथ उसके चित्त में कोंध गया। 

तब तो युवराज के चेहरे ने जुमले के अथ कह दिये। 
युवराज का चेहरा पुस्तक में लिखे हुए जुमले “कभी क्रोध न 
करो” का अवतार था। युवराज के शान्‍्त; म्थिर, उज्ज्वल, 
प्रसन्न, सहष ओर सुन्दर मुख ने “कमो क्रोध न करो” 
वाक्य का अथ गुरुजी के हृदय में जमा दिया । 

अब तक तो गुरुजी जुमले को केवल लाॉँघ गये थे, 
उन्होंने वाक्य का सारांश पहले केवल ओठों से रट रक्‍खा 
था। अब उन्होंने जाना कि यह वाक्य केवल तोते की तरह 
कहने के लिए नहीं है, अमल में लाया जा सकता है) 
काय में परिणत किया जा सकता है, ओर तब गुरुजी ने 
अनुभव किया कि भेरी विद्या कितनी तुच्छ हे। वह अपने 
मन में लज्जित हुए कि मेंने पहला वाक्य भी ( वास्तव में ) 
नहीं पढ़ा है, जब कि उस युवराज ने उसे बास्तव में पढ़ 
लिया है। आप समझ सकते हैं कि युवराज के लिए कोई 
चीज़ का पढ़ना उसे केवल जिह्ाग्न कर लेना नहीं था, किन्त 
पढ़ने का अथ, अमल करना, काय में परिणत करना; 'अनुभव 
करना, बोध होना ओर स्वयं उसका रूप बन जाना वह 
सममता था । युवराज के लिए पढ़ने का अथ यही था । 

ल्‍यों ही गुरुजी ने पढ़ने का अथ सममा, त्यों ही उनके हाथ 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २२३ 


से छड़ी गिर पड़ी, उनका हृदय कोमल हा गया। उन्होंने 
युवराज को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और उसका 
मस्तक चूमा | साथ ही उन्हें अपनी मूखता का और अपने 

व्यावहारिक विद्या के अभाव का यहाँ तक बोध हआा 
कि उन्हें अपने पर॑ शम आई, और युवराज की पीठ ठोककर 
उन्होंने कहा; “पुत्र ' प्रिय राजपुत्र | कम से कम एक वाक्य 
ठीक ठीक पढ़ लेने के लिए में तुम्हें बधाई देता हूँ। में तम्हें 
बधाई देता हूँ कि कम से कम एक वाक्य तो घम-ग्रन्थों का 
तुमने यथाथ में पढ़ लिया है। अरे ! में तो एक वाक्य भी 
नहीं जानता, मेंने तो एक जुमला भी नहीं पढ़ा है, क्योंवि 
मु्के क्रोव आ जाता है ओर में क्षुब्ध हो जाता हूँ, सड़ी सी 
भी बात मुझे रुष्ट कर सकती है। ऐ मेरे पुत्र ! मुझ पर दया 
कर, तू अधिक जानता है; तू मुझसे अधिक पठित है|” जब 
गुरुजी ने यह कहा, जब उन्होंने युवराज को उत्साहित कियाः 
तब युवराज ने कहा, “पिता ! पिताजी ! मैंने अभी यह वाक्य 
अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, क्‍योंकि मुझे अपने हृदय में 
कोप ओर रोष के कुछ लक्षण जान पड़े थे । जब पाँच मिनट 
तक मुझे ताड़ना मिली, तब मुझे अपने हृदय में कोप के कुछ 
चिह्न मालूम हुए थे ।? इस तरह पर उसने दूसरे वाक्य के अथ 
भी बतलाये, इस तरह पर वह सत्य बोला, जब कि अपनी 
आन्तरिक दुबंलता छिपाने का उसके लिए प्रत्येक प्रलोभन 
था, ऐसे मोक़े पर जब कि उसकी ख्शामद हो रही थी। 
अपने अन्तःकरण में गुप्त दुबलता को अपने ही कर्मों से 
प्रकट करके युवराज ने सिद्ध कर दिया कि उसने 
दूसरा वाक्य “सत्य बोलो' भी पढ़ लिया है । अपने 
कार्या से, अपने जीवन द्वारा उसने दूसरे वाक्य पर भी 
अमल किया। 


२२७ स्वामी रासतीथ जिल्द तीसरी 


पढ़ने का यही तरीक़ा है, वेदान्त सीखने की यही शैली है, 
वेदान्त पर अमल करो, वेदान्त का अभ्यास करो । 

अब राम कहता है कि दसरा तुम्हारा उद्धार नहीं 
कर सकता, तुम्हें स्वयं अपना उद्धार करना होगा, अपने त्राता 
हम आप ही हैं। प्रातःकाल जब आप <£ का उच्चारण करते 
हो, तब वेदान्त पर अमल करन का; वेदान्त के अभ्यास 
करने का हृढ़ ओर प्रबल निश्चय करो। जो कोई भी काम 
आप अपने ऊपर लो, उसे प्रारम्भ करने से पहले सावधान 
हो जाओ | नदी में नहाने को जाते समय जिस तरह आप 
तेरन के लिए अपने को तेयार करते हो, उसी तरह जब 
कोई काम आप शुरू करो, जब आप किसी मनुष्य से भेंट 
करने जाओ, जब आप किसी व्यक्ति से मिलनेवाले हो, तब 
पहले अपने को माग के लिए तेयार कर लो | जब आप नदी 
में नहाने जाते हो, तब जिस तरह अपने कपड़े खोल डालते 
हो, उसी तरह अपने को इस मिथ्या अहंकार से; इस 
व्यक्तित्व से, इश्वर के इस मन्दिर से, नग्न कर लेना चाहिए | 
अपने को सिश्याभिमान-मात्र से शून्य कर लो; अपने को 
इश्वर जानो, और अपने सच्चे आत्मा का अनुभव करो, 
ओर हरएक शरीर में इश्वर को देखने का हृढ़ निश्चय करो। 
जब किसी मित्र के पास जाओ, या जब कहीं भी आप जाओ, 
तब तेयार होकर जाओ | ओर जब आप ऐसे करने को प्रस्तुत 
होगे, तव आप असफल न होगे, आपका धड़ा ठीक रहेगा, 
अथांत्‌ आप सावधान रहोगे। आप कुछ खोओगे नहीं। जब कोहे 
काम हो जाय ओर आप मित्र के घर से लौटो, या जिस किसी 
से भी मिल कर लोटो, तब फिर अपने को तेयार करो । 

जब आपके हाथ मैले हो जाते हैं; तब आप धो डालते हैं । 
यदि कोई सज्जन या भद्र महिला कपड़े पर धब्बा देखती है, 


जिलल्‍्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २२४ 


तो तुरन्त उसे साफ़ करने का यत्न करती है। इसी तरह, 
ऐसी सोहबत में समय बिताने के बाद कि जहाँ आपका व्यक्तित्व 
ओर अहंभाव उत्पन्न हुए थे, ऐसे संगियों से अलग होने के 
बाद तुरन्त ही पडुला कत्तव्य यह है कि आप॑ अपने हाथ धो 
ढालो, अथांत्‌ उनसे निलिप्त हो जाओ और फिर ईश्वर होकर बेठो । 

पुनः जब आप रुष्ट और पीड़ित हो, जब आपका धड़ा 
दीक न हो, अथोत्‌ जब आप अम्धिर-चित्त हो, तब आपको 
क्या करना चाहिए ? समान भार करने अर्थात स्थिर चित्त करने 
की उसी शेली का अनुसरण करो । 

वदद्य का तराज़ हवा के कारण जब हिल जाता है, तब 
पलड़े ऊपर-नीचे लहराने लगत टें। इसका थे (थद्य ) क्या 
इलाज करत हें ? वे उसे किसी निश्चल स्थान में रख देत हैं 
ओर फिर वह समय आ जाता है, जब घड़ा ठीक हो जाता 
है, और पलड़े अचल हो जाते हैं । इसी तरह, जब आपका चित्त 
ठउयग्र या रुष्ट हो जाया तब अपने को एक कमरे में बन्द 
कर लो, मित्रों का साथ छोड़कर एकान्त में चले जाओ। 
समय ओर एकान्त आपको बलवान बना देंगे। ४ का उच्चारण 
करो ओर वेदान्त का मनन करो, अपने इश्वरत्व को, अपनी 
दिव्यता को सोचो ओर अनुभव करो, ओर आपको शीघ्र ही 
अपनी पृबस्थिति पुनः प्राप्त होगी, आपका घड़ा बंध जायगा और 
ग्राप शान्त हो जाओगे । 

यदि तुम समझो कि तुम्हारा अन्तःकरण उद्दिग्न या कृपित 
है, यदि तुम्हारी समझ में आवे कि तुम्हारा चित्त खिन्न है, 
यदि क्रोध, बेर, चिन्ता या भ्रय का भाव तुम्हारे चित्त में 
वतमान हो; तो तुम्हें क्या करना चाहिए ? अरे ! तुम्हें 
किसी को अपना मेह दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। 
चेचक के दानोंवाला मुख किसी को न दिखाया जाना चाहिए। 


२२६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


तुम्दें अपने को गमनागमन-निषिद्ध स्थान ( वृषणधाक्या॥० ) 
में बन्द कर लेना चाहिए। तुम हैज़े से आक्रान्त हो, तुम 
प्लेग-पीड़ित हो, तुमको एक संक्रामक बीमारी ( (:०7:98!0प५ 
05८४७८ ) हो गई है; ओर समाज में उपस्थित होने का 
तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने 'को चंगा करो, तब 
बाहर आओ | 

अस्तु, यदि किसी महिला या भद्र पुरुष का चेहरा या 
पोशाक ख़राब हो जाय) तो वह कभी समाज में न सम्मिलित 
होगा । इसी तरह, यदि तुम्हारा अन्तःकरण मलिन हो गया 
है, यदि तुम्दें कोई संक्रामक बीमारी हो गई है, या यों कहिये, 
यदि तुम्हारी वास्तविक प्रकृति हैज्े से पीड़ित है, तो समाज 
में कदापि न मिलो-जुलो, अकेले बेठो; * उच्चारण करो), 
ईश्वर का अनुभव करो, ओर जब तुम ईश्वर को विचारने 
लगो, जब तुम ईश्वर का अनुभव करने लगो, तब बाहर 
आओ ' 

राम तुमसे कहता है कि जब तुम इस शक्ति का अनुभव 
करने लगोगे, तब तुम्हें अपने जीवन में एक विशेष अन्तर 
प्रतीत होगा । 
लोग फल खाना चाहते हैं, किन्तु फलनेवाले बृतक्ष को 
ही वे काट डालना चाहते हैं । वे प्रसन्न होना और सुख भोगना 
चाहते हैं, किन्तु वे जीवन को सत्यत्रती नहीं बनाना चाहते। 
सुख-भोग और आनन्द केवल तभी किसी व्यक्ति को मिलता 
है, जब वह अपनी ईश्वरता में रहता है, अपने परमेश्वरत्व में 
रहता है । 

लोग चाहते हैं कि इन शरीरों की पूजा हो, वे इन क्ुद्र 
शरीरों के लिए सब आराम चाहते हैं, किन्तु वे मूल्य देने से 
भागते हैं| परन्तु इससे काम न चलेगा । आप शहरों में 


जिल्द तीसरी मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना २२७ 


रह सकते हो, यह भागीरथ श्रम आप अपने भीतर कर सकते 
हो, यह सम्भव है, यह आपके अपने तेज पर निभर है। 

राम आपसे कहता है कि में भय से, चिन्ता से, रोष से 
परे हूँ। किन्तु निरन्तर साधन से इसकी प्राप्ति हुई है। 
निरबंलता और श्रन्धविश्वास के श्रत्यन्त गहरे गढ़े से अभ्यास ने 
राम को उपर निकाला है। एक समय राम अ्रत्यन्त अन्ध- 
विश्वासी था, हवा का हरएक मभकोरा राम के चित्त की 
समता को बिगाड़ देता हे था। पर अब सब अवस्था में चित्त 
अचल ओर सम रहता है। यदि एक आदमी ऐसा कर सकता 
है, तो आप भी कर सकते हो । 

$ | #$ |] &# !! 


कक 


' में प्रकाश-स्वरूप 
( १३ जनबरी १६०४ को डेनबर, कौलोरेडो में दिया हुआ व्याख्यान ) 


शुद्धात्मा ( सत्यस्वरूप ) क्‍या है ? देह सत्यस्वरूप नहीं 
है, न चित्त ही असली अपना आप है, न यह प्राण ही 
वास्तविक आत्मा है।आप कैसे जानते हैं कि दुनिया है? 
अपनी चेतना ( ( 005८0050५5७ ) कृः द्वारा । आपकी 
चेतना को भी तीन प्रकार के परिवतनों या बृत्तियों के 
अधीन होना पड़ता है । एक जाग्रत-चेतना है, एक स्वप्न- 
शील चेतना है, ओर गाढ़ निद्वित चेतना भी है । आप- 
की चेतना ताप-मापक ( (९४707760८। ) या वात-मापक 
( 927०07९(८ ) यंत्र के समान है। बह ताप ( (>ताएएावाप्रा८ ) 
या संसार की गुरुता ( [7४४5५८ ) को मापती है 

जाम्मत्‌ दशा में चेतना सूचित करतो है कि संसार ठोस है 
कठोर है, अपने क़ानूनों और नियमों भें ठसा हुआ है। 
स्वप्नावस्था में चेतना का निणय बिलकुल भिन्‍न दे । किन्तु स्वप्न 
ओर. निद्रा की अवस्थाएं भी ठीक उतनी ही प्रबल हैं, जितनी 
कि जाग्रतू-अवस्था । फिर हम देखते हैं कि आपका निद्रागत 
अनुभव ठीक उतना ही समय लेता है, जितना कि जाग्रत्‌ काल 
का अनुभव । अपने जीवन में आप उतना ही साते हैं, जितना 
जागते हैं । एक बच्चा, मानों, हर समय लिद्वित ही है। 


यह अनुभव सारे संसार को होता हैँ । गाढ़ निद्रा या. 
स्दृप्नावस्था को चेतना के निश॒य जाग्रतू-अवस्था की चेतना 


फ्रे निएय या ज्ञान का पूण रूप से खंडन करते हैं । 
अब वास्तविक वस्तु वह है, जो कल, आज और सदा 


ब्द 


जिल्द तीसरी में प्रकाश-स्वरूप हूँ २२६ 


एकसाँ है । सभी को सत्य की यह कसौटी मान्य हे । 
जो कायम रहता है, वह असली है। अधिपष्ठान अर्थात्‌ 
द्रष्टा के स्थिति-बिन्दु से यह चेतना तीन विभिन्‍न रूप 
ग्रहण करती है। जाग्रत्‌ दशा में यह चेतना दह से अपनी 
अभेदता स्थापित करती है और जब आप 'में! शब्द 
का प्रयोग करते हैं, तब आपको इस शरीर, इस देह-चेतना 
का बोध होता है | स्वप्ननील अवस्था भ॑ वह बिलकुल 
दसरी दी दशा धारण करती है | आप बदल जाते हैं । 
स्वप्नशील द्रष्टा वेसा ही नहीं है, जेंसा कि जाग्रत-द्रष्टा है । 
आप अपने सम्वप्लों में अपन को निधन पाते हैं, यद्यपि 
आप धनी हैं । आप अपने को शत्रओं से घिरा हुआ 
पाते हैं, आपका घर अग्नि से नष्ट हो जाता है, और आप 
विवद्ध जीते बचते हैं । अपने स्वप्न मे आपने चाहे कुछ 
पानी पिया हो, किन्तु जागन पर आप अपने को प्यासा 
पाते ह । स्वप्नशील द्रष्टा जाग्मन-द्रष्टा से भिन्‍न है | इस 
तरह चेतना स्वप्न की अवस्था म॑ एक रूप धारण करती 
है, ओर जाग्रत-अवस्था में दूसरा; ओर गाढ़ निद्रावस्था में 
तीसरा रूप धारण करती है। आपकी चेतना तब (€ गाढ़ 
निद्रा में ) शून्यता से अपनो अभेदता स्थापित करती है । 
आप कहते हैं “मुझको इतनी गहरी नींद आई कि मैंने कोई 
स्वप्न भी नहीं देखा ।” गाढ़ निद्रा की दशा में आपमें 
कोई चीज़ है, जो बराबर जागती रहतो है । जो नहीं सोती, 
बही आपका वास्तविक आत्मा (स्वरूप ) है। बह विषयाश्रित 
चेतना से प्रथक है; वह शुद्ध चेतना है । बह अआापका स्वरूप 
( अपना आप ) है । 

एक मनुष्य आता ओर कहता है, “कल रात को बारह 
बजे में आडवे स्ट्रीट पर था, और मेंने कुछ नहीं देखा। उस 


२३० स्थामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


समय वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था।” हम उससे कहते हैं कि 
वह अपना बयान लिख दे कि उक्त सड़क पर अमुक समय पर 
एक भी व्यक्ति मोजूद नहीं था| वह मनुष्य कहता है कि यह 
बयान सत्य है, क्योंकि में प्रत्यक्तदर्शी गवाह हूँ। तब प्रश्न किया 
जाता है, “तुम कोई चीज़हो या नहीं हो? यदि यह बयान 
तम्दारे प्रमाण पर हम मानें, तो यह आत्मविरोधी है| यदि यह 
बयान सत्य है, तो आप वहाँ मोजूद थे ।” 

जब कोई गाढ़तम निद्रा में है, तब वह जागने पर कहा करता 
है कि मेने कोई स्वप्न नहीं देखा। हम कहते हैं, भाई ! तुम 
यह बयान तो करते हो कि वहाँ कुछ नहीं था, किन्त इस 
बयान के सही होने के लिये त॒म्हें आकर गवाही देना पड़ेगी । 
यदि आप वस्तृतः गेरहाज़िर थे; तो यह गवाही आप कैसे 
देते हो ? आपमें कोई चीज़ ऐसी है; जो उस गाढ़ निद्रा में 
भी जागती है। बह आपका वास्तविक स्वरूप ( आत्मा ) है, वह 
चेतनस्वरूप वा ज्ञानस्वरूप ( 30०४०॥7॥८ ७) 0 (१४० प८ 
८०॥5८४०पढ८५७ ) है । 

देखिये, इससे सारे संसार का प्रसार केसे होता है। 
नदियों को देखिये। उनकी तीन दशायें होती हैं, एक हिमानी 
( ४१४८८। » दूसरी छोटे चश्मों ओर नालों की | बरफ़ पिघलते 
ही नदी बहुत ही कोमल, शान्त और शिशु अवस्था में होती 
है । तीसरी दशा वह है, जब नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदान में 
उतर आती है, ओर बड़ी उत्पातिनी होती है तथा कीचड़ से भर 
जाता है। ये तीन दशायं हैं । 

पहली दशा में पहाड़ों में, बरफ़ में, सूर्य का प्रतिबिम्ब 
नहीं दिखाई पड़ता । दूसरी और तीसरी में बह ( सूर्य का 
प्रतिबिम्ब ) दिखाई देता है। दूसरी दशा में नदी जद्दाज़ या 
नौका को चलाने के लायक़ नहीं होती । वह किसी व्यावह्यरिक 


जिल्द तीसरी में प्रकाश-स्वरूप हूँ २३१ 


काम की नहीं होती, तथापि वह बड़ी सुन्दर होती है। 
तीसरी दशा में वह नाव या जहाज़ चलाने के लायक़ द्ोती है, 
ओर खेतों तथा घाटियों को भी उपजाऊ बनाती है। सो हम 
देखते हैं कि दो चीज़ें मोजूद थीं, एक सूयथ और दूसरी नदी । 

एक आपकमें सर्यों का सू्य है, जो गाढ़ निद्राबस्था में 
परमेश्वर है । वह सूर्यो का सूर्य जमी हुई बरफ़ पर चमकता 
है। वह सूर्यो का सूय) अचल, अव्यक्त, साक्षी है। जब वह 
सूय सुपुप्तिकाल की शून्य अवस्था पर कुछ समय तक चमकता 

हता है, तव आपमें वह सूर्यों का सूथ अपन को चमकीली, 
गरमानवाली हालत में रखता है, ओर आपके कारण-शरीर 
को पिघलाता है, तब उस शून्यता से स्वप्नशील दशा प्रवाहित 
होती है। यही इंजील कहती है, “परमेश्वर ने शून्य से संसार 
की सृष्टि की ।” परमेश्वर था अर वह वदी था, जो पहली 
दशा में शून्य कहा जाता है। जिस तरह सूय बरफ़ से नदियाँ 
पेदा करता है, टीक उसी तरह जब सूर्यों का सूय, जो आपके 
भीतर परमेश्वर है, देखन-मात्र शून्यता पर ( जिसे हिन्दू माया 
कहते हैं । ) चमकता है, तब उसी बक्त द्रष्टा और दृश्य पदाथ 
बाहर बह निकलते है । द्रष्टा के अथ ज्ञाता हैं ओर दृश्य पदाथ 
वह है, जो देखा वा जाना जाता है । 

स्वप्नावध्था का अनुभव जाग्रत-अवस्था के अनुभव के लिये 
किक का आप 
वसा ही है, जैसा नन्‍्हा। छोटा नाला मद्रान्‌ नदी के लिये 
है। लोग कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा के रूप में 
बना है । गाढ़ निद्रा में आपमें कोई अहंभाव नहीं है। 
किन्त स्वप्न और जाग्रत-अवस्था में आफ्से अहंभाव 
है । स्वप्न और जाग्रत-दशा में आप परमेश्वर का प्रतिह्निम्ब 
रखते हो। असली आत्मा परमेश्वर है, सूर्य है, न कि यह 
प्रतिबिम्बित सूरत ( मूति )। स्वप्न में आप सब प्रकार की 


२३२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


जें देखते हैं । किसी वस्तु को ( स्वप्न में ) देखने के लिये, 
किस प्रकाश में आपको उसे देखना पड़ता है ? वह चन्द्रमा 
का प्रकाश है या नक्षत्रों का या भीतिक सूय का कि जो हमें 
स्वप्न में वस्तुओं को देखने की शक्ति देता है? किसी का 
भी नहीं । फिर वह कोन-सा प्रकाश है, जो स्वप्न में सब 
प्रकार की वस्तु देखने के योग्य बनाता है ? वह आपके 
अन्दर का प्रकाश है। वह वही प्रकाश है, जो प्रत्येक पदाथ 
को हृष्टि-गोचर बनाता है। यह प्रकाश जो स्वपन में सब प्रकार 
की वस्तुओं को देखने की शक्ति आपको देता है, केवल 
गाढ़ निद्रावस्था में स्वच्छन्द रूप से चमका था। स्वप्न में वह 
पदार्था को अवलोकनीय बनाता है | इस तरह पर घनसुषप्षि 
में ओर स्वप्नावस्था में भी वह प्रकाश निरन्तर रहता है । स्वप्न 
में यदि आप चन्द्रमा देखते हैं, तो चन्द्र ओर साथ ही उसके 
प्रकाश की स्थिति का भी कारण आपके अन्दर का प्रकाश है । 

आज यह सिद्ध किया गया है कि तुम प्रकाश-स्वरूप हो, 
तुम प्रकाशों के प्रकाश हो | जैसे कि नदी के संबंध म॑ जानते 
हो कि उसके मूल में भी वही सूय्य है, जो मुहाने पर डै; उसी 
तरह असली आत्मा तुममें सुपरुप्ति, स्वप्न ओर जाग्रत-द्शा 
में वही हैँ। तुम वही हो। अपने को उस अंतर्यामी आत्मा 
से अभेद कर दो, तब तुम बलिप्ठ ओर शक्ति से पूण होते हो । 
यदि आप चंचल, परिवतनशील वस्तुओं से अपनी अभेदता 
कायम करते हो, तो आप उस लुढ़कते हुए पत्थर के समान हो 
जाते हो कि जिसमे काइ या सेवार नहीं जमती | सूय केवल एक 
ही नदी के उत्पत्ति-स्थान, बीच और मुहान पर नहीं हे, किन्तु 
दुनिया की सब नदियों की सब अबस्थाओं में भो वही है । 

आपमें जो प्रकाशों का प्रकाश है, वह दुनिया के सब लोगों 
की सुषुप्ति, स्वप्न ओर जाग्रतू-अवस्थाओं का वास्तविक आत्मा 


जिल्द तीसरी में प्रकाश-स्वरूप हैँ २३३ 


है । बह प्रकाश उन पदार्थों से निन्‍न नहीं है, जिन पर वह 
चमकता है। आप वह प्रकाशों के प्रकाश हो। इस विचार 
( ख्याल ) पर टिको कि में ग्रकाशों का प्रकाश हैं । वही में 
हूँ । प्रकाशों के प्रकाश से अपनी अभिन्‍नता क़ायम करो । वही 
आपका असली स्वरूप हूँ । कोइ डर नहीं; कोई भिड़कियाँ नहीं, 
कोई शोक नहीं, सबत्र वह है। प्रकाशों का प्रकाश, अविन्छिन्न, 
निर्विकार, कल्न और आज तथा सदा एकरस । में प्रकाशों 
का प्रकाश हूँ। सारी दुनिया केवल लहरें, केबल तरंगें और 
चक्कर जान पड़ती है । 

कुद्रात्मा वा परिच्छिन्नात्मा' को जो पर्दा घेरे हुए है, उसे 
हटाने में निम्न-लिखित उपाय बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा । 

लोग कहते हैं, “सैर करते समय बातचीत के लिये एक 
मित्र होना चाहिये ।” नीचे लिखे कारणों से यह कथन भ्रमजनक 
वा असत्य है :-- 

प्रथम--जब हम अकेले चलते हैं, तब हमारी साँस स्वाभाविक, 
तालबद् ओर स्वास्थ्यकर होती हैं । इस कारण से, 
काट ( !९४४! ) अपन जीवन के अन्तिम भाग में सदा 
अकेला सेर करता था, ताकि साँस का ताल बराबर बना 
रहे, ओर उसने अच्छी दीघ आयु पाइ। जब हम अकेले 
चलते हैं, तब हम नथनों से साँस ले सकते हैं; किन्तु जब 
हम बातें करते होते हैं, तत्र हमें अपने मुख से साँस लेनी 
पड़ती है। नथनों से साँस लेना सदा शक्तिवद्धक है, ओर 
फेफड़ों को बलवान बनाता है। परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों 
में साँस भरी, मुख में नहीं । हम मुख से साँस बाहर 
चाहे निकालें, किन्तु भीतर सॉँस सदा नथनों से हमें खींचना 
चाहिये । जो हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, वह नथनीं के 
बालों से छन कर जाती है । 


२३४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


द्वितीय-जब हम अकेले विचरते हैं, तब हमारी विचार 
करने की अति सुन्दर वृत्ति होती है, और उत्कृष्ट विचार 
उस समय मानों हमें खोजते हैं | लॉड क्लाइब ( ..30 (:॥४९ ) 
को किसी तरह इस रहस्य का पता लग गया, ओर भारतीय 
राजनीति के जब किसी अत्यन्त पेचीदा मसले पर उसे 
विचार करना होता था, तब वह टहलने लगता था | इस तरह 
टहलना बुद्धि की वृद्धि में बहत ही उपकारी है। जब हम 
किसी के साथ चलते हैं, अथवा ऐस लोगों के साथ चलते 
हैं, जो सदा अपने विचार बलात हम पर लादत रहते हैं, 
तब हम मोलिक ओर उत्कृष्ट विचारों को अपने पास आने से 
रोक देते हैं, जो अन्यथा हम पर अवश्य कृपा करते । 

तृतीय--आध्यात्मिक स्थिति-विन्दु स | अकेले चलते समय 
विभाजक शक्तियों और प्रतिकूल ( विपरीत ) तत्त्वों को चित्त 
भिटक देता है, और उसे अपने केन्द्र तथा आत्मा की विश्रान्ति 
रूप भावना का लाभ होता है, और म्वयं उसे भोगने का वह 
अवसर पाता है। सम्पूर्ण कायब्यूह ( शरीर-यंत्र ) में तेज वा 
बल का संचार हो जाता है । 

यह आत्म-सूचना ( बुद्धि ) अपने आपको दो कि “में आन 

स्वरूप हूँ, में प्रकाशों का प्रकाश हूँ ।” अपनी उच्चतर शक्तियों 
का उत्कप करने में इस विचार पर ज़ोर देना चाहिये। चॉँदनी 
में या प्रातःकाल चलने में अकथ लाभ हैं, जिनका लगाव इसी से 
है । अस्त या उदय होते हुए सूर्य की ओर मुख करके चलो, 
नदियों के तटों पर सेर करो। जहाँ शीतल पवन के भकोरे 
आते हों, वहाँ, टहलो, तब आप अपने को प्रकृति से एकतान 
पाओगे, विश्व से एकताल पाओगे । 

उऊ । 35% || 35 |! 


करके कल. ७-2 है "का कर ?पपमकाए 5 /सा>५ "कार 2१३ रकपकर कक 


केन्द्रव्युत न हो 
( ता० ६ जून १६०२ को केसिल स्प्रिग्स में दिया हुआ ब्या' यान ) 


यहाँ के लोगों का ढंग यह है कि भोजन करते समय 
बातचीत करते रहते हैं, किन्तु भारत में दूसरी ही चाल है। 
वहाँ भोजन करते समय बातचीत नहीं की जाती | आप 
जानते हैं कि वहाँ भोजन करते समय प्रत्येक व्यक्ति को खाने 
की क्रिया मानों धार्मिक भाव से करनी पड़ती है, उसे पवित्र 
कृत्य बनाना पड़ता है | आपके मुख में जानेवाल भोजन 
के हरएक ग्रास के साथ आपको इस विचार पर ध्यान देना 
होता है कि यह कोर (ग्रास ) बाह्य संसार का प्रतिनिधि है, 
ओर इस प्रकार में सम्पूण (विश्व को अपने में सम्मिलित कर 
रहा हूँ । ओर वे खाते समय निरन्तर इस विचार को अपने 
चित्त में रखते हैं ओर + जपते रहते हैं, मन से अनभव करते 
ओर समभते जाते हैं कि सम्पूर्ण संसार मुझमें सम्मिलित है। 
35, ३५ विश्व मुभमें है, दुनिया मेरी देह है। इस प्रकार, प्रत्येक 
ग्रास के साथ वे आध्यात्मिक बल प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक 
ओर शारीरिक भोजन साथ-साथ होता है। सारी दुनिया में 
हैँ, मेरा ही मांस ओर रुधिर है। भोजन सम्पू् संसार का, जो 
भेरा अपना ही मांस और रक्त है, एक प्रतिनिधि है। सब एकता 
है। हिन्दुओं का इससे घनिष्ठ परिचय होने के कारण ये सब 
विचार उनके चित्तों ओर भावनाओं में एकत्रित हो जाते हैं, 
भावुक प्रकृति ( ए00078)] वर्धापा८ ) ओर संकल्प-शक्ति 
( ७) 9०५८ ) की यहाँ तक पुष्टि होती है कि तुरन्त 


२१६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


आत्मानुभव होता है; ओर वही आहार-क्रिया, जो पाशविक 
क्रिया कही जाती है, आत्मानुभव की क्रिया हो जाती दे । 

म्नान करते समय आपको वह मंत्र जपना चाहिये, जिसका 
अथ जल है । जल ठोस प्रथिवी का समुद्र है। विवशस्त 
शरीर पानी से एक होता है, शरीर का प्रत्येक रोम-कूप 
उस जल को ग्रहण कर रहा है और हम प्रकृति से एक 
होते हैं, मीन ( जल-जन्तु ) से अभिन्न होते हैं, विश्व के 
जल से अपने बन्धुत्व का हमें पुनर्लाभ हो जाता है। जिस 
प्रकार से जल मिट्री ओर मैल को देह से हटा रहा है, उसी 
तरह आत्मा की धूल भी छूट रही है। सम्पूर्ण विश्व मेरा 
भोजन हे, में पवन भक्तणा कर रहा हूँ | इसी तरह जीवन की 
प्रत्येक क्रिया ओर प्रत्येक कृत्य को; वेदान्त के अनुसार, 
धार्मिक काय बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि नाना रोग 
भी देवता बनाये जाते हैं । 

भारत में जब किसी घर में चेचक आती है, तब वे 
कदापि नहीं विकल होते, कदापि कोई चिकित्सा नहीं 
करते, बल्कि ख्रश होते हैं।क्या यह अद्भुत नहीं है? वे 
अनेक प्रकार से गाते-बजाते हैं, इस अवसर को अत्यन्त धार्मिक 
सममते हैं | घर का प्रत्येक व्यक्ति परमात्मदेव की पूजा करता 
है। उन्हें शोक या चिन्ताकुल इच्छाएँ नहीं होतीं । जब 
बच्चा चंगा हो जाता है, वे धन-दान द्वारा ओर ढोल 
पीटकर देवता का पूजनोत्सब करते हैं, और बहुत हर्ष तथा 
आनन्द प्रकट करते हैं, दिव्य विश्व के प्रति प्रम ओर कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। इन दिनों इन रीतियों ने जनता के लिये 
अपनी महत्ता खो दी है। लोग चाहे इन बातों को सममें या न 
समझें, राम इनका अथ जानता है ओर इन सबका सर्वोत्तम 
उपयोग करता है । 


जिल्द तीसरी केन्द्रच्युत न हो २३७ 


राम आपमें से हरएक से एक बात को सिक्रारिश करता 
है । सवेरे जब आप उठते हैं या चलते हैं अथवा कोई ओर 
काम करते हैं, तब अपने विचार सदा निज धाम में रखिये। 
सदा अपने आपको केन्द्र में रखिये + केन्द्रच्युत मत 
हूजिये । जिस तरह मछलियाँ जल में रहती हैं; जिस 
तरह चिड़ियाँ बायु भें रहती हैं, उसो तरह आप प्रकाश में 
रहो । प्रकाश में आप रहो, चलो, फिरों आर अपना 
अस्तित्व रक्खो । जब आअँपेरा होता है, तब भी विज्ञान 
के अश्रनुसार प्रकाश ही होता है । आन्‍न्तरिक प्रकाश 
सदा मौजूद है। गाढ़ निद्रा-अवस्था में प्रकाश उपस्थित है । 
एकाग्रता की सहायता में, आत्मानुभत्र के उच्चतम शिखर 
पर चढ़ने के निमित्त, जिज्ञासुओं के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक पाया गया है कि वे अपनी सत्ता को प्रकाश का 
साथी मानें । 

भौतिक वस्तु के रूप में हम प्रकाश की पूजा नहीं करते 
हैं, जैसा कि रोमन केथोलिक ईसाई अपनी मूर्तियों के साथ 
करते हैं । आत्मानुभव के अत्यन्त निश्चित उपाय के तौर 
पर, हिन्दू-वम-ग्रन्थों में; यह बार-बार उपदेश दिया गया है 
कि अपने आपको निरन्तर संसार का प्रकाश समभते हुए 
पूजा को आरम्म करना चाहिये। जब आप # जप रहे हों, 
तब अनुभव कीजिये कि आप प्रकाश हैं, तेज हैं। प्रकाश 
आप हैँ । यह भातर जा हिन्द-शास्त्रों में बड़े विज्ञान के साथ 
प्रकट किया गया था; इसकी ठोकर सब महात्माओं 
को लगी थो । ईसा ने कहा) “में संसार का प्रकाश हूँ।” 
मोहम्मद ओर सब्र महान्‌ पुरुष इसी प्रकार से बॉले थे। प्रकाश 
के रूप में आप सत्र वस्तुओं में व्याप्त हैं। इन विचासें को 
निरन्तर आपको अपने सामने रखना चाहिये और इस 


२३८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


प्रकार आप सदा परमेश्वर के संपक में होते हैं । इस 
प्रकार से हिन्दू का हरएक कृत्य धार्मिक स्थिति-विंदु से 
आत्मा से एक स्वर ( अभेद ) हुए होता है । 

राज़ी से या बेराज़ी से, प्रकति की सब शक्तियाँ मनुष्य 
को आत्मानुभव कराने में बाध्य हैं।अल्‍्ुकूल तथा प्रतिकूल 
परिस्थितियों से कोई भेद नहीं पड़ता । जेसे चलने में जब 
हम एक पेर आगे बढ़ाते हैं, तब दूसरा उठाते हैं, उसी 
तरह सुख ओर पीड़ा निरन्तर परस्परानुगामी हैं, और 
सम्पूण विश्व-भर में यह प्रक्रिया काम कर रही है। वे लोग 
सचमुच सुखी हैं, जो सांसारिक सुखों ओर दुःखों से अपने 
को परे रखते हैं। इन दोनों से बचना चाहिये, और इसी में 
सच्चा सुख है। एक का उतना ही स्वागत करना चाहिये, जितना 
दूसरे का। सांसारिक सुख ओर दु.ख उसे विभिन्‍न नहीं प्रतीत 
होते, जो मनुष्य उनसे ऊपर उठता है, उसको एक उतना 
ही मान्य है, जितना कि दूसरा । प्रत्येक सुख के गरभ में दुःख 
उपस्थित है, ओर प्रत्येक पीड़ा फै गे में सुख मोजूद हे। 
जो सुखों को ग्रहण करता है, उसे दुःख भी लेन ज़रूरी हो 
जाते हैं। वे अलग नहीं किये जा सकते । सच्चे आनन्द 
का मांगे उन (सुख-दुःख ) से ऊपर उठना है। सवदा अपने 
आत्मा का भोग करो। वही मनुष्य स्वतंत्र है, जो सुखों और 
दुःखों का समभाव स उपयोग कर सकता है। सदा सत्यात्मा 
में रहो, फिर तुम्हारे आनन्द में कोई बाधा नहीं डाल 
सकता । जो स्वतंत्र है, उसकी अभ्यथना सारी प्रकृति 
करती है, सम्पूर्ण विश्व उसके सामने शीश भ्ुकाता है। 
जब आप भान करते हैं कि में वह ( सत्यस्वरूप ) हूँ, तब आप 
स्वतंत्र-हैं । आज यह आपको आदरणीय हो या न हो, फिर भी 
यह कठोर सच्चाई बनी रहती है, और देर या सबेर सबको 


जिल्द तीसरी केन्द्रच्युत न हो २३६ 


इसकी उपलब्धि करनी होगी। सोहहम और ४ का जाप 
आपको केवल सत्य में रखने के लिये है | अपने आपको 
कारण-काय-तल पर उतार लाना सबसे बड़ा पतन है। संसार 
दृश्य के कारण-काय-भाव ( हेतुओं ) को ज्यों ही कोई सोचना 
आरंभ करता है, त्यों ही वह गिरता है। एक बच्चा कारण-काय- 
भाव से परे है, वह हर एक वस्तु का उपयोग करता है, ओर 
कारण की परवाह नहीं करता । अतः वह प्रफुल्लित ओर सुखी 
है । बह कारण काय-भाव के प्रदेश से ऊपर है। कारण-काय- 
भाव के प्रदेश में गिरने के बदले आपको इेश्वर-भाव में चढ़ना 
चाहिए में दृश्य का केवल साक्ञी हैँ, कदापि उन ( रूपों वा रूप ) 
में फसा नहीं हूं, सदा उनसे ऊपर हूँ। ये सब नाम-रूप-व्यापार 
केवल स्फुरण-मात्र है; चक्र की ऊपर ओर नीचे गति है, अथवा 
कदम का ऊपर उठना और नीचे आना है । आपको कारण-काय्य- 
भाव से ऊपर उठाने का उद्देश्य है, न कि नीचे लाने का । कारण- 
कारय-भाव के तल से ऊपर उठने के लिये आपको निरन्तर प्रयत्र 
ओर संघष करना पड़ेगा । अपने ईश्वरत्व में रहो ओर आप मुक्त 
हो, आप ही अपने स्वामी हो। विश्व के विधाता हो । 
35% । || 8॥। 


आत्मानुभव की सहायता नें> १ 
या 
पाणएयालस 
/ सा० ८ माचे १६०३ को दिया हुआ व्याख्यान ) 

आज राम का ग्रवचन कुछ बातों पर होगा, जिनसे उन लोगों 
को बड़ी सहायता मिलेगी, जिन्होंने राम के पिछले व्याख्यान 
सुने हैं । पहले हम प्राणायाम को लेंगे। ग्राणायाम का शाब्दिक 
अथ श्वास : प्राण ) का नियंत्रण है। योग पर हिंदुओं की 
पुस्तकों में प्राण के नियसमन की आठ मुख्य विधियाँ दी हुई हैं । 
किन्तु राम आपके सामने केवल एक विधि पेश करेगा । जिसे 
प्राणायाम कहते हैं, ओर जो ग्राण के नियमन की बड़ी महत्त्व- 
पूण विधि है। आप सवाल करेंगे कि प्राण का संयम करने 
से क्‍या लाभ है ? इसके उत्तर में राम केवल यह कहता है, 
“प्राण ( श्वास ) के नियंत्रण की यह विधि सीखो ओर इसे 
अमल में लाओ। आपका अपना अभ्यास ही बता देगा कि 
यह अत्यन्त उपयोगी है ।” जब कभी तम चकराओ, जब कभी 
तम्हें विषाद जान पड़े, जब कभी तम खिन्न हो, जब कभी तुम्हें 
उदासी जान पड़े, जब कभी तुम्हारा मन मलीन हो, निरुत्साही 
हो, तब प्राणायाम करो, जिसे राम तुम्हारे सामने अब 
उपस्थित करने लगा है, और तम देखोगे कि तुम्हें तुरन्त 
शान्ति मिल 'जाती है। प्राण के नियमन की इस विधि का 
लाभ आपको तुरन्त जान पड़ेगा । पुन जब कभी किसी 
विषय पर आप लिखना शुरू करों, जब आप कभी 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव की सहायता नं? १ २४९१ 


किसी विषय पर विचार करना शुरू करो, ओर आपको जान 
पड़े कि आप अपने विचारों को क्राबू में नहीं ला सकते, तब 
आप यह प्राणायाम करो, ओर इससे जो आपको तुरन्त 
शक्तियाँ प्राप्त होंगी, उस पर आपको विस्मय होगा | हरणएक 
वस्तु ऋ्रमानसार ( ठीक स्थान पर ) है। हरए्क वस्तु अत्यन्त 
वांछनीय अवस्था में रकक्‍्खी हुई है । प्राणायाम के ये लाभ हैं:-- 
इससे आपके बहुत से शारीरिक रोग दर हो जायँगे। 
प्राणायाम से आप पेट के दद से, सिर के दद से; दिल के 
अच्छे हो सकते हैं । अब हम देखेंगे कि यह प्राणायाम क्‍या 
है । इस देश में लोग इस या उस विधि से प्राण का मियमन 
करने का यत्न कर रहे हैं, किन्तु राम आपके सामने वह 
उपाय रखता है, जो समय की परीज्षा में पूरा उतर चुका है, 
जो भारत में अति प्राचीन काल में प्रचलित था, ओर जिसका 
आज भी वहाँ प्रचलन है; तथा अति प्राचीन काल से लगा- 
कर आज तक जिस किसी ने उसका अभ्यास किया है, उसी 
ने उसे अत्यन्त उपयोगी पाया है। 

अस्त, प्राणायाम करने के लिये आपको अत्यन्त सुखकर, 
सरल स्थिति में बंठना चाहिये। एक पाँव देसरे पर चढ़ाकर 
बैठना बड़ा ही सुखकर आसन है, किन्तु यह आसन, ऐ. पश्चिमी 
भारत-वासी ! आपको मार डालेगा | इसलिए आप आराम-कुरसी 
पर बेठ सकते हैं। अपनी देह सीधी रक्‍खो, रीढ़ की हड्डी 
कड़ी रक््खो) सिर ऊपर, सीना बहिगत, नेत्र सामने रक्खो। 
दाहिने हाथ का अँगूठा दाहिने नथने पर रक्खो और बाएँ 
नथने से धीरे-धीरे भीतर साँस खींचो । तब तक धीरे-धीरे 
भीतर साँस खींचते रहो, जब तक तम्हें आराम मिले। जब 
तक आराम से खींच सको।, तब तक साँस भीतर खींचते 
रहो । साँस भीतर खींचते समय चित्त को शून्य न होने 


२७२ स्वामी रामतीथथे जिल्द तीसरी 


दो । भीतर साँस खींचते समय चित्त को एकाग्रता से इस 
विचार पर जमाओ कि सवशक्तिमान्‌, सर्वव्यापो, सबज्ञ 
परमेश्वर भीतर खींचा जा रहा है कि आप परमात्माः 
नारायण, सम्पूर संसार; सम्पूण विश्व को पी रहे हैं। 
अस्तु, जब आपको समम पड़े कि आपने अपनी पूर्ण 
शक्ति भर हवा भीतर भर ली है, तब अँगुली से उसी बाएँ 
नथने को बन्द कीजिये, जिससे आप भीतर साँस भर रहे 
थे; ओर जब आप दोनों नथने बन्द कर दें, तब मुख से 
साँस न निकहने पावे । भीतर खींची हुई साँस अपने 
अन्दर फेफड़ों में, पेट में, पेड़ में रहने दो । सब छिद्र 
( सूराख, ग्वाली स्थान ) हवा से भरे हों, उस हवा से 
भर हों, जो आपने भीतर खींची हे।ओर जब साँस से 
खींची हुई हवा आपके भोतर हो; तब मन को शूम्य न 
होने दीजिये, मन इस विचार में, इस सत्य में केन्द्रित 
( ध्यानावस्थित ) रहे कि “में परमात्मा हूँ, में सत्रशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर हूँ,जो विश्व को हरणक वस्तु में व हरण्क अणु 
में, प्रत्येक परमाणु में, मिद्दा हुआ है, व्याप्र है। परिपूर्ण 
है |” यह समफो । इस विचार के अनुभव को उपलब्धि 
में अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करो, अपनी परमेश्वरता 
को अनुभव करने में अपनी सारी शक्ति लगा दो | ज्यों 
क्यों सॉस तम्हारी देह में भरती जाय, त्यो-त्यों अनुभव 
करो ओर सममो कि “में सत्य हूँ, में वह देवी शक्ति 
हूँ, जो सम्पूण विश्व में परिपूर्ण हैं ।” यह समको। 
आवश्यकता है कि आप अपने मन इस पर एकाग्र करें। 
जब आपको समझ पड़े कि अब आप साँस एक क्षण भी 
ओर नहीं रोक सकते, तब बायाँ नथना बन्द रखकर 
दाहिना नथना खोल दीजिये, ओर दाहिने नथने से धीरे-धीरे 


जिल्द तीसरी आपत्मानुभव की सहायता नं० १ २४७३ 


क्रमशः साँस बाहर निकालिये। तब भी मन को सुस्त न 
होने दीजिये, बह काम में लगा रहे, उसे अनुभव करने दो 
कि ज्यों-ज्यों साँस आ रही है, ओर पेट की सब मलिनता दूर 
हो रही हे, त्यों-त्यों सारी मलिनता, अशुद्धता, सारी गंदगी; 
सारी दुष्टता, दुर्गन्‍्धवा, सम्पूर्ण अविद्या बाहर निकल रही 
है, दूर की जा रही है; ओर त्यागी जा रही है। सारी दुबलता 
कूच कर गई, न कोई दुबलता है, न अविद्या है, न भय है, 
न चिन्ता, न व्यथा। न परेशानी, न क्लेश है; सबका अन्त 
हो गया, सब चले गये, आपको छोड़ गये । जब आप साँस 
बाहर निकाल चुकों, आराम से जितनी साँस बाहर 
निकाल सकते हो, उतनी जब आप निकाल चुक्रो; तब 
तक साँस बाहर निकालते रहो, जब तक आप आराम से 
निकाल सकते हो, ओर जब आपको समभ पड़े कि अब 
ओर साँस बाहर नहीं निकाली जा सकती, तब दोनों 
नथनों को खुले रखते हुए यत्न करो कि तनिक भी हवा 
भीतर न जाने पावे। हाथ नाक से हटा लो, कुछ देर तक 
हवा को भीतर न जाने दो, जितनी देर तक आपसे ऐसा 
हो सके उतनी देर तक, ओर जब तुम्हारे प्रयत्न से हवा 
नथनों के द्वारा फेफड़ों में न जाने पाती हो, तब मन को 
फिर काम में लगाओ और उसे यह भान करने दो, अपने 
पूरे बल ओर शक्ति से उसे यह अनुभव करने की चेष्टा 
करने दो कि यह परमेश्वरता अनन्त है। सम्पू्ण समय ( काल ) 
ओर स्थान ( देश ) मेरा अपना विचार है; भेरा सत्य 
आत्मा) निज स्वरूप, समय, स्थान ओर कारुणत्व ( काल, 
बस्तु ओर देश ) से परे है। अनुभव करो कि यह परमेश्वरत्व 
देश-काल-बस्तु से परे है, इस दुनिया की किसी भी 
वस्तु से परिमित नहीं है। बद कल्पनातीत है; विचारातीत 


२४४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


है, इन सबसे परे है, प्रत्येक बस्तु स परे है; अपरिमित है 
हरएक वस्तु इसमें समाई है, हरएक वस्तु इससे परिमित है) 
आत्मा या निज स्वरूप सीमाबद्ध नहीं हो सकता । यह 
अनुभव करो | 

इस प्रकार आप ध्यान दें कि इस प्राणायाम में, जितना 
कुछ अब तक आपके सामने रक्खा गया है, चार 
प्रक्रियए७ँ हें--मानसिक और शारीरिक दोनों। पहली 
प्रक्रिय भीतर साँस खींचने की थी। भीतर साँस खींचने 
का अंश शारीरिक क्रिया थी । ओर यह विचार या विचार-विधि 
अथवा अनुभव करना और समभना कि परमेश्वरता में हूँ 

परमेश्वर हूँ; तथा उस परमेश्वरता को अनुभव करने 
में मन को लगाना; एवं शक्ति को प्रयत्नशीज्ञ करना; 
यह विचार तत्संबंधी मानसिक प्रक्रिया थी। फिर जब 
तक साँस तुमने अपने फेफड़ों में रोक रक्खी, तब तक दो 
क्रियाएँ होती रहीं, एक तो साँस को फेफड़ों में रखने की शारीरिक 
क्रिया ओर अपने आपको सम्पूर्ण विश्व समझने की मानसिक 
ग्रक्रि । ओर तीसरी प्रक्रिया में आपने दाहिने नथने 
से साँस बाहर निकाली, और सारी दुबलता दूर कर दी ; अपने 
को परमेश्वरता में स्थापित रखने, आसीन रखने, जम रहने 
की, कभी कोई दुबलता पास न फटकने देने की या कोई 
आसुरी-प्रलोभन अपने निकट न आने देने की हृढ़ प्रतिज्ञा 
की ओर तदनन्तर चौथी प्रक्रिया साँस को बाहर रखने 
की थी । इस प्रकार प्राणायाम का प्रथमादं अब तक इस चोथी 
प्रक्रिया में हो गया। आधा ( प्राणायाम ) समाप्त हो गया। 
यह *रोथी क्रिया कर चुकने के बाद आप कुछ विश्राम ले सकते 
हैं । तब साँस को यथेच्छु अपने नथतों में भरने दीजिये। उसी 
तरह जल्दी-जल्दी साँस भीतर ल्ले जाइये ओर बाहर निकालिये 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव की सद्दायता नं० ! २४४ 


जैसा कि दूर तक चलने के बाद होता है। साँस का यह 
स्वाभाविक भीतर जाना और बाहर निकलना; जो बहुत शीघ्रता 
से होता रहता है, स्वतः प्राणायाम है। यह प्राकृतिक प्राशायाम 
है । इस प्रकार विश्राम लेने के बाद, कुछ देर तक अपने 
फेफड़ों को भीतर साँस लेने ओर बाहर निकाल देने के बाद 
पुनः प्रारम्भ करो । अब शुरू करो, बायें से नहीं बल्कि 
दाहिने नथने से। मानसिक क्रिया पूवबत्‌। केवल नथमनों में 
अदला-बदल हो गया । दाहिने नथने से साँस भीतर खींचो और 
ऐसा करते समय समझो. कि में परमेश्वर को साँस में भीतर 
खींच रहा हूँ । यथाशक्ति साँस भीतर खींच चुकने के बाद 
जब तक आराम से हो सके तब तक साँस अपने भीतर 
रखिये । ओर फिर जब साँस आपके भीतर है, अनुभव 
कीजिये कि आप सम्पूर्ण विश्व का जीवन ओर साँस हैं, 
आप विशाल विश्व को परिपूण ओर संजीवित करत हैं। 
इसके बाद बायें नथने से साँस बाहर निकालिये। उस नथने 
से साँस बाहर निकालिये, जिससे आपने प्राणायाम के पूर्वाद्धे 
में साँस भीतर खींची थी, और सममिये कि आप सारी 
दुबलता, सम्पूर्ण अन्धकार अपने चित्त से निकाल बाहर कर 
रहे हैं, जैसे सूय कुहरा, धुंध, शीतः और अन्धकार को मार 
भगाता है, न फिर कुहरा, न धृंघ/ न अन्धकार और न सर्दी 
रहती है। तब साँस को अपनी नाक से बाहर रखिये;- तथा 
हरएक क्रिया को बढ़ाने ओर दीघ करने का यज्न कीजिये। सब 
मिला कर इसमें आठ क्रियायें हैं। पहली चार क्रियाओं से 
आधा प्राणायाम होता है, ओर दूसरी चार, से प्राणायाम 
का उत्तराद्ध बनता है। इन सब क्रियाओं को यथासाध्य 
बढ़ाइये ओर दीघ-काल-व्यापी बनाइये, इसमें एक-ताल गति 
है। जिस तरह लटकन ( पेंडुलम, |०॥0णैपा। ) दो तरफ़ा 


२४६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


भूलता है; उसी तरह इस ( प्राणायाम ) में आपको अपनी 
साँस को लटकन बनाना होता है। तालबद्ध चाल चलाना 
होता है । आप तब अपने ही अनुभव से देखेंगे कि आपको 
बड़े बल की प्राप्ति होती है। आपके अधिकांश रोग आपको 
छोड़ देते हैं। यक्ष्मा, पेट के विकार, खून की बीमारियाँ 
आर प्रायः हरएक रोग आपको छोड़ देगा, यदि आप प्राणायाम 
का अभ्यास करंगे। 

अस्तु, राम देखता है कि जब लोग प्राणायाम का अभ्यास 
शुरू करते हैं, तब उनमें से अधिकांश बीमार पड़ जाते हैं। 
कारण यह है कि वे स्वाभाविक विधि को नहीं ग्रहण करते । 
वे इतने सेकिंडों तक साँस भीतर खींचत ओर बाहर निकालते 
हैं कि जिससे आप बीमार अवश्य पड़ जायेंगे। इस साँस- 
क्रिया के हरएक भाग में आप स्वाभाविक बनिये। हर एक क्रिया 
को बढ़ाने का प्रयल्न कीजिये, भरसक यत्न कीजिये, किन्तु 
अपने को थका न डालिये। अधिक काम न कीजिये। यदि 
केवल पहली दो क्रियायें ( अथात्‌ भीतर साँस खींचना ओर 
फेफड़ों में उसे रखना ) करने के बाद आपको थकान जान पड़े, 
तो रुक जाइये । रुक जाइये, क्‍योंकि आप किसी के बंधे नहीं 
हैं । दूसरे दिन अधिक विचार से काम कीजिये ओर पहली 
या दूसरी क्रिया करते समय अ्रपनी शक्तियों को बचा रखिये, 
ताकि बाक़ी क्रियाओं को भी आप कर सकें; विवेकी 
बनिये। 

अस्तु, साँस के नियंत्रण की यही एक अनुकूल विधि 
है । यह हर प्रकार का शारीरिक व्यायाम है 
लोग समभते हैं कि इस प्राणायाम में कोई गूढ़ रहस्य 
है, इसमें कोई देवी अभिप्राय है, वे ग़लती पर हैं। जो 
सममते हैं कि अत्यन्त ऊँचे दर्ज का आत्मानुभाव इससे 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव की सहायता नं? १ २४७ 


प्रतिफलित होता है ओर इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हे, ये 
ग़लती पर हैं। प्राणायाम या साँस के इस नियंत्रण में कोई 
अलोकिकता नहीं है | यह एक साधारण व्यायाम है | जिस 

ह बाहर जाकर शारीरिक व्यायाम करते हैं, उसी तरह यह 
एक प्रकार की फेफैडों की कसरत है | इसमें कोई वास्तविक 
महिमा नहीं है, इसमें कोई गुप्त भेद नहीं हे । 

प्राणायाम के संबंध भें एक बात ओर कही जानी 
चाहिये | जब आप साँस भीतर खींचना या बाहर निकालना 
शुरू करें, तब अपने पेड़ (इस शब्द के व्यवहार के लिये 
राम को क्षमा कोजिय ) को, शरीर के अधो भाग को, 
भीतरी ओर खिंचा रखिये। इससे आपका बड़ा हित होगा। 
पुनः जब आप साँस भीतर खींचें या वाहरर निकालें, तब 
सास को अपने सम्पूर्ण उदर में पहुंचने आर भरने दीजिये। 
ऐसा न हो कि साँस केवल हृदय तक जाय ओर हृदय से 
आगे न जाने पाये | साँस को नीचे ओर गहरा उतरने दीजिये । 
अपने शरीर का प्रत्येक छिंद्र ( खाली स्थान » अपने शरीर का 
सब ऊपरी आधा भाग परिपूण हो जाने दीजिये। अस्तु, 
प्राणायाम के संबंध में इतना यथेष्ट है, ओर बेदान्त की रीति 
पर जो लोग अपने मन को णकाग्र करना चाहते हैं, वे * का 
उच्चारण ( जाप ) शुरू करने के पूक, वेदान्तिक साहित्य में पढ़ी 
हुई किसी विधि पर मन की एकाग्रता आरम्भ करन के पूष, 
प्राणशागाम करना अत्यन्त उपयोगी पावेंगे । 

अब राम चित्त को एकाग्र करने की एक विधि आपके 
सामने रकखेगा । इस काग़ज़ ( प्रबन्ध ) का, अभी पढ़ना 
शुरू करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। राम आपको 
बतावेगा कि इसे केसे पढ़िये । भला आप जानते हैं कि यह 
उनके लिये है, जो राम के व्याख्यानों में आते रहे हैं । जिन्होंने 


२४५ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


व्याख्यान नहीं सुने हैं, उनके लिये यह रोचक न होगा, 
उन्हें इसमें कोई अच्छाई नहीं मिलेगी, तथापि शायद इसके 
पढ़ने की विधि से उनका कुछ हित होगा | वे उस विधि 
को अपनी निजी प्राथनाओं में प्रयुक्त कर सकते हैं।इस 
काराज़ को अपने साथ ले जाने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं हे । 
वे विधि को सीख लें और अपनी निजी प्राथनाओं में 
उसका प्रयोग करें। यदि आप समभते हैं कि ये टाइप किये 
हुए काग़ज़ किसी काम के हैं, तो इनको आपमें से कोई 
भी अपने व्यवहार के लिये छपवा सकता है। प्राथना का 
यह एक रूप है | यह इस अथ में प्राथना नहीं है कि 
इसमें परमेश्वर से कोई वस्तु माँगी, चाही या याचना की 
गद है | यह इस अथ म॑ प्राथना है कि आप को अपनी 
परमेश्वरता अनुभव करने के योग्य बनाती है। आपमें से 
अधिकांश के पास “आत्मानुभव” पर राम-कृत वह लाल 
किताब है । अस्तु, यह प्रबन्ध भी उसी किताब के ढंग 
का है। यह काराज़, अर्थात्‌ 'सोड्हप” शीषंक लेख, जो इस 
व्याख्यान के अन्त में दिया हुआ है, आप हर समय अपनी 
जेबों में रख सकते हैं, और जब कभी आपको समम पड़े 
कि आपको स्थिति की दशा आपके लिये बहुत अधिक 
विपरीत हे, जब कभी आपको जान पड़े कि चिन्ताओं 
का, परेशानियों क७ नित्य के जीवन के फ़िक्रों का बोक 
झापको दबाये देता है, तब इस काग्ज़ को लेकर एकान्‍्त 
में बेठ जाइये, ओर इसे उस प्रकार से पढ़ना शुरू कीजिए, जिस 
प्रकार से राम आज पढ़ेंगा । 

आराम से बेठ जाइये। उसी तरह पर बेठिये, जिस 
तरह पर आपसे प्राणायाम करने के लिये बेठने को बताया 
था। आप चाहें तो अपने नेत्र बन्द कर लें, और प्राथनात्मक 


जिलल्‍्द तीसरी आत्मानुभव की सहायता नं० १ २४६ 


वृत्ति में प्रारम्भ करें, अथवा अपनी आँखें आधी बन्द रकक्‍खें, 
जेसा भी आपको भावे। 

“बस, केवल एक तत्त्व है * | ३४% ! 3 !!! इसे पढ़ो 
ओर काराज़ को अलग रख दो, उसे वहाँ रक्‍खा रहते दो। 
बस, केवल एक तत्त्व है।' आप यह जानते हैं, यही सत्य 
है। कम-से-कम वे सब, जिन्होंने राम के व्याख्यानों में जी 
लगाया है; जानते हैं कि यह सत्य है, ओर जब आपको 
विश्वास हो जाय कि यह सत्य है, तब इसे अनुभव कीजिये । 
“बस, केवल एक सत्य है', माव-पूण भाषा में यह कहिये, अपने 
समग्र हृदय से इसे कहिये, इस कल्पना में घुल जाइये। 
“बस, केबल एक सत्य है, ३ ! 5% | 3 !!! अब देखिये 
यह पद्‌ बस, केवल एक सत्य है? लिखने के बाद इसके 
सामने लिखा हुआ है #! 3# !! < !| इससे क्या सूचित 
होता है ? इससे सूचित होता है कि आपका दिल भर जाने 
के बाद, 'केवल एक सत्य है! के विचार में आपका मन डूब 
जाने के बाद, ये सब शब्द, एक, दो। तीन) चार; पाँच पढ़ने 
के बदल 'केबल एक शब्द ४* आप कहें, क्योंकि यह एक शबद्‌ 
आपके लिये सम्पूण कल्पना को प्रतिपादन करता है। 
जेसे कि बीज-गणित में हम बड़े भागों ( अंशों ) को य अथवा 
र, क अथवा ख/ या किसी ओर अक्षर से दिखाते हैं, उसी 
तरह जब आप यह विचार “बस, केवल एक सत्य हैः पढ़ 
चुको) तब यह नाम <*, जो पवित्रों का पवित्र है, यह्‌ नाम ४* 
जिसमे परमेश्बरता या परमात्मा की परम शक्तियाँ हैं, उच्चारणा 
चाहिये, ओर उसे उच्चारत समय एक केवल सत्य की 
कल्पना को आप अनुभव करें । जब आपके आठ # 
उच्चारत हों, तब आपके सम्पूर्ण अन्तःकरण को "केबल 
एक सत्य है! की कल्पना का अनुभव करना चाहिये। 


२४० स्वामी रामतीथर्थ जिल्द तीसरी 


किन्तु अभी तो आपको ये शब्द बस, केवल एक सत्य 
है” सम्मवतः प्रलाप-मात्र हों । वे आपके लिये निरथक 
हों। यदि आपने राम के व्याख्यान सुने हैं, तो आपको 
जानना ज़रूरी है कि 'केबल एक सत्य है', इसका एक मोटा 
अथ आपके लिये होना चाहिये। इसका अंथ है कि यह सम्पूर्ण 
दृश्य ( विश्व जो हमार उत्साह को ठंडा कर देता है ओर हमारी 
प्रसन्नता को नष्ट कर देता है ), यह सम्पूर्ण भेद-मय दृश्य जगत्‌ 
सत्य नहीं है, सत्य केबल एक है; सारी परिरिथितियाँ 
सत्य नहीं है। यह अथ है। सत्य केवल एक », और ये 
हेरान करनेवाली परिस्थितियाँ सत्य नहीं हैं। जिन्होंने इस 
प्रयोग की परीक्षा नहीं की है, ओर अपनी शरक्तियों को मय- 
भीत कर दिया है, केवल वे ही इस एक सत्य के अस्तित्व 
को अस्वीकार कर सकते हैँ। यह मामला भी उतना ही 
प्रयोग करने का है, जितना कि किसी प्रयोगशाला में किया 
हुआ कोई भी प्रयोग | यह हृढ़ कठोर तथ्य है । जब आप 
अपन चित्त को गला देत हो, जब आप अपने क्ुद्र मिथ्या 
अहंकार को परमंश्वरता में वबिलीन कर दंत हो। तब क्‍या 
परिणाम होता है ? परिणाम यह होता है ( नज़रथ के ईसा 
के इन शब्दों पर ध्यान दीजिये) कि यदि सरसों के बीज 
भर भी विश्वास आपमें हो ओर पहाड़ को आन का आदेश 
आप दें; तो पहाड़ आ जावेगा। उस सत्य में आप जिय॑ ( जीवन में 
बरतें ) उस सत्य को अनुभव करें, तब आप देखेंगे कि 
आप की सब परिस्थितियाँ, आपके सब समुपस्थित संकट, 
सब क्लेश ओर चिन्ताएँ, जो आपके सिर पर सवार हें, 
ग़ायब हो जाने को लाचार हैं | परमेश्वरता की अपेक्षा 
बाहरी व्यापार में आप अधिक विश्वास रखते हैं, आप 
दुनिया को परमेश्वर से अधिक वास्तविक ( सत्य ) बना देते 


जिलल्‍्द तीसरी आत्मानुभव की सहायता नं० १ २४५१ 


हैं। बाहरी व्यापार के संबंध में आपने मोह-बवश अपने को 
एक जड़ता में परिणत कर लिया है, ओर यही बात है कि 
श्राप अपने को सब तरह की बीमारियों ओर क्लेशों में 
फँसाते हैं । जब आपका चित्त बहत गिरा हुआ हो, तब इस 
काराज़ को उठा लीजिये आर अनुभव कीजिये कि “बस, 
केवल एक सत्य हैं! देखिये कि यह एक कथन उन सब 
नाम-मात्र सत्यों से उच्चतर कथन है; जो संबंधियों के द्वारा 
आपमें धीरेधीरे भर दिये गये हैं। सब नाम-मात्र तथ्य, जिनको 
आप तथ्य मानते रहे हैं, माया-मात्र था श्रम-मात्र हैं। इन्द्रियों 
के इन्द्रजाल ने आपके लिये इनको बना रक्‍सा है। इन्द्रियों 
के चकमें में न आओ । एक व्यक्ति आता है और आपमें 
दोष निकालकर आपकी आलोचना करता है, दूसरा आता 
आझोर आपको गालियाँ देता है; तीसरा आता ओर आपकी 
खशामद करता तथा आपको अति स्वुति करके फुल्ञा 
देता है। ये सब तथ्य नहीं हैं, ये सब सत्य नहीं हैं। असली 
तत्व, कठोर तथ्य तो आपको अनुभव करना चाहिये । 
इसे जपते समय उस सारे विश्वास को आप जड़ा दीजिये व 
निकाल दीजिये कि जो आपने बाहरी दृश्य रूप परिस्थितियों 
में बना रक्खा है। अपनी सब शक्तियाँ ओर बल इस तथ्य में 
लगाओ, “बस, केवल एक सत्य है। *! ३5 !! + !!!? अस्तु, 
प्रायः आप देखेंगे कि 'केबल एक सत्य 8! के विचार का 
प्रथम पाठ आपको प्रसन्न ओर प्रफुल्लित कर देगा, आपको 
सब कठिनाई ओर व्यथा से मुक्त कर देगा। किन्तु यदि 
आपकी ओर आगे पढ़ने की प्रवृति हो, तो आप, पढ़ सकते 
हैं, अन्यथा यदि आप अपनी जेब के उस काग़ज़्ञ का 
एक ही वाक्य अमल में ला सकें, तो यथेष्ट है। यदि 
आप सममभें कि आपको कुछ ओर बल की आवश्यकता 


२४२ ' स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


है, तो आप दूसरा वाक्य पढ़िये; “बह सत्य में स्वयं 
हूँ। अब वह घर के निकट आ रहा है । अरे, मेरा 
पड़ोसी मुकते भिन्‍न नहीं है; में वहाँ भी मोजूद हूँ । वह 
तत्त्व में ख़द हूँ । 5 / ४ |! # /!! ध्यान करो । कुछ लोग 
कहते हैं कि जब आप 5 उच्चार रहे हों, या यह कर रहे. 
हों, तब अपने हाथ आप बन्द रक्‍खें | किसी तरह का 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस विचार को अनुभव करो। मन 
को एकाग्न करते समय यह ज़रूरत नहीं है कि आप अपने 
को किसी विशेष आसन में रक्‍खें । कोई बंधन नहीं है। 
अनुभव करते, महसूस करते और विचार को भीतर धसाने 
तथा अन्दर साँस के साथ खींचने की चेष्टा करते समय 
शरीर की परवाह न कीजिये । लोग क्या कहेंगे', इसकी 
चिन्ता न कीजिये। यदि आपकी गाने की प्रवृत्ति हो, तो 
गाते रहिये। यदि आपकी लेट रहने की प्रवृत्ति हो, तो 
फ़श पर पड़े रहिये । भाव का अनुभव कीजिये। यदि 
आपके हाथ उस ओर चलते हैं, तो उन्हें चलने दीजिये। 
शरीर के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल भाव 
का अनुभव कीजिये । सबशक्तिमान का भाव आता है, 
उस पर मनन कीजिय। यह काग्रज़ उनके लिए है, जिन्होंने 
व्याख्यान सुने हैं । जिन्होंने नहीं सुने हैं, वे अवश्य ही 
इसे रोचक न पावेंगे | जिन्होंने व्याख्यान सुने हैं, वे जानेंगे 
कि वास्तविक आत्मा स्वशक्ति रूप है; परम स्वरूप, सब- 
शक्तिमान्‌ है। इस संबंध में, इस संसार में हर एक बात आत्मा 
से की जा रही है, जेसे कि इस प्रथ्त्री पर हर एक बात सूर्य के 
द्वारा हो रही है। हवा सूर्य के कारण चलती है, घास 
सूर्य के कारण उगती है, नदी सूर्य द्वारा बहती है, लोग सूय 
के कारण जाग पड़ते हैं, गुलाब सूय के कारण खिलते हैं। इसी 


जिलल्‍्द तीसरी आत्मानुभव की सहायता नं० १ २५३ 


तरह, आत्मा ही के कारण, सबंशक्तिमान्‌ परम स्वरूप के 
ही कारण बिश्व में प्रत्येक व्यापार हो रहा है। 'सबशक्तिमान| 
सवंशक्तिमान्‌ ४! ३ !! 3४% |? इस तरह उन सब सन्देहों 
को, जो आपको दबल बनाते ओर पराजित. करते हैं, उन 
सब श्रान्तियों को, नो आपको कायर बनाती हैं, आपके 
सामने घुस आने का कोई अधिकार नहीं है । अनुभव कीजिये 
कि आप सवशक्तिमान हैं। जेसा आप ख्याल करते हैं, बेसे ही 
आप हो जाते हैं। अपने आपको पापी कहिये और 'आप पापी 
हो जाते हैं, अपने आपको मृख कहिये ओर आप मूख हो जाते 
हैं, अपने आपको दुबल कहिये, फिर इस दुनिया की कोई शक्ति 
आपको प्रबल नहीं बना सकती ! अनुभव कीजिये कि सब- 
शक्ति ओर सवशक्तिमान आप हैं । 

तब 'सवज्ञ!' का भाव आता है। इस सवज्ञता के भाव को 
आप ग्रहण करें, मन को इस भाव पर मनन करने दीजिये, 3 
का गान करने दीजिये । # शब्द सवज्ञ का स्थानीय है) 
ओर ३ :उच्चारिये । शब्द या सूत्र जो उच्चारा जाना चाहिये 
वह ४ है । सबज्ञ, 3, ३४। इस तरह चलो ओर उन ग़लत 
विचारों को, जो आपको मुग्ध करके जाहिल वा मूख बनाये 
हुए हैं, दूर कर दो | परमेश्वरता का सबसे सीधा रास्ता यही है। 

ऐसा ही भाव 'सबब्यापी' का छ्ीजिये। अनुभव करों कि 
“में परिच्छिन्न नहीं हैं, यह छुद्र शरीर नहीं हैँ, में यह 
परिच्छिन्नात्मा नहीं यह जीव, यह 'अह भें नहीं हूँ। हर- 
एक अशु ओर परमाशु में जो व्याप्त ओर भिदा हुआ है, बह 
में स्वयं हूँ ।” इस संबंध में तनिक भी सन्देह चित्त में न लाओ | 
सवशक्तिमान), सबव्यापी, सबज्ञ, वह में हूँ, वह हैरहक चीज़ 
में व्याप्त है, सब शरीर मेरे हैं । || 3३% !!! 

अस्तु, बाक़ी वाक्यों पर अधिक टिकने वा ठहरने की 


२४४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


राम को ज़रूरत नहीं है । वे केवल आपको पढ़कर सुना 
दिये जायँगे । इस विधि का अ्रभ्यास करो ओर यदि एक ही 
सप्ताह में आपको परमेश्वरता का अनुभव न हो, तो राम को 
ग़लत समभिण्गा । 
पूण स्वास्थ्य-स्वरूप में हूँ। 

यदि वह शरीर, जिसे आप मेरा कहते हैं, बीमार है, तो 
उसे अलग कर दीजिये, उसका खयाल न कीजिये, समकिये 
कि आप पूण स्वास्थ्य-स्वरूप हैं, पूण स्वास्थ्य आपका है। 
यह अनुभव करो । शरीर तुरंत अपने आप ही स्वस्थ दो 
जायगा । यह है रहस्य | यत्र वा अभ्यास करने से आप देखोगे 
कि यह तथ्य है या नहीं । आपकी परवाह के विना भी शरीर 
ठीक हो जायगा । आपको इस शरीर के लिये नहीं फ़िक्र करना 
चाहिये कि 'एऐ परमेश्वर, मुरभे अच्छा कर दे / संस्कृत 
धम-प्रन्थों में एक सुन्दर वाक्य (मंत्र ) है-“नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः |” दुबज्ञ इस सत्य को नहीं पा सकते। क्‍या 
आप नहीं देखते कि जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति या 
किप्ती सम्राट के पास जाते हैं, तब आप यदि फ्रक्नीर बन 
कर जाते हैं, तो आप दुरदुरा दिये जाते हैं, आप उसके 
सामने नहीं हाजिर होने पात । सो जब आप फ़क़ीरी 
हालत में परमेश्वर के पास पहुँचोंगे, तब आप ढकेलकर 
बाहर कर दिये जाओगे । समभिये कि भें स्वस्थ हूँ, ओर 
कोई चीज़ न माँगिये । "में तन्दुरुस्त हूँ” और तन्दुरुस्त 
आप हैं। 

तदुपरानत दूसरा विचार “सम्पूण शक्ति में हूँ आता है। 
इसे मन में रकखो ओर 5! # || 5 !! उच्चारो। इस तरह 
कहे। 'सवशक्ति में हूँ । 

तब दूसरा बिचार, 'सम्पूणं विश्व मेरा संकल्प-सात्र 


जिल्द तीसरी श्रात्मानुभव की सहायता नं० १ २५४ 


है ।” इसे मानों ओर इसे पढ़त समय उन दलीलों को ध्यान में 
लाओ), जिन्हें बेदान्त इस तथ्य को सिद्ध करने में पेश करता 
है | इस तथ्य को सिद्ध करने में आप जो कुछ भी जानते हो, 
उसे ध्यान में लाओ, और, यदि आपने ऐसी कोई भी बात 
पढ़ी या सुनी नहीं है, जो साबित करती है; कि दुनिया 
मेरा संकल्प है, तो इस विचार पर विश्वास करों, ओर 
आप देखेंगे कि दुनिया आपकी कल्पना-रूप है। “दुनिया 
मेरी कल्पना है # उच्चारों ओर ऐसा सममो । इसी 
प्रकार बाक़ी सब, 
व आनन्द में हूँ । द 3! 3४#|] 3 !!| 
व ज्ञान में हू | ११ ११ ११ 
सत्र सत्य में हू | ११ १9 5१ 
सत्र प्रकाश में टू | ११ ११ १9 
लडर नभमय में हू | ११ ११ ११ 
( न कोई अनुराग या विराग । 
सब इच्छाओं को 
पूणता ह्ठ्। ११ 99 १9 
में परसात्सा हू ११ ११ १$ 
में सब कानों से सुनता हूँ । |... # 9 
में सब आँखों से देखता हूँ । ४७. 9. 9 
में सब मनों से सोचता हूँ। |. 9... 9! 
जो सत्य मेरा स्वरूप है, उसी को जानने 
को साधु आकांक्षा करते हैं । ११ ११ १7 


[ प्राण ओर प्रकाश जो नक्षत्रों ऑर सूय , 
के द्वारा कलकता है, बह में हूँ। ७... 9. ४9 


अब कागज़ समाप्त हो गया। है 
झ्ब इस स्पष्ट करने के लिये कुछ शब्द कट्दे जा सकते 


3, 
हा 


२५६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हैं। हिन्दी-कहानियों में एक बड़ी सुन्दर कहानो है। एक 
समय सें एक बड़े पंडित, बड़े महात्मा थे। कुछ लोगों को 
वे पवित्र कथा सुना रहे थे । ऐसा हुआ कि गाँव की ग्वालिनें 
पंडितजी के पास'से होकर निकलीं, जब कि बे पवित्र कथा बाँच 
कर लोगों को सुना रहे थे। इन ग्वालिनों ने पंडितजी के मुख 
से ये वचन सुने “पवित्र-स्वरूप परमेश्वर का पवित्र नाम 
बड़ा जहाज़ है, जो हमें सव-सागर के पार लगा देता है । 
मानों कि सागर एक छोटा सरोवर-मात्र है। बिलकुल कुछ 
नहीं है ।”? इस प्रकार का कथन उन्होंने सना। इन ग्वालिनों ने 
उस कथन को शब्दशः ग्रहण किया। उन्होंने उस कथन में 
अचल विश्वास स्थापित किया। उस पार अपना दूध बेचने 
के लिये उन्हें नित्य नदी पार करनी पड़ती थी। वे ग्वालिनें 
थीं। उन्होंने अपने मन में साचा। वह पवित्र बचन है, वह 
ग़लत नहीं हो सकता, अवश्य वह यथाथ होगा। उन्होंने 
कहा, “नित्य एक एकन्नी हम मल्लाह को क्‍यों द॑ ? परमेश्वर 
का पवित्र नाम लेकर आर + उच्चारती हुई हम नदी को 
क्यों न॒ पार करें? हम नित्य एकन्नी क्‍यों दे ९?” उनका 
विश्वास वजञ्र के समान कठोर था। दूसरे दिन वे आई ओर 
केवल <» उच्चारा, मल्लाह को कुछ नहीं दिया, नदी पार 
करना शुरू किया, नदी उत्तर गईं और बे डूबी नहीं । प्रतिदिन 

नदी पार करने लगीं, मल्लाह को वे कुछ नहीं देती थीं । 
लगभग एक महीने के बाद उस उपदेशक के ग्रति कि जिसने 
वह वाक्य पढ़े थे ओर उनका पेसा बचाया था; अत्यन्त 
कृतज्ञता का भाव उनमें उदय हुआ | उन्होंने महात्मा को अपने 
घर पर भोजन करने को निमन्वण दिया। अस्तु, निमन्त्रण : 
स्वीकंत हुआ) नियत तिथि पर महात्मा को उनके घर 
पधारना पड़ा। एक ग्वालिन महात्मा को लेवाने आई । यह 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव की सहायता नँ० ? २४७ 


ग्वालिन जब महात्मा को अपने गाँव लिये जाती थी, तब वे 
नदी पर पहुँचे। ग्वालिन एक पल में दूसरे तट पर पहुँच 
गई ओर महात्माजी उसी पार खड़े रह गये, बे उसके साथ 
न जा सके। कछ देर में ग्वालिन लोट आई अर महात्मा से 
विलम्ब का कारण" पूछा | उन्होंने कहा कि में मल्लाह की 
राह देख रहा हूँ।मलल्‍्लाह को मुझे दूसरे तट पर ले जाना 
चाहिए । ग्वालिन ने उत्तर दिया। “महाराज! हम आपकी 
बड़ी कृतज्ञ हैं। आपकी कृपा से हमारे पेंतीस आने बच 
गये, और केबल पेंतीस ही आने नहीं, किन्तु अब हमें 
आजीवन मल्लाह को पैसा न देना पड़ेगा । आप 
ख़द भी रुपया क्‍यों नहीं बचाते ओर हमारे साथ उस 
पार चले चलते ? आपके उपदेश ओर शिक्षा से हम, 
बिना कोई हामि व क्षति उठाये, उस पार चली जाती हैं। 
आप स्वयं भी उस किनारे को जा सकते हैं ।” महात्मा ने 
पूछा बह कोनसी शिक्षा थी, जिससे तुम लोगों का पैसा 
बच गया । ग्वालिन ने उस वचन की महात्मा को याद दिलाई, 
जो उन्होंने एक बार कहे थे कि भगवान का नाम एक 
जहाज़ है, जो हमें भव-सागर के पार उतारता है। महात्मा ने 
कहा, बिलकल ठीक है, बहुत ठीक है, में मी उस पर अमल 
करूँगा । अन्य साथी भी थे। ( चले न जाओ, अब कथा का 
रोचक भाग आता है) एक बड़ा लम्बा रस्सा था। उसने 
वह रस्सी अपनी कमर में बाँध ली, ओर रस्सी का बाक़ी 
हिस्सा साथियों से अपने पास रखने को कहा, और कहा 
कि परमेश्वर का नाम लेकर में नदी में फाँदता हूँ, और 
विश्वास पर नदी के पार जाने का साहस करू गा; किन्तु 
देखना कि में यदि डूबा जान लग, तो मुझे घसीट लेना । 
महात्मा नदी में कूद पड़ा; कुछ पग आगे बढ़ने पर वह 


२४८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


डूबने लगा। साथियों ने उसे बाहर निकाल लिया। अब 
तनिक ध्यान दीजिये। इस प्रकार को श्रद्धा जेसी महात्मा में 
थी, यह श्रद्धा जेसा विश्वास उत्पन्न करती है, वह 
रक्षा का बीज नहीं हो सकती। आपकझे दिलों में यह कुटिलता है । 
जब आप *  उच्चारना शुरू करते हैं या परमेश्वर का नाम 
लेते हैं ओर कहते हैं, "में स्वास्थ्य हूँ, स्वास्थ्य, पर अपने 
हृदयों के हृदय में आप काँपते हैं, आपके हृदयों के हृदय में 
वह तुच्चछ कॉपता, लरज़ञता अगर! मांजद रहता है कि 
अगर में डूबने लगूँ, तो मुझे बाहर निकाल लेना!'-- 
आपमें वह छुट्र हिचकिया अगर! है । आपके चित्त में 
कोई पक्का विश्वास, निश्चय, श्रद्धा व प्रतिज्ञा नहीं है । 
यह एक तथ्य है कि संसार के सारे भेद ओर परिस्थितियाँ 
मेरी सृष्टि हैं, तथा मेरी करतूत हैं, अ।र कोई चीज़ नहीं 
हैं । आप परमेश्वर हो, प्रभुओं के प्रभु हो । ऐसा आप 
समभो | इसी ज्ञण इसे अनुभव करो। हृढ। अचल विश्वास 
रक्‍्खो । ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त करो। आप देखेंगे 
कि आज बताये गये ढंग से नित्य इस पत्र को पढ़ने से आप 
को बाँघनेवाले सब अगर-मगरः! दूर हो जायेंगे । अपनी 
परमेश्वरता से निरन्तर अपने आपका लगाव रखने से 
तुच्छ 'यदि' से छुटकारा हो जायगा | यदि पाँच बार नहीं, तो 
कम से कम नित्य दो दफ़ इस कागाज़ को पढ़ो, ओर आपके सब 
क्र अगर! निकाल दिये जायेंगे । 
राम अब व्याख्यान बन्द करता है, ओर आपमें से जो लोग 
कुछ सामाजिक बातचीत राम से करना चाहते हैं वे, यह आसन 
चुकने के बाद, ऐसा कर सकते हैं। यह आसन < 3, ३#, 
उच्चारने के बाद छोड़ँगा । 
एक शब्द ओर । आपमें से जिन लोगों न ये व्याख्यान 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव की सहायता नं? १ स्श्६ 


नहीं सुने हैं, ओर इसलिये राम के इस व्याख्यान को 
नहीं समझ सके हैं, वे इस सम्पूर्ण वेदान्तिक तत्त्वज्ञान को 
पुस्तक के रूप में अत्यन्त दाशनिक ढंग से प्रकाशित पावेंगे । 
सम्पूर्ण बेदान्त-दशन आपके सामने पेश किया जायगा। 
तथा एक शब्द ओर भी । जितने संदेह वेदान्त-दशन के संबंध 
में आपके मन में हैं, और आपमें जितनी आशंकाएँ हैं, वे ही सब 
संदेह ओर संशय एक समय में स्वयं राम के रहे हैं। आपके 
अनुभव ओर आपके सन्देह स्वयं राम के संदेह हैं । राम इन 
रास्तों में से होकर निकल चुका है, ओर आपको विश्वास 
दिलाता है कि हमारे सब सन्देह ओधे अज्ञान हैं।ये सब 

सन्देह क्षणस्थायी हैं, वे एक पल में उड़ सकते हैं । यदि 
आपमसें से कोई अपने सन्देहों के संबंध में राम से विशेष 
वार्तांलाप करना चाहता है, तो वह कर सकता है। 

पुनः यह कहा जा सकता है कि यदि आप आपत्ति से 
छूटना चाहते हैं, पूण आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी 
मुक्ति को फिर पाना चाहते हैं, आत्मानुभव को प्राप्त करना 
चाहते है, तो आपको वेदान्त का अनुभव होना चाहिये। 
अन्य कोई माग नहीं है। आपके सब मत, आपके सब 
सिद्धान्त, आपके सब अनुभव, केवल वेदान्त को पहुँचाते 
हैं। वे केवल परम सत्य के पथ-प्रदशक हैं। ये आशा-जनक 
लक्षण हैं, बहुत अच्छे चिह् हैं कि हाल में अमेरिका में 
जिन सम्प्रदायों का श्रीगणेश हुआ है, उनमें से अत्यधिक 
वेदान्त को सम्मिलित और ग्रहण कर रहे हैं। वे उसे 
( बेदान्त को ) अपने में ले रहे हैं। उन्हें इसका ऋण 
स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है । इसाई-विज्ञान, नवीन 
विचार, आध्यात्मिकता या देवी विज्ञान इहत्यादि-ये ल्लोग, 
जो हमें महण कर रहे हैं, परमेश्वर हें। अमेरिका के लिये 


२६० स्थामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ये अति आशा-पूर्ण चिह् हैं। किन्तु राम आपसे कहता है 
कि यदि आप सत्य को उसके पूर्ण प्रताप और सौन्दय्य 
के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेदान्त मौजूद है। आप 
इसका चाहे जो न्ञाम रख लें, किन्तु इन हिन्दू-धम-प्रन्थों में वे 
( ऋषि ) इसे अति सुस्पष्ट ओर स्वच्छ भाषा में उपस्थित करते 

। यह सवश्रेष्ठ सत्य है कि “आप परमेश्वर हो, प्रभुओं के 
प्रभु हो ।” यह समझो, यह अनुभव करो, ओर फिर आपको 
कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता, आपको कोई भी चोट 
नहीं पहुँचा सकता, आप प्रभुओं के प्रभु हो। “दुनिया मेरा 
संकल्प है, में प्रभुओं का प्रभु हूँ ।! यह है सत्य। यदि आप 
ऐसी बातें सुनने के अभ्यासी नहीं हैं, तो ख्रोफ़ न खाहये | 
यदि आपके पूवजों का इसमें विश्वास नहीं था, तो क्‍या 
हुआ ? आपके पूवजों ने अपनी पूर्ण शक्ति से काम लिया, 
आपको अपनी पूण शक्ति काम में लाना चाहिये । आपकी 
मुक्ति, आपके पूवजों का उद्धार आपका अपना काम है। 
वेदान्त को ग़रेरन समझो। नहीं, यह आपके लिये स्वाभाविक 
है। क्‍या आपकी निजी आत्मा आपके लिये ग्रेर है? 
बेदान्त आपको केबल आपकी आत्मा ओर स्वरूप के संबंध 
में बताता है। यह तब ग़र हो सकता था; जब आपका अपना 
ही आत्मा आपके लिये ग्रेर होता । सब पीड़ाएँ--शारीरिक, 
मानसिक) नेतिक ओर आध्यात्मिक--वेदान्त का अनुभव 
करने से तुरन्त रुक जाती हैं, और अनुभव कठिन काम 


नहीं हे । 


# | &# ॥ 5 !! 


सोहम्‌ 
( ता० १० जून १६०३ को दिया हुआ व्याख्यान | ) 


एक बड़ा ही उपयोगी मंत्र है, जिससे हरएक को परिचित 
होना चाहिये। वह है 'सोडहपू' ( 547 ) | अंग्रेजी भाषा में 
सो! का अथ है ऐसा, किन्तु संस्कृत भाषा में 'सो' का अथ है 
“वह, ओर “बह” का अथ सदा परमेश्वर या परमात्मा है।इस 
तरह 'सो' शब्द का अथ परमेश्वर है । भारत में श्री अपने पति 
का नाम कभी नहीं लेती | उसके लिये दुनिया में केवल एक 
पुरुष है, आर वह ( एक पुरुष ) उसका पति है । वह खत्री सदा 
अपने पत्ति को वह” कहती है, मानो समग्न विश्व में कोई और 
व्यक्ति मोजूद ही नहीं है। फलत» उसके लिये “वह” सदा 
परमेश्वर है, ओर परमेश्वर सदा उसके विचारों म॑ है। इसी तरह 
बेदान्ती के लिये 'सो' शब्द का अथ सदा परमेश्वर या 
परमात्मा है । मेरा स्वरूप केवल एक सत्य-मात्र है, यह विचार 
निरन्तर चित्त में रहना चाहिये । 
हम्‌ ( ॥०7 ) का अथ फ़ारसी भाषा में 'में' हे। एच(#) 
को निकाल दो ओर वहाँ आई / ४ ) को बेठा दो, ओर हमें सो 
ऐम-आई ( 5०- 9/0-  ) बह मैं हूँ' की प्राप्ति हो जाती है। 
परमेश्चर में हूँ, परमात्मा में हूँ, और परमेश्वर सदा मेरे द्वारा बोल 
रहा है, क्‍योंकि सब बही तो बह हे । # भी इसमें शामिल 
हे । सोडहम्‌ ( 5०॥2&77 ) में से एस ओर एच ( 5» ०70 ॥ ) को 
निकाल दो, हमें ३* ((070) मिलता है। सो5हम श्वास से आनेवाली 
स्वाभाविक ध्वनि है, ओर इस शब्द की पूर्ण महिमा हर समय 


२६२ स्वामी रामतीथे जिल्द तीसरी 


निरन्तर हमारे मनों में रहनी चाहिये। साँस को ताके रहो ओर 
इस मंत्र 'सोहहम्‌” के द्वारा उसे सुरीली बनाओ। यह एक 
मानसिक शारीरिक ओर आध्यात्मिक व्यायाम है । साँस 
लेने में दो क्रियाओं का समावेश है, भीतर: जाना ओर बाहर 
निकलना, साँस लेना ओर साँस निकालना | भीतर साँस लते 
समय 'सो” कहा जाता है, ओर बाहर साँस निकालते समय 
“€म्‌!? कहा जाता है। कभी-कभी प्रारम्भ करनेवाले को “उ” 
की अपेक्षा 'सोडहम” जपना ( उच्चारना ) बहुत सहज पड़ता है । 
यह दोनों को आलिंगन करता है। जब इसे धीमे-धीमे उच्चार 
रहे हो, तब इस पर विचार करो, भीतर-ही-भीतर और 
चित्त से इस पर मनन करो, किन्तु इस सारे समय बिलकुल 
स्वाभाविक रीति पर साँस लेते रहो । यह सच्चे प्रकार की 
आत्म-सूचना है, जो मनुष्य को इन्द्रियों के सम्मोहन से हटा- 
कर परमेश्वरता में लॉटा ले जाती है। वह हूँ में । विश्व 
में हर समय तालबद्ध गति हो रही है। संस्कृत में 'सो' शब्द 
का अथ सूय भी है। सूय हूँ में | में प्रकाश का दाता हूँ, में 
लेता कुछ नहीं हूँ, पर देता सब हूँ। में दाता हूँ और लेने- 
वाला नहीं हूँ | मान लीजिये कि हम दूसरों से बहुत ही 
रूखी चिट्रियाँ ओर डाही पुरुषों की कठोर आलोचनाएँ 
पानेवाले हें । तो क्‍या इससे हमें रंजीदा ओर हैरान 
तथा परेशान होना चाहिये ? नहीं । अपनी परमेश्वरता में 
क्ञोभरहित चेन से रहो। जो आपको सबसे अधिक हानि 
पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कपापू और प्रेममय 
चिन्तन करो | वे तुम्हारे अपने स्वरूप हैं, ओर अपने निजी 
स्वरूप के लिये आप केवल भअच्छे विचार रख सकते हैं। 
मैं सू्यों का सूय हूँ। प्रकाश, प्रताप, शक्ति में हूँ। मुझे कोन 
हानि पहुँचानेवाला है ? मेरा अपना आप मेरे अपने आप 


जिल्द तीसरी सो5हम्‌ | २६३ 


को हानि नहीं पहँचा सकता । असम्भव है । दसरों की 
छ्ुद्र मिथ्या सम्मतियों से ऊपर उठो। परमेश्वर को सदा 
अपने द्वारा बोलने, सोचने ओर काय करने दो, अपनी 
परमेश्वरता में शान्ति से चेन करो। में सूर्य हूँ; दुनिया को 
प्रकाश देनेवाला हैं । 

पूण शक्ति अनुभव करो। आप देखते हैं कि हमारी सब 
कठिनाइयों का कारण “अहं', परिच्छिन्न अपने जक्ुद्र अहं 
का सत्कार है। यही विचार है; जो हमें दुर्बल करता ओर 
मार डालता है| इस रोग को दूर करने के लिये किसी 
व्यक्ति या हरएक व्यक्ति को स्वभावतः एक कमरे में बेठ जाना 
होता है, ओर वहाँ रोना या विलपना, अपनी छाती पीटना, 
ओर यह कहना होता है “निकल शंतान, निकल, निकल शैतान, 
निकल ।” अपने को ऐसी हालत में लाओ कि मानों यह 
देह आपकी कभी पेदा ही नहीं हुई थी। आप तो परमेश्वर 
हो, आप यह ( देह ) नहीं हो । यदि आप अपने आपको देश- 
काल के अन्दर क़्रेद रखते हो; तो दसरे लोगों के विचार 
ओर दूसरे मनुष्यों की तरकीबें आपको तंग करेंगी । यह देह 
जिसे आप संबोधन कर रहे हा, एक व्यामोह्‌ (॥8)!ए८॥॥॥०।०४) 
है । में परमेश्वर हूँ । क्या आप इस पर ध्यान देते हो ? मिथ्या 
सम्मतियों की अपेक्षा वास्तविकता में अधिक विश्वास 
करो, परमेश्वर आप हो । बुरे विचारों ओर प्रलोभनों 
को आपकी पवित्र उपस्थिति में आने का कोई हक़ नहीं 
है | क्या अधिकार है उन्हें आपकी मौजूदगी में प्रकट होने 
का ? पवित्र पुनीत आप हो, यह अनुभव करो । रोग फिर कहाँ 
है? किसी से कोई आशा न करो, किसी से न डरो, अप्रना 
कोई उत्तरदायित्व न समझो । कत्तव्य में बंघकर अपने 
काम को न करो। कत्तव्य क्‍या है? कत्तंव्य आपकी अपनी 


२६५ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


रचना है । श्रेष्ठ राजकुमार की भाँति अपना काम करों। 
हरएक चीज़ आपके लिये खेल की-सी चीज़ हाना चाहिये । 
अपने सामने का काम प्रसन्नता से; स्वच्छुन्दता से करो । 
रोग दो प्रकार के हैं। भारतीय भाषा में हम उन्हें आध्यात्मिक 
( भीतरी ) रोग ओर आधिभोतिक ( बाहरी ) रोग कहते 
इसका शब्दार्थ ले शेतानी रोग ( (एशाणा) 005::8४०८ ) 
ओर देवी रोग ( शिाए तां5०३१८ ) विक्ट रोग ओर नारी- 
रोग | इसका क्‍या अथ है? अरे, मायिक या नारी-रोग वह 
है, जो हमारे भीतर से उठता है। हमारे भीतर की 
इच्छाएं, हमारी आर्काक्षाएं, हमारे अनुराग, हमारो लालसाएँ 
मायिक या नारी-रोग हैं । और बिकट रोग या यथा 
रोग वे हैं, जो दूसरों के कार्यो या प्रभावों से हमें होते 
हैं । अस्तु, किसी मनुष्य को नीरोग कैसे किया जाय * लोग 
कहते हैं, पुरुष-रोग जिसे आधिभोतिक रोग, दानव रोग, 
या बाहरी रोग कहते हैं, उसके संत्रंध में अपने आपको 
परेशान मत करो। जिस क्षण आप अपने आपको अपनी 
निबलकारिणी इच्छाओं से रहित करते हैं, जिस क्षण 
आप अपना पिंड उनसे छुड़ाते हैं, उसी क्षण तुरन्त बाहरी 
रोग आपको छोड़ देते हैं | किन्तु इस दुनिया में लोग एक 
भूल करते हैं, वे अपने निजी कर्दव्य को नहीं देखते | वे 
कठिनता के उस भाग पर नहीं ध्यान देते, जिसकी सृष्टि 
उन्हीं की इच्छाओं से होती है। वे पहले बाहरी भयों से 
लड़ना शुरू करते हैं, अतः वे ग़लत जगह से शुरू करते हैं, 
वे पहले परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं। वे नर-रोग को, 
जो रोग दूसरों के प्रभाव द्वारा आता है, हटाना चाहते हैं । 
बेदान्त कहता है कि आपकी इच्छायें आपकी अपनी कमज़ोरियाँ 
हैं, पहले इनको दूर करो, फिर हरएक बात का निर्णय 


जिल्द तीसरी सो5हम्‌ २६५ 


आपके लिये कर दिया जायगा | यह आपकमें नारी-भाग 
है । यही बाहरी प्रभावों को आकर्षित करता है | जसे कि 
एक कुत्ते के मँह में जब मांस का एक टुकड़ा होता है; 

सरे कुत्त आकर उसके लिये रार ठानते हैं । जब 
आप अपनी कमजीरी या नारी-रोग से छूट जायेंगे, तब 
नर-रोग आपको तुरन्त छोड़ देगा। इस नारी या मायिक 
रोग की प्रकृति की अधिक व्याख्या की जानी चाहिये। 
यह एक व्यक्ति है । यदि वह पूर्णतया शुद्ध है, यदि वह सब 
प्रलोभनों से अपने को पूणतया परे ओर अपने अन्तगंत 
परमेश्वरत्व का अनुभव कर सकता है; तथा यह कहने को 
बह तेयार है “शेतान मेरे पीछे जा, में तुकूसे कोई वास्ता नहीं 
रख सकता,” तो राम उससे एक बात कहता है । उस मनुष्य 
को इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की इच्छाएँ, किसी के भी 
विचार, इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बुराश्याँ या 
प्रलोभन कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। कोई भी शक्ति उसे 
तंग था तनिक भी नीचा नहीं दिखा सकती, क्योकि वह 
आप खद आसुरी या नर-रोग से मुक्त हो चुका है।जिस 
ज्षण हम अपने को दुबल बनाते हैं ओर शारीरिक मोगों की 
इच्छा करने लगते हैं, तब कया होता है ? सब शत्रुओं के 
बुरे विचार इस या उस प्रल्लोोमन का रूप धारण करते 
ओर हमें भक्तर करते हैं।यदि आप शांति ओर पूर्ण 
आनन्द भोगना चाहते हैं, यदि आप अपने ईश्वरत्व का 
अनुभव करना चाहते हैं, तो अधम प्रकृति की मृत्यु 
अवश्य होना चाहिये। इस मृत्यु में जीवन है, इसी मत्यु में 
जीवन है। अब यहाँ अपने आपको परमेश्वर सममो । 
अपने को स्वाधीन करों । ओर इस काम को करते समय ठंढे 
दिमाग़ से, धीर, और निरभय ब्रृत्ति से काम लो । 


२६६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


में कोई इच्छा नहीं करता । मुझे कोई आवश्यकता, 
कोई भय, कोई आशा, कोई उत्तरदायित्व नहीं हे । 


८ 


यह अ' चक्र एक चरखी है, ओर इस चरखी पर 
एक बड़ा सुन्दर रेशमी तागा लटका हे, और इस रेशमी 
तागे के सिरों में दो बाट बँपे हैं, जिनमें से एक १० 
सेर ओर दूसरा ६ सेर का है। अब इस ६ सेर के बाट में 
हम दूसरा ७ सेर का बाट जोड़ते हैं। ६ सेर में चार सेर 
जोड़ने से दस होते हैं।सो अब एक तरफ दस सेर और 
दूसरी तरफ़ भी दस सेर हो गये। दोनों पलड़े बराबर । वे 
बिलकुल्त नहीं डिगेंगे। अस्तु, अब मान लीजिये कि हमने 
चार सेर का बाट हटा लिया और तब एक ओर १० सर 
ओर दसरी ओर ६ सेर रह गये । बाट बराबर नहीं हैं। 
नतीजा क्या होगा ? १० सर का नीचे चला जायगा, और ६ 
सेर का ऊपर उठेगा । एक पल के बाद हम यह 
चार सेर का बाट ६ सेर के बाट में जोड़ देते हैं । 
फिर हम दोनों बोक दोनों तरफ़ समान कर देते हैं । 
तब क्या परिणाम होगा ? बहुत स लोग कहेंगे कि पलड़े 
बराबर सध जायेंगे, किन्तु बात ऐसी नहीं है, वे डोलते 
रहेंगे । पहली दृष्टि से ऐसा जान पड़ता है कि बोकों के बराबर 
हो जाने के एक पल ही बाद गति भी समान हो जायगी। 


जिल्द तीसरी सोषहम २६७ 


जब राम ने इस विषय पर विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया; 
तब सब विद्यार्थी कहने लग पड़े कि गति रुक जायगी। किन्तु 
जब उन्हें प्रयोग दिखाया वा समभाया गया, तब उनकी 
आँखें खुलीं। जब बाट बराबर कर दिये गये; तब भी पलड़े 
हिलते-डुलते रहे, रुके नहीं | इस तरह प्रारम्भ में हम समभते 
हैं कि यदि दोनों ओर के बाट बराबर कर दिये जावेंगे, तो वे 
ठहर जायेंगे, पहले की शान्ति क्रायम हो जायगी । एक 
बार जब गति शुरू हो जाती है, तब फिर दोनों ओर बोम 
बराबर कर देने पर भी हिलना-डुलना रोका नहीं जा सकता | 
यदि हम दोनों तरफ़वाले ६ सेर ओर १० सेर के बाटों को दो 
पल तक काम करने दें; ओर दो पल के बाद हम चार 
सेर का बाट फिर बढ़ा दें, तो दोनों तरफ बाट बराबर हो 
जाने पर भी गति सधेगी नहीं, रुकेगी नहीं। इसी तरह यदि 
तीन पल के बाद हम बोक बराबर करें, तो भी गति झुकेगी 
नहीं । पहले पल के अन्त में हमें एक अन्तर दिखाई देता है 
बो्कों की तेज़ी या चाल प्रतिपल ४ फ़ट अवश्य होगी। 
यदि असमान बाट एक पल हिलते रहे, तो परिणामभूत 
वेग ४ फ़ट होगा, ओर यदि असमानता दो पत्ल तक 
बनी रही, तो परिणामभूत वेग ८ फ़ट होगा । यदि 
असमान बाटों को निरन्तर तीन पल तक काम करने दिया 
जाय, तो वेग १२ फ़ट होगा; और ४ पल के अन्त में बह 
१६ फ़ट होगा; इत्यादि | हम देखते हैं कि यदि बाट असमान 
रक्खे जाते हैं, तो परिणाम यह होता है कि हरणक पल के अन्त 
में गति की तीज्नता में अन्तर पड़ जाता है, गति की मलिक 
तीत्रता ( ०ांड709) ४ए०टा9 ) में ४ फ़ट का योग होता जाता 
है। इस तरह गति अपनी ४ फ़ट की तरक़्क़ी प्रतिपल पाती ही 
जाती है । जो तीत्र गति अब तक प्राप्त हो चुकी है; बह वहीं 


रद्द . स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


बनी रहती है | हम देखते हें कि यदि बाट शुरू में, गति आरम्भ 
होने के पू०ं, बराबर कर दिये जाते हैं, तो बाट बराबर होने 
के कारण स्थिरता बनी रहती है। यदि बाट ४ फट की तेज्ञ 
चाल चल चकने के बाद समान किये जाते हैं; तो बाटों की 
समानता चाल की तेज़ी में अधिक वृद्धि होने से रोक देगी, ओर 
यदि दूसरे पल के अन्त में बाट बराबर किये जाते हैं, तो 
परिणाम यह होगा कि हाथ लगी चाल ८ फ़ट होगी और 
इस तीज गति में ओर तरक़्क़ी न होगी, और तीसरे पल के 
अन्त में लब्ध तीत्र गति १२ फ़ट होगी, तथा ओर आगे चाल 
में वृद्धि न होगी | पहले पल त में वेग की तरक़्की 
बेग-वद्धि ( 7०८०!०७४४०॥ ) कहलाती हे । किन्तु यहा हम 
सरी ही बात देखते हैं । जब दोनों ओर बाट एक समान 
कर दिये जाते हैं, तब पलड़ों पर प्रभाव डालने को कोई शक्ति 
नहीं रह जाती । यदि पलड़ों पर कोई शक्ति ( मार ) प्रभाव न 
डालती हो, तो विश्राम था प्रगति की अवस्था में कोई 
परिवतन नहीं उत्पन्न किया जा सकता। विश्राम या प्रगति 
( हरकत ) में कोई परिवतन नहीं पेदा होता है । यदि वहाँ 
पहल की स्थिरता है; और हम भार एक ओर १० सेर तथा 
दूसरी ओर १० सेर कर देते हैं। ओर यदि बाटों में एक पल 
भर प्रगति रही है ओर तब बाट बराबर किय गय हैं, तो 
क़ानन के अनुसार शुरू की प्रगति बनी रहेगी । इससे 
मोलिक स्थिरता या पहिले से प्राप्त वेग रुकता नहीं है 
किन्त बाटों की समानता वेग में आगे को परिवतेन न होने 
देगी । इस तरह, यदि दूसरे पल के अन्त में हम बाट समान कर 
देते हैं, तो पहिले से प्राप्त वेग वही बना रहेगा। इसी तरह 
तीसरे पल के अन्त में बाटों की समानता पहिले से प्राप्त १२ 
फ़रूट की तीज गति के वेग में और कोई परिवतन न होने देगी । 


जिल्द तीसरी सो5हम्‌ .. २६६ 


अब हम आत्मानुभवी मनुष्य के मामले पर आते हैं । 
आत्मानुभव दोनों ओर के बाटों की बराबरी-मात्र है। 
आत्मानुभव बोकों को बराबर करता है, आपके अन्दर से 
असमानता का निकाल लेता है। वह ( आत्मानुभव ) आपको 
बाहरी परिस्थितियों, से मुक्त करता है। वह आपको आऑधियों 
ओर तूफ़ानों के बेग की अधीनता से छुड़ाता है। आत्मानुभव 
आपको बाहरी प्रभावों से बचाता है | वह आपको अपने 
बल पर खड़ा करता है । यह हो जाने पर आगे के लिये सब 
वेग-वृद्धि रुक जाती है, किन्तु पहिले की प्राप्त गति वहाँ 
बनी रहती है। पहिले से प्राप्त गति को हम जड़ता या पू 
अध्यास कहते हैं। वह वहाँ बना रहता है। वह अपनी राह 
आप लेबेगा । हम देखते हैं कि यह आत्मानुभव कुछ लोगों 
को हुआ था, जिनमें पहिले से प्राप्त बेग बहुत ही कम था, 
किन्तु उनके शरीरों के द्वारा महान काय नहीं हुए थे। 
किन्तु दूसरे लोग हैं, जिनकी पहिले से प्राप्त की हुईं गति की 
तीत्रता अदूभुत व आश्चय-जनक है। स्वच्छन्द होने पर भी 
उनके शरीरों की प्रगति जारी रहेगी। उनके शरीर विलक्नषण 
काय करते रहेंगे, महान और उत्कृष्ट काय आत्मानुभव का 


दूसरा नाम है । 
डॉक्टर एनथोनी ( !). 370०५ ) का वाक्य हे कि 
“ [| द5ता€5 'शात]त]उएत प्र ॥ तैपारई एच्रातरटा5, 


“सुख कत्तव्यों के बस्नों में लिपटे हुए हैं ।” 
अपनी इश्वरता को अनुभव करो, ओर फिर हरएक बात 
पूण है 


35% ! 3» । 3३» [| 


आत्मानुभव-संबंधी संकेत नं ० २ 


परमेश्वर का अब हम कुल्ल दूसरे अलकझ्षारों में निरूपण 
करते हैं । विशाल, विशाल क्षीरसागर में, जो समग्र 
विश्व को ब्यापे हुए है, एक सुन्दर रेंगता सप या शेपनाग 
( परमेश्वर का ) कोमल बिछोना बनता है, ओर अपनी 
देह की परत को मानों इसका एक गदह्द बसाता है। उसके 
सहस्र फन छुत्र का काम दे रहे है। ऐसे सागर पर एक अत्यन्त 
सुन्दर, मनोहर देवी बेठी हुई है, जो इस परमेश्वर की पत्नी 
है। उसकी देह पारदर्शक है, नेत्र आधे खुले हैं ओर अधर 
मुसकराते हैं। वह इस परमेश्वर के चरण धीरे-धोरे दबा रही 
है। यह सुन्दर मूति एक सुन्दर; शोभायमान कमल पर बेठी हुई 
है, ओर उस पर बेठकर वह परमेश्वर के चरण दाब रही है, 
ओर देह मदन कर रही वा मुद्रियाँ भर रही है। दोनों के नेत्र 
मिल रहे हैं । एक दसरे के नेत्रों को देख रहे हैं। यह पत्नी क्‍या 
निरूपण करती है ? वह इश्वरत्व, बुद्धि, कल्याण और आनन्द 
निरूपण करती है। वह इस परमेश्वर की अपनी महिमा है। 
इसका अथ यह हुआ कि मुक्तात्मा अपनी ही महिमा को हर 
समय देखा करता है, ओर वह आत्मा तब स्वतंत्र है, जब कि 
दुनिया उसके लिये बिलकुल डूबी हुई होती है। सब नातों और 
सम्बन्धों से परे, सब बन्धनों को तोड़कर, उसे दुनिया से 
कोई प्रयोजन नहीं होता है । 

सागर का अथ्थ अनन्तता है । और यह सागर ज्ञीर 
का - क्‍यों कहा जाता है? दूध में तीन गुण हें। वह प्रकाश 
है, बह सफ़ेद है, जिसका अथ कल्याण है, वह बलदायक 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव-संबंधी संकेत नं? २ २७१ 


भी है, जिसका अथ शक्ति है। अतएवं वह क्षीरसागर अनन्त 
प्रकाश, अनन्त कल्याण ओर अनन्त शक्ति का रूप है। इसमें 
दो ( नारायण-लक्ष्मी ) आराम करते हैं । 

अब शेषनाग का क्‍या अथ है ? शेषनाग का अश्रथ हे 
वह नाग, जो सबके बाद बचा रहता है। जब सर्पिणी 
अपने १०० अंडे देती हक तब वह अपने ही दिये हुए 
अंडों को खाना शुरू करती है।जो कोई उसके पंजे से बच 
निकल्नता दे, वह शेषनाग कहलाता है। इसी प्रकार हरएक वचधतु 
मर जाती है, केवत एक वस्तु रह जाती है। कल्याण, ज्ञान ओर 
शक्ति के सागर में एक अमर तत्त्व रहता है। दोनों अपनी ही 
महिमा में पूण आनन्द स्थिर ओर शान्त हैं ।  ! 

राम दो बातों पर आपका ध्यान विशेष रूप से 
खींचता हैः-- 

१ परिच्छिन्नात्मा का निषेध ( अनंगीकार )। 

२--शुद्धात्मा का असंदिग्ध ग्रहण ( अंगीकार )। 

प्रथमः--वेदान्त के अनुसार उक्त निषेध पूर्ण विश्राम 
( उपशम ) चेन, आराम; त्याग हैे। जब कभी आप समय 
निकाल सकें, पलंग पर या कुरसो पर लेट जाइये, इस तरह से 
जसा कि मानों वह बोक या भार आप कभी साथ नहीं ले रहे 
थे आर उससे आपका कोई मतलब न था। तथा उससे आप 
उतने ही अपरिचित थे, जितने कि किसी शिलाखंड से | कुछ देर 
तक देह को निर्जीब मुर्दे की तरह आराम करने दीजिये, संकल्प 
या विचार पर किसी तरह का ज़ोर डालकर सहारा न लीजिये, 
ताकि किसी तरह का तनाव ( जोर ) न होने पाए । देह का 
सब अनुराग ओर मोह त्याग दीजिये । चित्त को शरीर या 
किसी भी वस्तु की सारी फ़िक्रों ओर चिन्ताओं से छुड़ी पा 
जाने दीजिये। सब इच्छा या आकांत्ा और आशा को त्याग 


श्जर स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 
दीजिये ओर उनका निषेध कीजिये। यही है निषेध या निवृत्ति 


( 76]859007 ) | 

द्वितीयः--इश्वरत्व । ईश्वर की मर्जी को ही अपनी मर्जी 
बनाइये | चाहे खुख के लिये हो या दुःख के लिये। ईश्बरेच्छा 
का पान्नन कीजिये; मानों वह आप ही की इच्छा है, ओर 
आत्मानुभव'-सम्बन्धी व्याख्यान में वर्णित विचारधारा 
के अनुसार अपने आपको शरीर ओर उसके अडोस-पड़ोस, 
मन ओर उसके प्रवर्तक ( 770४४८5 + सफलता और भय 
का विचार, इन सबसे ऊपर ( प्रथक्‌ ) सममिये; अपने आपको 
सवव्यापी, परमशक्तिमान्‌। सूर्यों का सूये, कारणातीत, नाम- 
रूप संसार से परे ओर सकल महान लोकों, पूर्णानन्द तथा मुक्त 
राम से अभिन्न समभिये | कोई सुर या सुरें जो स्वभावतः 
ओर अनायास आपके ध्यान में आ जाये, उनसे * उच्चारिये, 
प्रणव गाइये | ऐसा समभिये कि “में पूण आनन्द) आनन्द-कन्द्‌ 
हूँ ।” इस तरह पर शिकायतों और रोगों के सब हेतु स्वतः 
आपके सामने से चले जायँगे। दुनिया ओर आपका अड़ोस- 
पड़ोस ठीक वेसे ही है, जेसे आप उन्हें समभते हैं। दुनिया 
हृदय पर भारी न होने पाए। दिन ओर रात इस सत्य का 
ध्यान कीजिये कि “दुनिया का सम्पूणं लोकमत और समाज 
केवल मेरा ही संकल्प है ओर में ही असली शक्ति हूँ कि जिसकी 
साँस या छाया-मात्र सारी दुनिया है ।” आप अ्रपने लक्ष्य के 
शिखर पर क्‍यों नहीं पहुँचते ? इसका कारण यह है कि आप 
अपने निकट के पडोसी, परम शुद्ध स्वरूप की अपेज्ञा दूसरों 
के चंचल, अस्थिर ओर धँधले निर्णय का अधिक आदर 
तथा सत्कार करते हैं । राम कहता है, आप अपने ही लिये जिएँ 
न कि दूसरों की सम्मतियों के लिये। स्वतंत्र हूजिये। अकेले 
प्रभु, निज स्वरूप, अद्वितीय सच्चे पति, मालिक, अपने 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव-संबंधी संकेत नं? २ २७३ 


ही भीतरी परमेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न कीजिये। 
अनेक, जनता ओर. बहुमत को आप किसी हालत में न 
सन्तुष्ट कर सकेंगे, ओर सहसख्न-शिरधारी ( पागल ) जनता को 
सन्तुष्ट करने के लिए आप किसी तरह भी बाध्य नहीं 
हैं। जनता का ।क्या' आपने कुछ देना है ? लोगों के क्‍या 
आप किसी तरह के ऋणी हैं? नहीं, बिलकुल नहीं। आप 
आप ही अपने विधाता हो। अपने आपको गाकर सुनाइये, 
मानों अकेले आप ही आप हैं, ओर कोई दूसरा पास सुनने- 
वाला नहीं हे । जब आपका अपना आत्मा प्रसन्न है, तब जनता 
अवश्य सन्‍्तुष्ट होगी । यही क़ानून है । दूसरों के लिये अस्वाभाविक 
जीवन व्यतीत करने से कया लाभ ? 

एक राजकुमार अपने बचपन में दरबारियों के बच्चों 
के साथ लुक्कन-छिप्पन (॥0८ & ५८८४ ) खेल रहा था। 
उसे लड़कों को द्वोंढ़ने में बढ़ा मँमकट करना पड़ा । पास 
खड़े एक व्यक्ति ने कहा, “संगी खिलाड़ियों को ढूंढने में 
इतना मंफकट करने से कया फ़ायदा जब कि एक छ्षण में वे 
जमा किये जा सकते हैं, यदि आप उन्हें आज्ञा देने में अपनी 
शाही सत्ता से काम लें ?” ऐसे सवाल का जवाब यह है कि 
उस हालत में खेल का मज़ा जाता रहेगा। खेल में कोई 
आनन्द न रह जायगा । ठीक इसी तरह राम के अनुसार, 
वास्तव में आप सवश्रेष्ठ शासक और सबके जाननेवाले स्वेज्ञ 
देवता हैं, किन्तु चूँकि आपने खेल में अपने ही विषय ( अपने 
सम्बन्धी सब तरह के विचार ओर ज्ञान ) को दुनिया की 
लुकन-छिप्पनवाली भूलभुलेया में दूँ ढना शुरू किया है, इसलिये 
विचार के क्रम को त्याग देना ओर खेल में उस अधिकार 
( सत्ता ) से काम लेना, जिससे सारा खेल रुक जाता है, 
डचित खेल न होगा। जिस विचारक्षेत्र में भूत, वतमान, 


२७७ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


भविष्य और हज़ारों सूथ तथा नक्षत्र सब आपके अपना 
आत्मा (निज स्वरूप ) हो जाते हैं, तथा आपके ज्ञान 
के सागर में तरंग ओर अंबर-मात्र होते हैं, उसमें आप 
क़ानून ( बकालन ) की परीक्षाओं ओर सांसारिक सफलता 
की कैसे परवाह कर सकते हैं ? यदि आप सच्नी दिव्य दृष्टि 
( ०):४४०५८॥८८ ) प्राप्त करना चाहते हैं, ता आपको इन्हीं 
इन्द्रियों के लोक को, जिससे आप दिव्य दृष्टि ( 0ब्वा- 
४०५४॥0८ ) चाहते थे, त्यागना या उससे ऊपर उठना होगा । 
मछली पकड़ने को एक जाल बिछाया गया था। मछली 
जाल में फँसकर अपनी प्रचण्ड शक्ति से उसे घसीट ले 
गई । इेश्वर को यह सलाह न दो कि वह आपके साथ कैसा 
बरताव करे, अपनी मर्ज़ी का आदेश उसे न दो, अपने 
आपको केवल उस पर छोड़ दो, तुच्छ वा परिच्छिन्नात्मा को 
त्याग दो. भूठी इच्छाओं को छोड़ दो । इस प्रकार आप 
अपने शरीर और चित्त को प्रकाश से परिपूर्ण तथा 
इश्वर-वबाणी ( इलहाम वा श्रुति ) का पूर्ण यंत्र बना देंगे। 
सम्पूर्ण सत्य ज्ञान ओर वास्तविक शिक्षा भीतर से आती है, 
ओर किताबों या बाह्य वा बहिभुख चित्तों से नहीं । अलोकिक- 
बुद्धि पुरुषों ( पा८ा ० £०॥४प७ ) ने। तफ़्तीश के ज्षेत्र में 
नवीन कायकर्त्ताओं ने केबल तभो अपने आविष्कार 
( (॥४८०४८/।८५ ) आर अनुसन्धान ( [५८७29/075 ) किये, 
जब कि वे विचार में नितान्त निमग्न थे, इन्द्रियों के लोक से 
बहुत ऊपर थे, किसी प्रकार की भी जल्दी या एषणा ( कांक्षा ) 
से बहुत ऊपर थे, जब कि वे अपने व्यक्तित्त ओर मानसिकता 
को स्वार्थपरता की किसी भी प्रवृत्ति से रहित कर चुके थे। वे 
जब-“एक पारदशक दपण या शीशे के द्वारा देख रहे थे, तब ज्ञान 
का प्रकाश उनके द्वारा चमका, उन्होंने पुस्तकों पर प्रकाश 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव-सम्बन्धी संकेत नं० २ २७४५ 


डाला) पुस्तकालयों और पुस्तकों को प्रकाशित किया, किन्तु 
पुस्तकालय उन्हें प्रबुद्ध नहीं कर सके । यह है काय। कार्य 
से राम का अभिप्राय कभी भी निरन्तर निक्ृष्ट परिश्रम नहीं 
है । वेदान्त में काय का अथ सेव विश्व से समताल होना 
तथा वास्तविक आत्मा से एकस्वर होकर स्फुरण करना है। 
वास्तविक स्वरूप से ऐसी निष्काम एकता, जो वेदान्त के 
अनुसार असली काय है, मूर्खा' द्वारा ग्रायः अकाय या 
आलस्य की उपाधि पाती है । कृपया “सफलता के 
रहस्य” ( इस नाम के व्याख्यान ) को एक बार फिर 
पूरी तरह पढ़िये | अत्यन्त कष्टसाध्य काय भी, वेदान्त 
की वृत्ति से किया जाने पर, पूण सुख ओर खेल जान पड़ता है 
तथा ग़लामी या बोझ तनिक भी नहीं प्रतीत होता । इस 
तरह एक इृष्ट्लोण से जो काय सर्वोच्च्च कहा जाता है, 
वह वेदान्त के दृष्टिकोण से कोई काय ही नहीं है । 

हिन्दू - पुराणों में परमेश्वर के दो रूप दिये हुए हैं । प्रत्येक 
धर्म के तीन रूप होने चाहिये | एक है तस्त्वज्ञान, दसरा क्रिया- 
विधि ( कम-काण्ड ) ओर तीसरा पुराण । तस्‍्वज्ञान 
विद्वानों के लिये है, कमं-काण्ड बाह्य शरीर वा बच्चों के 
लिये है, ओर पुराण विचारवानों के लिये है । तीना का साथ-साथ 
चलना आवश्यक है | यदि एक भी पिछड़ जाता है; तब बह धम 
टिक नहीं सकता । हिन्दू-यम-प्रन्धों में इन तीनों में पूण समता 
होने के ही कारण हिन्दु-धर्म आज भी तीस कोटि मनुष्यों 
का धम हैं। जिस घमं में इनमें से एक का भी अभाव होता 
है, बह वास्तविक धरम नहीं हो सकता । हिन्द-घ्म में ये तीनों 
पूर्णाबस्था में हैं। हिन्दू-पुराण से राम आपके सामने पूर्ण 
पुरुष या परमेश्वर का वणन करेगा; जो निरन्तर मन में 
रहता है । 


२७६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हिन्दू-धमं-प्रन्थों में परमेश्वर के दो रूप, परमात्मा के दो 
आकार दिखाये गये हैं । एक सफ़द, महान, प्रभावशाली, 
सुन्दर, युवा पुरु०, प्रतापी आकार, हिमालय के शिखरों पर बेठा 
हुआ, ध्यान ओर विचार में मग्न, आँखें बन्द, दुनिया से बेख्नबर, 
परमानन्द की साज्ञात्‌ मूर्ति, दिक़क़तों ओर कबखेड़ों से दूर, 
सम्पूरणा चिन्ता ओर फ़िक्र से मुक्त है। ऐसा मुक्त कि पूर्ण 
स्वतंत्र, ऐसा प्राणी कि जिसके लिये दुनिया का कदापि अ्रस्तित्व 
है ही नहीं । यह है परमेश्वर का एक चित्र | यह चित्र समाधि 
का है। यह एक स्वच्छन्द, मुक्त आत्मा है। श्वेत तो हिमालय 
का एक चिह्न हे, ओर अचल मन शान्ति का चिह्न । 

इसके साथ उस परमेश्वर की पत्नी है, जो सिर से पेर तक 
गुलाब के रंग की है। वह इस परमेश्वर के घुटनों पर बेठी 
हुई है और उसके लिये सदा वनस्पतियाँ तथा अन्य जोशीले 
रस घोटा करती है। परमेश्वर अपने नेत्र खोलता है और 
तुरन्त उसकी पत्नी अपने तेयार किये नशीले अक़ से भरा 
हुआ एक कटोरा उसके मुख में लगा देती है, ताकि वह फिर 
अपनी ध्यानावस्था में निमग्न हो जाय । तब वह उससे 
सम्पूर्ण विश्व के सम्बन्ध में प्रश्न करती है, और वह उन 
प्रश्नों को उसे समकाता है। वह एक राजा की बेटी है, 
किन्तु इस परमेश्वर के निकट रहने के लिये अपनी सब 
सुन्दर चीजें वह छोड़ चुकी है। परमेश्वर शिव कहलाते हैं, 
उनकी पत्नी का नाम गिरिजा ( पावती ) है । 

3» | 3४ (| ३४ !!| 


आत्मानुभव-संबंधी संकेत नं० रे 

आप देख श हें'कि अपने जीवन की ज़रूरतें ओर आपकी 
शारीरिक तथा मानसिक ताक़तों पर दूसरों की नाना माँगें ऐसी 
हैं, जो आपको सदेव खेंचातानी में डाले रखने की संभावना 
रखती हैं । यदि इन बाह्य स्थितियों से आप सदा अपने को 
खेंचातानी में रहने देते हैं, तो अपने ही हाथों-पैरों से आप अपनी 
अकाल मृत्यु की व्यवस्था कर देते हें । 

इससे कैसे बचा जाय, और कैसे कुछ आराम मिले ? 
राम काम को टालने या देनिक कामों को त्यागने की 
सिफ़ारिश नहीं करता है। राम ऐसी सलाह कदापि नहीं 
रेता । फिर भी वह एक बहुत ही लाभदायक आदत--जो 
आदत आपको सदा भारी ओर कठिन कार्यो से बचाये 
रहेगी--डालने की सलाह आपको देता है। यह सलाह 
वेदान्तिक त्याग से कुछ भी कम नहीं है। आपने अपने 
आपको सदेव त्याग की शिला पर रखना है, ओर उस श्रेष्ठ 
स्थान पर खड़े होकर, जो काय आपके सामने आ पढ़े, उसमें 
दिलो-जान से जुट जाना है। आप थकेंगे नहीं। आपमें काम 
सम्हालने की शक्ति होगी । 

अधिक स्पष्टीकरण यह है किः--काम करते समय बीच-बीच 
में थोड़ा आराम लो, ओर एक या दो मिनट के आराम के बीच 
अपने को इस विचार में लगाओ कि “देह कुछ भी 
नहीं है; हमारा कभी इससे कोई सरोकार नहीं, था। 
हम एक साज्षी-मात्र हैं, शरीर के कामों के नतीजों या 
परिणामों से हमें तनिक भी वास्ता नहीं ।” इस प्रकार 


२७८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


विचार करते समय आप यदि चाहें, अपन नेत्र बन्द कर लें, अंग 
ढीले कर लें, शरीर को पूरे आराम में रक्‍्खें, और सारी 
चिन्ता का बोक उतार दें। चिन्ता का बोक अपने कंधे से 
उतारने म॑ आप जितना अधिक सफल होंगे, उतना अधिक 
बलवान आप अपने को अनुभव करेंगे. | 

नाड़ियाँ (7८। ५८७) देह में प्राणश-शक्ति को रखती हैं, ओर यह 
नांड़ी-चक्र विचार-शक्ति का भी पोषक है। पाचन-क्रिया, खन 
का दोरा, बालों की बाढ़ इत्यादि श्रन्त में नाड़ी-चक्र (00४० प+ 
5५5(८॥) के ही काय पर निभर हैं | यदि आपकी विचार-शक्ति 
उद्विग्न है ओर आप सब तरह के विचारों से हैरान ओर परेशान 
हैं, तो इसका अथ यह है कि आपकी नाड़ियों पर बहुत अधिक 
बोझ है। नाड़ियों का यह उद्यमशील विचार-रूपी प्रयत्न के आकार 
में काम, जो एक ओर में लाभ है, तो दूसरी ओर से निश्चित 
हानि है।इस तरह देह के आवश्यक काय-अंगों को हानि 
पहुँचती है । यह एक ही घोड़े पर दो भारी बोभों के रख देने 
के समान है। एक बोक बढ़ाओ, तो आपको दूसरा घटाना 
चाहिये | घोड़े का बोक उतार लो, तब बोभों के भार को बिना 
किसी तरह की हानि पहुँचाय घोड़ा दोड़ सकेगा | यदि आप 
अपनी ग्राण-शक्ति को क्रायम रखना चाहते हैं, यदि आप अपने 
स्वास्थ्य को क्रायम रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि 
नाड़ी-चक्र का घोड़ा शरीर के भार को आसानी से सहन करे, 
तो आपको चिन्ता का बोक हलका करना होगा । घबड़ाहट भरे 
विचारों ओर हैरानी भरे ख्यालों को अपने जीवन का रक्त 
न चूसने दो। पूर्ण स्वास्थ्य और प्रबल उद्योगिता का रहस्य 
इसी में है कि आप अपने चित्त को प्रफुल्लित ओर प्रसन्न रकखें, 
सदा परेशानी और जल्दबाजी से परे ओर सदेव किसी भी 
प्रकार के भय ओर विचार या चिन्ता से रहित रक्‍खें । 


जिल्द तीसरी आत्मानुभव-संबंधी संकेत न॑० ३ २७६ 


इस प्रकार वेदान्तिक त्याग का अथ सम्पूर्ण चिन्ता, भव, 
खेद, व्यग्रता और मन के क्लेश को, सदा अपनी मानसिक 
द्रष्टि के सामने अपने वास्तविक आत्मा के ई*वरत्व को रखकर, दूर 
करना ओर फेंक देना है; सब सांसारिक चिंताओं, परेशानियों 
ओर कत्तव्यों से बरी होना है।आपको कोई कत्तव्य नहीं 
पालने हैं, आप किसी में बँधे नहीं हैं; आप किसी के भी सामने 
उत्तरदाता नहीं। आपको कोई ऋण नहीं चुकाना है; आप 
किसी के भी बंधन में नहीं हो, सब समाज ओर समस्त राष्ट्र तथा 
हरणक बस्तु के मुक़ाबले में अपने व्यक्तित्व ( स्वरूप ) का 
प्रतिपादन करो । यह है वेदान्तिक त्याग | समाज, रीति और 
मयोदा, नियम; विधान, खंडन-मंडन ओर आलोचनाएँ आपके 
वाम्तविक स्वरूप को कदापि नहीं छू सकतीं। ऐसा भान करो, 
देह भाषना को अलग कर दो; इसे त्याग दो, यह ( देह ) आप 
नहीं हैं । + का ऐसा अथ करो, ओर थकावट के सब अवसरों 
पर 3० को उच्चारो। 

द 3७]. ३७॥ . 3० !! 


उपदेश-भाग 


विना भोजन के मनुष्य की तरह हम आत्मानुभव के लिए 
भूखे ओर प्यासे रहते हें, लालायित रहते हैं, मंत्र जपते 
हैं, मनकी साँस से बाँसुरी बजाते हैं। इसलिये आप मनकी 
मील में अगरित स्वाथपूर्ण इच्छाओं को हूँ ढ़ निकालें, ओर 
एक-एक करके उनको कुचल डालें-हृढ़ ग्रतिज्ञाएँ करें और 
गम्भीर शप्थे लें। जब आप भील से बाहर निकल आवेंगे, 
तब जल किसी पीनेवाले के लिए विषेला न रहेगा। गौओं, 
नारियों, मनुष्यों को पीने दो-निन्दकों का बिष ऐसे 
स्वच्छु जल में बदल जायगा कि जिसका स्रोत ईश्वरानुभव है। 
( अपने मन में ) दुर्बलताएँ तलाश करो ओर उन्हें निमल कर दो । 
बासनाएँ एकाग्रता को रोकती हैं, और जब तक विशुद्धता 
तथा आत्मज्ञान का अस्तित्त न हो; तब तक सच्ची 
एकाग्रता नहीं हो सकती । पहले आप उसे ( वासना को ) 
उखाड़ फंको, जो एकाग्रता की चेष्टा करते समय आपको नीचे 
घसीट लाती है। अपने प्रति आप सच्चे बनो। इस देश 
में विपुल संख्या में ओरों से व्याख्यान दिये जाते हैं । हमें अपने 
आपको उपदेश देना चाहिये। बिना इसके कोई उन्नति नहीं 
हो सकती । 

सोने से पहले बेठ जाइये, और उन दोषों को सामने लाइये 
कि जिन्हें हटाना है। इंजील, गीता, उपनिषद्‌ या इमसन-जैसे 
लेखकों के लेखों को पढ़िये । यदि लोभ या शोक का दोष हो, तो 
उक्त अध्ययन की सहायता से विचारिये कि यह दोष क्‍यों मौजूद 


जिल्द तीसरी उपदेश--भाग सर्प 


है, इसे क्‍यों दूर होना चाहिये, यह कैसे हमारे मार्ग में बाधा 
डालता है ? -अपना मन इससे ऊपर उठा लीजिये, और 3“ 
उच्चारण कीजिये । जब उसके दब जाने का निशचय हो जाय, 
तो अंतःकरण से इसे निकाल दीजिये। फिर समभिये .कि पूरण 
वश में यह हो !गया है। ओर तब उसका बिलकुल खयाल न 
कीजिय । एक-एक करके इन भुजंगों के फन पकड़िये, उन्हें 
कुचलिय ओर हरणएक ( दोष ) पर अपने आपको व्याख्यान 
दीजिये । हरएक को अपना काम आप करना चाहिये। ध्यान 
करते समय 3” का जाप तब तक करते जाइये, जब तक वाणी 
रटती रहे, ओर स्वर्गीय ध्वनि के प्रभाव पड़ते रहें | इस प्रकार 
से आपको सहायता मिलेगी; ओर सुन्दर संस्कारों से प्रभावित 
हुए आप बलवान होकर निकलेंगे | यह पहली क्रिया है। ._ 
सब दोषों का मूल-कारण सब प्रकार की अविद्या है-- 
अथांतू शुद्ध आत्मा का अज्ञान, ओर अपने आत्मा को 
देह तथा बाह्य सुखों से अभिन्न मानने की इच्छा, एवं 
शोक, पीड़ा, क्लेश से पीड़ित होने की सम्भावना है । जब आप 
अनुभव कर लें कि आप अपरिन्छिन्न आत्मा हैं, तब आप 
विषय-वबासना या शोक के अधीन केसे हो सकते हैं ? लोग कहते 
है कि धार्मिक नियम गणित विद्या के नियमों के समान निश्चित 
नहीं हैं । यह एक भूल है । गुफाओं ओर सुदूर बनों में आप 
देखकर विस्मित होंगे कि घास आपके विरुद्ध गवाही देने 
को उठ खड़ी होती है--दीवालें ओर वृक्ष आपके अपराध: 
को प्रमाणित करते हैं। जो लोग कारण नहीं जानते हैं, 
वे अड़ोस-पड़ोस से लड़ते हैं । यह एक देवी विधान 
( ऋदरती क़ानून ) है, जो अभंगनीय कहा जा सकता है। 
इश्वर की आँखों में धूल मभोंकने की चेष्टा करने से 
आप ख़द अन्धे हो जाओगे | मलिनता को आश्रय देने से बुरे 


र्पर स्वामी रामतीथ जिल्द तीखरी 


परिणाम भोगने पड़ेंगे । ये क़ानून एक-एक करके सिद्ध 
किये जायेंगे। सिद्ध हो जाने पर मनुष्य नीच इच्छाओं के 
अधीन नहीं हो सकता | 

मलिन इच्छाओं पर एक बार प्रभुता पा जाने पर आप 
जितनी देर चाहें, एकाग्रता लाभ कर सकते हैं । | 

न भूखे मरों और न अधिक खाओ । दोनों से बचन्त 
चाहिये | उपवास प्रायः स्वभावतः आता है, क्‍योंकि सहज 
स्वभाव का अनुसरण करना चाहिये, वह चाहे खाने का हो 
ओर चाहे उपवास करने का | दासता से बचना चाहिये। 
स्वामी बनो | 

भारत में कुछ दिन, जेसे पूर्णिमा इत्यादि एकाग्रता उत्पादक 
सिद्ध हुए हैं। उस दिन आप अभ्यास करें, ओर आप ऐसे दिनों 
को अवश्य सहायक पाएँगे, यदि झ्राप उस दिन विशेषतः बादाम 
आदि मग़ज्यात, रोटी और फल खाएँ । 

३७ | ३७ | ३७ !! 


तीसरा भाग 
उत्तर 


स्वामी रामतीथंजी 
क 
हिन्दी-उद्‌ के लेख व उपदेश 


ग्रेर मुल्कों के तजरुबे 
“धत्यमेव जयते नानृतम्‌! 


शी त्यकी ही हमेशा जय होती है, मूठ की नहीं । पुराणों में 

“ लिखा है कि “लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती है, विध्शु 

के पाँव दांबती रहती है, अर्थात्‌ लक्ष्मी विष्णु की स्त्री हे। 
लक्ष्मी विष्णु की छायावत्‌ साथी है। विध्णु है, तो लक्ष्मी है । 
विष्णु नहीं, तो लक्ष्मी भी नहीं हे ।” यह बात बहुत ठीक है । 
विष्णु के अथ सत्य और धम के हैं, लक्ष्मी के अथ धन ओर 
जय के हैं। सो जहाँ सत्य और धस है, वहीं धन और जय है । 
जहाँ सत्य और धम नहीं, वहाँ धन ओर जय नहीं । बढों में 
लिखा * है. “यतो घमंस्ततों जयः” | अतएब यदि विष ए॒ रूपी 
धम की ओर आप बढ़ोंगे, तो लक्ष्मी रूपी जय घन 
आपकी छाया के समान आपके पीछें-पीछे फिरा करेंगे। पर 
विष्णु रूपी धर्म से विमुख होने पर यदि आप चाहोगे कि 
लक्ष्मी रूपी जय ओर धन प्राप्त कर लें, तो ऐसा कभी नहीं हो 
सकता ।+ सूथ्य की ओर पीठ करने से अपनी छाया को 
कोई भी अपनी अनुगामिनी नहीं कर सकता | जितना ही दूर 
आप भागते चले जाओगे, छाया सबंदा आगे ही भागती चली 
जायगी, और हाथ नहीं आयगी | पर जिस समय सूर्य की 
ओर मुँह कर लोगे, तो उसी समय छाया (लक्ष्मी ) आपके 
पीछे हो जायगी ओर आपको छोड़ नहीं सकेगी। सो जय ओर 
लद्ध्मी ( धन ) चाहनेवालों को सबंदा सत्य ओर धम पर दृष्टि 
रखना चाहिये । हमारे हिन्दुस्तान की आजकल जैसी कुछ दशा 


र८६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी | 


है, वह सब पर विदित है। प्लेग-राक्षस हज़ारों आदमियों का 
सफ़ाया कर रहा है। अकाल लाखों आदमियों का खून चूस 
रहा है | हैज़ा, चेचक आदि सेकड़ों बीमारियाँ करोड़ों 
आदमियों के प्ररण ले रही हैं | कहाँ तक कहें, हिन्दुस्तान हर 
प्रकार से दुःखी है | हिन्दुस्तान की ऐसी शोकूमयी दशा क्‍यों 
है? इसके उत्तर में राम यही कहेगा कि सत्य और धर्म का 
हास व हास हुआ है। हिन्दुस्तानियों की सत्य और धर्म पर 
श्रद्धा नहीं । हिन्दुस्तान में थम केवल बोलने के लिये है, बरताव 
में लाने के लिये नहीं । | 

अब राम हिन्दुस्तान ओर अमेरिका का मुक़ाबला करता 
है । अमेरिका हिन्दुस्तान के पेर के नीचे है। हिन्दुस्तान # में 
दाई ओर से जाते हैं, अमेरिका में बाई ओर से जाते हैं। 
हिन्दुस्तान में मन्दिरों या मकानों में जाने से पहिले जूता 
उतारते हैं, अमेरिका में टोपी उतारते हैं। हिन्दुस्तान में पुरुष 
घर का मालिक होता है ओर खत्री पर हुकूमत करता है) 
अमेरिका में श्री घर की मालिक होती है, पुरुष पर हुकूमत 
करती है । हिन्दुस्तान में कुत्ता सबसे अपवित्र और गधा 
सबसे बेवक़्फ़ जानवर सममा जाता है, अमेरिका में कुत्ता 
सबसे पवित्र ओर गधा सबसे अक़लमन्द सममभा जाता है। 
बे गधे से बड़ी-बड़ी अक़्ल ( बुद्धि ) सीखते हैं । हिन्दुस्तान में 
उस किताब को बिलकुल क़द्र नहीं होती, जिसमें कछ भी 
दूसरी किताब का प्रमाण न हो, अमेरिका में उसी किताब की 
प्रतिष्ठा होती है, जो बिलकुल नई हो । हिन्दुस्तान में कोई 


# दाई और भ जाने का रिवाज अमेरिका में ओर बाई ओर से जाने का 
रिवाज भारतवर्ष में अभी थोड़ काल से हुआ है | पहले दाई ओर से ही जाते का 
रिवाज भारतवर्ष मे ओर बाई ओर से चलने का रिवाज अमेरिका भें था । 


जिल्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे २८७ 


आदमी ऐसा काम नहीं करता या करना चाहता, जिसका 
नतीजा वह अपनी आँखों के सामने न देख ले, यहाँ तक कि 
बूढ़े आदमी बग़ीचा लगाने में भी हिचकिचाते हैं, पर अमेरिका में 
यह बात नहीं है। वहाँ हरण्क आदमी काझ करता है ओर 
फल की इच्छा , नहीं. रखता | वे अपना फ़ायदा नहीं देखते 
किन्तु मुल्क क॥ फ्रायदा देखते हैं। जापान में एक अमेरिकन 
प्रोफ़ेसर था, वह बहुत बूढ़ा था, बारह भाषायें जानता था। 
इस आयु में रूसी भाषा पढ़ रहा था। राम ने उससे पदछा 
कि “आप अब रूसी भाषा पढ़कर क्या करेंगे ?” उसने उत्तर 
दिया “ मेंने सुना है कि रूसी भाषा में भूगोल सबसे उत्तम 
है, सो में रूसी भापा को इस अभिप्राय से पढ़ रहा हूँ कि 
उस भूगोल को पढ़ें; ओर उसका अनुवाद अपनो भाषा 
में करूँ, ताकि हमारी ज़बान में भी अच्छा भूगोल हो, ओर 
हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे।” वह फल की इच्छा नहीं 
रखता था, पर इस बुढ़ापे में भी जो वह दूसरों भाषा पढ़ने का 
कड़ा परिश्रम कर रहा था, वह केवल अपने मुल्क के उपकार 
व फ़ायदे के वास्ते था । क्‍या हिन्दुस्तानी कभी अपने 
मुल्क के लिये ऐसा परिश्रम करता है ? ओर फिर इस बुढ़ापे 
में? यहाँ तो मरने का बड़ा भय रहता है; इस मुल्कवालों 
( हिन्दुस्तानियों ) को अकसर यह कहते सुनते हैं “मरना है, 
किसके लिये करना है ?” तो भला हिन्दुस्तान की केसे उन्नति हो ९ 

हिन्दुस्तान में कोई आदमी अपने प॒व-पुरुषों से आगे 
बढ़ना ही नहीं चाहता; और जो आगे बढ़ता है, वह नास्तिक 
समझा जाता है; अथांत्‌ लोगों में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है 
अपने बाप-दादों की लुक़ीर का फ़क़ीर न रहने से कलंकित 
किया जाता है; पर अमेरिका में उस आदमी की बिलकुल 
कदर नहीं होती, जो अप्रने बाप से दो क्रम आगे न बढ़ा हो । 


श्प८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


वहाँ प्रत्येक आदमी के हृदय में यही प्रबल इच्छा रहती हे 
कि हमारे बाप-दादों ने जो कुछ किया है। उससे हमको 
अधिक करना चाहिए, जो हम उससे कम या बराबर ही हुए, 
तो हम नालायक़ ही हुए | जब कि दिल में ऐसे ख्याल है, तब 
वे लोग उन्नति न करें, तो क्‍या हिन्दुस्तानी उन्नति करेंगे ? 
हिन्दुस्तानी अन्य देशों को जाने से अपना धम खोया 
हुआ सममते हैं, ओर विना दूसरे मुल्क गए उन्नति 
होती नहीं । यह बात सिद्ध ही है; क्‍योंकि अपने मुल्क की 
उन्नति के लिय यह ज़रूरी है कि दूसरे मुल्कों की रस्म- 
रिवाज, रीति-नीति, कला - कोशल, आचार - विचार, विद्या 
ओर वेभव मालूम हों; पर ये बातें तब तक मालूम नहीं होतीं, 
जब तक उन मुल्कों में जाकर ख़द न अनुभव करें । परन्तु 
जब दूसरे मुल्कों को जाना ही हिन्दुस्तानी पाप सममते हैं, 
तो उन बातों का कैसे अनुभव कर सकते हैं ? विना अनुभव 
किये उन्नति केसे हो सकती है ? अफ़सोस ! हिन्दुस्तानी 
के ख्याल में यह बात आ ही नहीं सकती कि दुनिया में 
क्या हो रहा है? हम लोग एक मकान के अंदर बिलकल 
बन्द हैं । हम नहीं ख्याल कर सकते कि मकान के बाहर 
कैसी सुगन्धित वायु चल रही है, कैसे विचित्र, मनोहर 
पुष्प खिले हुए हैं ? प्रकृति का सोंदय कैसा सुख-प्रद्‌ है। 
इधर जब हिन्दुस्तान की ऐसी दशा है, तो अमेरिकावाले 
कभी घर पर नहीं रहते हैं । अमेरिका में उस आदमी का जन्म 
निष्फल समभा जाता है, जिसने कभी दूसरा मुल्क न देखा हो । 
योरप के देशों की भी यही केफ़ियत है । जमनी प्रवासियों का 
इस तरह का हिसाब है कि दस हज़ार मिश्र देश में, पेंतालीख 
हज़ार पेरिस में ओर आठ क्री सेकड़ा दुनिया के ओर हिस्सों में 
बराबर आते-जाते रहते हैं । केसा जबरदस्त देशाटन है ! 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरुबे २८६ 


एक बार राम जमन के जहाज़ में सफ़र कर रहा था। 
राम जहाज़ की छत पर गया; और वहाँ कछ इश्वर के विषय 
में भजन गाने शुरू किये । ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी; आस्मान 
साफ़ था; प्रकृति की सुन्दरता देखने योग्य थी ।' एकान्त 
स्थान होने से' राम ने ज़ोर-जोर से गाना शुरू किया। राम 
अति आनन्द ईदशा में था कि राम का गाना सनकर उस 
जहाज़ का कप्तान ओर कितने ही मुसाफ़िर, जो कि प्राय 
सब जमेनी के के राम के पास आए और राम के 
साथ बातचीत करने लगे । सिवाय कप्तान के आर आदमी 
अँगरेज़ी नहीं समझ सकते थे । राम अँगरेज़ी में बातचीत 
करता था ओर कप्तान अपने साथियों को अपनी भाषा में 
सममाता था । कप्तान हिन्द ओर हिन्द-धम्म के विषय 
म॑ बातचीत करता था । उससे मुझे बड़ा आश्वय हुआ कि 
उसको हिन्दू-धम्म के विषय में इतना अनुभव कहाँ से आप्त 
हुआ ! पूछने से मालूम हुआ कि दुनिया भर के देशों के धम्म, 
विद्या ओर रस्म-रिवाज जानना वे अपना मुख्य कत्तंज्य 
समभते हैं। ओर इसी अभिप्राय से वे लोग देशाटन करते 
हैं। राम ने उनसे पूछा--'इससे क्‍या लाभ होगा ?” उसने 
उत्तर दिया--“सब मुल्कों के रस्म-रिवाज ओर धर्म्मों को जान 
कर जो-जो रस्म-रिवाज) विद्या ओर धम्म हमारे मुल्क को 
लाभ पहुँचाने योग्य समझे जायेंगे, उनका अपने मुल्क 
में प्रचार करंगे। विद्या का प्रकाश सब मुल्कों से लेना चाहिये 
नहीं मालूम किस मुल्क में कोन सी विद्या है। सब देशों की 
विद्या का प्रकाश हम अपने मुल्क में ले जायेंगे, तो हमारे 
मुल्क में महाप्रकाश हो जायगा ।” अहो ! अपने देश में प्रकाश 
फेलाने की। अथात्‌ अपने देश की उन्नति करने की, यह कैसी 


२६० ... स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


नंसर्गिक विचार की भूमिका है। अदो ! हिन्दुस्तानियों ! आपकी 
कैसी शोचनीय दशा है ? आपकी श्रांख कब खुलेगी ? 
क्या कभी आपके हृदय में इन देव-तुल्य मनुष्यों के समान 
अपने मुल्क ( स्वदेश ) की भलाई, उन्नति ओर उपकार का 
ख्याल पेदा होगा ? क्‍या कभी आप लोग भी९ इन जमनों के 
समान अपने देश में विद्याओं का महाप्रकाश एरने की इच्छा 
से इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों में जाकर वहाँ से विद्या का 
प्रकाश लाओगे ९ 

पहले जब हिन्दुस्तानियों को गर मुल्कों में जाने के लिये 
रोक नहीं होती थी ओर यहाँ प्रकाश था; तब हिन्दुस्तानी 
अपने मुल्ककै- प्रकाश से अन्य मुल्कों को प्रकाशित करते थे । 
पर जब से बाहर आने-जाने का माग बंद कर दिया गया, 
तब प्रकाश भी बन्द हो गया ओर आअँबेरा फेल गया । यहाँ से 
प्रकाश क्‍यों चल्ना गया ? प्यारे ! एक मकान के भीतर, जिसमें 
प्रकाश आने-जाने के लिये खिड़को ओर दर्वाज़े हों, बाहर के 
प्रकाश ( सूथ्य की किरणों ) से जब खब प्रकाश हो गया हो 
ओर तुम इस अभिप्राय से उसको खिड़कों आर दर्बाज़ बंद 
कर दो कि भीतर का प्रकाश बाहर न जाने पावे, तो क्‍या 
उस मकान के भीतर प्रकाश कभी ठहर सक्रता है ? कभी 
नहीं । ज्यों ही मकान का दवोज़ा ओर खिड़कियाँ बन्द होंगी, 
मकान के अन्दर अँपधेरा फेल जायगा, ओर बाहर से प्रकाश 
आना भी बंद हो जायगा। बस; हिंदुस्तान की भी यही दशा 
हुईं । बाहर आने-जाने के सब दवांज़े बंद कर दिये गये, सो 
नतीजा यह हुआ कि यहाँ जो कुछ प्रकाश था। वह भी बंद 
हो गया, ओर बाहर से प्रकाश आना भी बंद हुआ, ओर 
हिंदुस्तान में आँवेरा फेल गया । शात्नरों में लिखा है कि विद्या 
रत्न नीच से भी लेना चाहिये ओर सबको देना चाहिये। 





जिल्द तीसरी गैर मुल्कों के तजरुबे २६१ 


जितनी ही विद्या तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही तुम्हारी विद्या 
बढ़ेगी ओर तरक़्क्ी पायेगी, किन्तु अफ़सोस है कि हिन्दुस्तानी 
दूसरों को विद्या देने में निहायत संकोच करते हैं ओर दूसरों 
से विद्या लेना भी नहीं चाहते। दूसरों की «विद्या ज़ सीखी 
जाय; इसके लिये समुद्न-यात्रा का निषेध हुआ । इस दशा में 
विद्या-रूपी प्रकाश का किस प्रकार प्रकाश रहता ? अहो ! 
खुदरार्ज़ी क्या किसी और चीज़ का नाम है ? वेद और 
शासत्र, जिनसे परमात्मा-विषयक ज्ञान होता है, किसी अन्य- 
देशीय को न पढ़ाये जाये, ग़ेर मुल्कों में उनका प्रचार न किया 
जाय, क्‍या इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा ? क्या अन्य देश- 
निवासी परमेश्वर के बनाये मनुष्य नहीं हैं ? परमात्मा ने 
सच्चे ज्ञान के भंडार (बंदों) को आप लोगों के पास सौंपा, 
ताकि मनुष्यों को उसका यथाथ ज्ञान हो, और आप लोग अपना 
कतव्य भूल कर उनको अपनी ही सम्पत्ति समझने लगे, तो 
बताइये कि ईश्वर का कोप आप पर न हो, तो क्या हो ? देखो, 
इसाई लोग बाइबिल को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उनकी नज़र 
में बाइबिल के अनुकूल न चलने से किसी को मुक्ति नहीं हो 
सकती, बाइबिल ही उनकी समम से संसार के परित्राण 
करने का एकमात्र अवलम्बन या उपाय है, तो देखिये, ये लोग 
उसके प्रचार के लिये कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, कितनी 
जानें खोते हैं, कितने रुपये स्नचे करते हैं।व उदार मनुष्य 
संसार को श्रष्ट करने के लिये ऐसा नहीं करते हैं, किन्तु 
संसार की भलाई की इच्छा से ही ऐसा करते हैं। इंश्बरीय 
ज्ञान का सबंत्र प्रचार करना अपना परम कतंव्य सममंते 
हैं । ओहो ! परमात्मा उन पर ख्रश न हो, तो किस पर खश 
हो ? क्‍योंकि इश्वर ने जो कछ जेसा ओर जितना 'ज्ञान 
उनको दिया है, वे उसको जेसे का तैसा दूसरों को देने में 


श्ध्र्‌ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


संकोच नहीं करते हैं, किन्तु तकलीफ़ उठाकर, उनको विद्या 
पढाकर, रुपया ख़्चें कर यहाँ तक कि प्राण गवाँकर भी 
ज्ञान देते हैं । पर हिन्दुस्तानियों ! तुम्हारे पास जो कुछ 
सौंपा गया है,'क्या तुम भी इन जगत-हिरतेषी इसाइयों के 
समान उसका संसार में प्रचार कर रहे हो ? यदि नहीं, तो 
क्या इश्वर तुम पर ख़श होता होगा ? यदि "कहो कि क्या 
मालूम कि इश्वर खश होता है कि नहीं, तो क्‍या अभी तक 
तुम समझ नहीं सके कि इश्वर का तुम पर कितना कोप 
हो रहा है? राज्य गया; लक्ष्मी गई विद्या गई प्रतिष्ठा 
गई, बल गया, पोरुष गया; और सवंस्व गया, तो भी 
न समझे, तो अकाल आया, प्लेग वा महामारी आइ. हैज़ा 
आया; तो कया अब भी समझ में नहीं आता कि इश्वर हम पर 
कोप कर रहा है ! प्यारों ! सम्हलो, अभी सम्हलने का 
समय है । 

परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, क्‍योंकि परमेश्वर ने 
सबको बनाया है । ओर यदि हम परमेश्वर को ख़श करना 
चाहें, तो हमको चाहिये कि हम प्राणी-मात्र से प्रेम कर। 
भाई के मारने या उसके साथ वर करने या उसको नफ़रत 
करने से बाप कभी खश नहीं हो सकता । तब क्‍या किसी 
मनुष्य को नफ़रत करने संया नीच समभने स परमश्वर, जो 
सबका पिता है, कभी ख़श हो सकता है ? कदापि नहीं । 
खाली मैँँह से यह बात कहते जाना कि हम परमेश्वर को मानते 
है, उससे ग्रेम करते हैं, काफ़ी नहीं है। आपको चाहिये कम 
द्वारा इसका सबूत दो | सबूत यही है कि आप मनुष्य-मात्र 
से प्रेम कर, ग्राणी-मात्र से प्रम कर, जगत्-मानत्र से प्रम कर, 
सबको बराबर ओर अपने ही बराबर समझें, अर्थात यह 
ख्याल रकखें कि जो कुछ में हूँ, वह वे हैं, ओर जो कुछ वे 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरुबे २६३ 


हैं, बह में हूँ, अर्थात्‌ में और वे अलग-अलग छुछ नहीं, किन्तु 
एक ही हें। चाहे कोई किसी जाति का हो; किसी देश का 
हो, किसी रंग का हो, इसकी परवाह मत करो | जाति-धम्मे, 
मजहब, देश और रंग से कुछ मतलब नहीं, आपको तो. इश्वर 
को खश करने से मंतलब है, अर्थात्‌ अपना कर्तव्य पालन 
करना है । हाथ !शरीर के सब अंग ओर प्रत्यंगों को सहायता 
पहुँचाता है । पैरों को, उपस्थ इन्द्रिय को या और किसी अंग 
को जब तकल्लीफ होती है, तब फ़ोरन हाथ उनकी सहायता 
के लिय पहुँच जाता है। हाथ यह कभी विचार नहीं करता 
है कि पर मुझसे नीचा है, गुदा आदि इन्द्रियाँ अपवित्र 
हैं, मुँह में थूक है, नाक में सींड हे, कान के अन्द्र मैल है, 
वह सम दृष्टि से सबको सहायता पहुँचाता है, ओर सबकी 
तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करता है । यह कभी ख्याल 
नहीं करमा चाहिये कि यह मुझसे नीच हे या मिन्‍न मज़हब 
का है। अमेरिका में रविवार के दिन एक साहब से राम की 
मुलाक़ात हुईं । उसकी मेम दूसरे मज़हब की थी; ओर वह 
दूसरे मज़हब का था (इसाइयों के भी कई मज़हब हैं, 
कोई रोमन केथोलिक ओर कोई प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं ), 
अर्थात्‌ उसकी मेम (स्त्रों) रोमन केथोलिक थी ओर वह 
प्रोटेस्टेंट था । वह अपने-अपने गिर्जों में ता गये, पर साहब 
पहले अपनी मेम को उसके गिर्जे में पहुँचा आया, तब अपने 
गिर्जे में गया, फिर अपने गिर्ज से अपनी मेम को लेने के 
लिये उसके गिज में गया, ओर तब वह साथ-साथ घर आय। 
राम ने उस साहब से पूछा कि तुम स्त्री-पुरुष भिन्न मज़हब 
के हो, कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हो ? उसने उत्तर दिया - 
“मज़हब का ईश्वर के साथ सम्बन्ध है और इसका ( मेरी 
मेम का ) और मेरा इस दुनिया का सम्बन्ध है। इश्वर के 


२६४ स्वामी रामतीथथ जिल्द तीसरी 


सामने अपने कर्मों का उत्तरदाता में हूँ, ओर वह अपने कमों 
की उत्तरदात्री है, सो हमको विवाद करने से क्‍या मतलब ! 
हम दुनिया के सम्बन्ध से आपस में प्रम करते हैं। साहब 
ने ठीक'उत्तर दिया। ऐसा ही होना चाहिये | परन्तु हिन्दुस्तान 
में यदि श्री वेष्णय है ओर पुरुष शव, तो उनके बीच कभी 
प्रेम नहीं होता है। अहो, केसा अनथ है ! 

आप लोग ( हिन्दुस्तानी ) अन्य देशवासियों को नीच, 
सलेच्छ आदि नामों से संबोधन करते हो और उनसे नफ़रत 
करते हो; पर राम कहता है कि जिनको आप नीच सममभते 
हो, वे उत्तम हैं; जिनको स्लेच्छ कहते हो, उनका हृदय 
पवित्र है, ओर वे आपसे प्रेम रखते हैं। उन लोगों में और 
भी इतना विशेष गुण है कि उनका देशानुराग इतना प्रबल 
है कि वे अपने देश के लिये खन बहा देने को हर समय 
तेयार रहते हैं | एक जापानी जहाज़ में कुछ हिंन्दुम्तानी 
लड़के सफ़र कर रहे थे, वे लोग चौथे दर्ज में थे। चोथे दर्जे- 
बाले मुसाफ़िरों के लिए हिन्दुस्तानियों के मुआफ़िक़ खाने 
का उचित सामान न था । वे लोग भूखे ही रह गये। इतने में 
एक जापानी लड़के की नज़र उन पर पड़ गई, उसको मालूम 
हुआ कि ये बेचारे हिन्दुस्तानी भूखे हैं। उस उदार, दयालु 
जापानी लड़के से न रहा गया, वह फ़ोरन फ़स्ट क्लास 
( पहिले दर्ज के * कमरे में गया ओर वहाँ से फल ओर मेवे 
अपने पेसे लगाकर ले आया, ओर उनको उन भूखे हिन्दुस्तानियों 
के हवाले कर दिया। वे हिन्दुस्तानो लड़के बड़े खुश हुए, और 
उस कृपालु जापानी लड़के को क़ीमत देने लगे, परन्तु जापानी 
लड़के ने उचित आश्वासन ओर मधुर वचन द्वारा सबका 
सत्कार करके क्रीमत लेने से इन्कार किया; ओर फिर उसी 
तरह चार-पाँच रोज़ तक उनको बराबर मेत्रे ओर फल देता 


जिल्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे २६४ 


गया; ओर क़ीमत लेने से बराबर इन्कार करता गया। जब 
उनके जुदा होने का वक्त आया, तो हिन्दुस्तानी लड़के उसका 
शुक्रिया ( धन्यवाद ) अदा करने लगे, और फिर क्रीमत 
देने लगे। उस जापानी लड़के ने फिर इन्कार किया और 

म्रता-पएवंक उन हिन्दुस्तानी लड़कों से कहा कि “प्यारे ! मैं 
दाम तो नहीं! लेता, मगर एक अज़ करता हूँ, यदि आप 
उसको स्वीकार करो तो ।” हिन्दुस्तानी लड़कों ने कहा--““आप 
फर्माइ्ये तो ।” जापानी लड़के ने कहा कि “मेरी यही प्राथना 
है कि जब आप लोग हिन्दुस्तान में जाओ, तो यह बात न 
कहना कि जापानी जहाज़ में हमको कष्ट हुआ था, वहाँ खाने का 
प्रबन्ध ठीक नहीं था; क्योंकि आप लोग ऐसा कहेंगे, सं 
हमारे मुल्क की बदनामी होगी।” अहो! केसी मुहब्बत है 
कैसा विमल देशानुराग है! वह लड़का न उस जहाज़ का 
मालिक था, ओर न उस जहाज़ में नोकर था। पर वह जहाज 
जिस देश का था, वह भी उसी देश का रहनेवाला था; इसी 
सम्धन्ध से उस जहाज़ की बदनामी को वह अपनी ओर 
अपने देश की बदनासी समभता था । यही सच्चा वेदान्त है, 
इसी को सच्ची “ब्रह्मविद्या” कहते हैं। क्‍या कोई हिंन्दुस्तानी 
कभी ऐसा करता है ? कया किसी हिन्दुस्तानी ने ऐसा बेदान्त 
सीखा ? क्या आपकमें से किसी को इस सच्ची ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति हुई? अहो ! यहाँ का वेदान्त, यहाँ की ब्रह्मविया 
तो केबल वाद-विवाद करने के लिये है, अमल में लाने के 
लिए नहीं । पर याद रखिए, जब तक ऐसी ब्रह्म विद्या अमल 
में नहीं लाई जाती, तब तक आपके देश की उन्नति नहीं हो 
सकती । अफ़सोस ! वेदान्त ओर ब्रह्मविद्या तो हिन्दुस्तान 
में पढ़ी जायें, ओर जापान ओर अमेरिकावाले उसको 'अमल 
में लायें। अभी रूस-जापान के वतमान युद्ध में जापान- 


२६६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


वालों को अपने किसी जहाज़ के डुबाने की ज़रूरत पड़ी । 
यह निश्चय था कि जा इस जहाज़ को डुबाने जायेंगे, वे भी 
डूबेंगे, क्योंकि उनके बचाने के लिए कोई उपाय नहीं 
था, तो भी जहाज के कप्तान ने एक नोटिस अपनी पल्टन में 
फिराया कि “हम अपने जहाज़ को डुकना “चाहते हैं, मगर 
जो उसको डुबाने को जाएगा, उसके बचने का उपाय 
नहीं, सो इस पर भी जिसको वहाँ जाना मंजर हा॥ 
वह द्रखबास्त कर।” कप्तान का दफ़्तर दरख्वास्ता से 
भर गया। ऐसा कोई जापानी नहीं था, जिसने द्रखवास्त 
न दी हो । बाज़-बाज़ जापानियों ने अपनी अंगुली को काटकर 
खून से अर्ज़ी लिखी, बाज़ों ने ऐसी धमकी की अर्जी दी कि 
“यदि हमको न भेजा गया, तो हम फाँसी लगाकर मर जावेंगे ।” 
अहो ! मरने के लिए ऐसी उत्कंठा क्‍यों? प्यारों! उस 
जहाज़ को डुबाने से जापान को लाभ पहुँचता - था, मुल्क के 
लाभ के मुक़ाबिले में वे अपने प्राण बिलकुल कुछ नहीं सममते 
थे। इधर हिन्दुस्तान में “आप मरा; तो जग मरा” की कहावत 
है। अगर किसी हिन्दस्तानी से यह कह्ठा जाय कि तम्हारे 
मरने से हिन्दुस्तानियों को राज्य मिज्नता हैं; तुम मरना 
स्वीकार करोगे ? तो क्‍या जवाब मिलेगा ? यह कि हम मर 
ही जाएँगे, तो राज्य आने से फ़ायदा ही क्या होगा ? उफ़ ( हा 
शोक |) ! कैसा धृशित स्वाथ भरा हआ है! प्लेग से दो लाख 
से ऊपर आदमी हरणक महोने में मर रहे हैं, हेज़ा आदि 

अन्य बीमारियों का हिसाब अलग है, पर हिन्दुस्तान में ऐसा 
कोई माई का लाल नहीं है, जो अपने इस क्षण-मभंगुर शरीर 
को अपने देशोपकार-रूपी यज्ञ में हवन कर थांत्‌ देश की 
भलाई में अपने प्राण न्‍्योछावर कर दे। या पसीना ही बहाये, 
या थोड़ी तकलीफ़ उठाए। अपने मुल्क के लिये प्राण न्‍्योछाबर 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरुबे २६७ 


करना एक तरफ़, पसीना बहाना एक तरफ़, थोड़ी तकलीफ 
उठाना एक तरफ़ रहा, पर हम लोगों से देश की बुराई 
न हो, तो उतनी ही ग़नीमत है । अभी एक हिन्दुस्तानी 
लड़का जापान में पढ़ रहा था । एक दिन वह स्कूल-लायब्रेरी 
( पुस्तकालय )*से एक किताब अपने घर पढ़ने को लाया। 
उस किताब में / एक नक़शा था। जिसका बनाना उसको अत्यंत 
आवश्यक था। पर उस लड़के ने उस नक़्शे के बनाने की 
तकलीफ़ उठानी पसंद नहीं को ओर उस किताब से वह 
वक़, जिस पर नक़्शा बना हुआ था। फाड़कर अपन पास 
रख लिया। कितन दिन के पश्चात्‌ एक जापानी लड़के न 
वह फटा हुआ वक़ देख लिया। उसने प्रिंसिपल से रिपोट 
कर दी। ओर यह क़ानून पास हो गया कि किसी हिन्दुस्तानी 
लड़के को लायब्रे री से कोई किताब घर पर पढ़ने के लिये 
नदी जाय। अफ़सोस ! अपने ज़रा स्वाथ के लिये या ज़रा 
अपनी तकलीफ़ को बचाने के लिये, उस हिन्दुस्तानी लड़के 
ने अपने मुल्क के लिये कितना भारी नुक़्सान पहुँचाया है ? 
आप लोगों से भो यह ग़लती होनी संभव थी । अहो ! केसे 
शोक की बात है कि हम लोग अपने तनिक म्वाथ के लिये 
या ज़रा तकलीफ़ से बचने के लिय अपने मुल्क को भारी 
नुक़्तान पहुँचा देते हैं, ओर फिर आप भी तकलीफ उठाते 
है ओर नुक़्सान सहते हैं | देखिय, हांगकांग में अँगरेज़ों की 
एक मुसलमानी पल्टन थी। उस पल्टन के सिपाहियों की 
४४) रू० माहवारी तनख्वाह थी। दो सिक्‍क्ख सिपाहियों ने, 
जो ६); १०) रुपया माहवारी यहाँ पाते थे, एक अर्ज़ी सरकार 
को इस मज़मून की दी कि यदि हम लोगों की १५) रु? माहवारी 
तनख्वाह की जाय, तो हम लोग खशी से हांगकांग' चले 
जायेंगे। सरकार का तो इसमें ज्ञाभ था ही, सो सरकार ने उनकी 


र्ध्प स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


अर्जी मंजर की ओर मुसलमानी पल्टन को नोटिस दे दिया कि 
जो सिपाही १५) रु० में रहना चाहें ता रहें, अन्यथा अपना नाम 
कटा लेबें। उस मुसन्तमानी पल्टन के किसी सिपाही ने १४) रु० 
माहवारी में रहना मंजर नहीं किया; ओर सबने अपने नाम 
कटा लिय॑। पश्चात्‌ उन्होंने विलायत तक “इस बात की लिखा- 
पढ़ी की; मगर नतीजा कुछ भी नहीं हुआ । भज्ता सरकार को 
भारी ख़च करने से क्‍या मतलब था, जब कि थोड़े से ख़च 
में सरकार का काम चल जाता था। मज़बूत ओर बहादुर 
सिपाही भी मिल गये, खच भी कम हुआ, तो सरकार ऐसी 
बेवक़फ़ क्‍यों बनती, जो उन मुसलमान सिपाहियों की अर्जी 

र ध्यान देती ? ग़रज़, यहाँ सिक्ख सिपाही भरती हुए और 
मुसलमान सिपाही सब बस्रोस्त हुए । नाउम्मेद ( हताश ) होकर 
वे मुसलमान सिपाही आक्रिका में मुल्ला के देश में चले गये 
ओर उसकी पल्टन में भरती होकर उसको अँगरेज़ों के विरुद्ध 
भड़काने लगे। मुल्ला उनकी पट्टी में आ गया ओर उसने 
अँगरेज़ों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी | अँगरेज़ों ने हांगकांग 
से यही पल्‍टन सिक्‍सखों की उनके साथ लड़ने के लिये भेजी । 
उन मुसलमान सिपाहियों को मालूम हो गया कि उनके 
मुकाबले में वही सिक्ख पल्टन आई है, सो पुराना बेर लेने 
के जोश में, उन्होंने स्रब बहादुरी से लड़ना शुरू किया। 
उस सिक्‍ख पल्टन के कितने ही सिपाही मारे गये, कितने ही 
जख्मी हुए, कितने ही उस रेगिस्तान की गरमी को न सह 
सकने के कारण मर गये, कितने ही बीमार हुए । मतलब यह 
कि प्रायः सभी तबाह हुए। प्यारों ! देखो, जो जैसा करता 
है, बेंसा फल पाता है। इन सिक्ख सिपाहियों ने अपने ५) रु० 
के स्वाथ से उन मुसलमान सिपाहियों का ४४५) रु० का 
नुक़्सान किया था, उसका इनको यह फल मिला कि मारे 


जल्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे २६६ 


गये, मर गये, जख्मी हुए, बीमार हुए और तबाह हुए। 
उफ़ ( हा शोक ) | स्वाथ कैसी बुरी बला है ! यह ( बला ) पहले 
तो दूसरों को नुक़्सान पहुँचाती है, ओर फिर उसका अपना 
नाश करती है, जो इससे काम लेता है। प्यारों ! जेसे इस 
शरीर के जीवन के लिये हाथ, पर, नाक) आँख, कान) दाँत, 
जिहा ओदि सभी इंद्वियों की आवश्यकता है, वेसे ही इस 
संसार के जीवन के लिये भिन्न-भिन्न जाति के सभी मनुष्यों 
की चाहे वह हिन्द है, या मुसलमान है या इंसाई है, या 
यहूदी अथवा पारसी है, आवश्यकता है।तब हम दुःख 
पहुंचावं, तो किसको पहंचावं ? नीच समर्के। तो किसको 
सममें ? स्वाथ करें, तो किससे करें ? देखो, यदि आँख यह 
कहे कि देखती तो में हैँ ओर लाभ हाथ वग़ेरह का होता है 
इसलिये देखना बंद कर दूँ ; हाथ कहे कि काम तो भें करता 
हैँ ओर मज़ा मुंह उठाता है, इसलिये में काम करना छोड़ दूँ; 
पैर यह कहे कि सारे शरीर का बोम में लिये फिरता हूँ, ओर 
ये सब मज़े में रहते हैं, इसलिये फिरना छोड़ दँ; इसी 
प्रकार अन्य सब इन्द्रियाँ कहें ओर अपना-अपना काम छोड़ दें; 
तो कहो, प्यारों ! केसा ज़ल्म हो जाय ९ क्‍या तब यह शरीर 
एक मिनट भी रह सकता है ? कभी नहीं । देखो, अगर आँख 
यह कहे कि जिस चीज़ को में सुन्दर देखती हूँ, उसको में 
अपने ही*पास रक्‍्खं, ओर वह अपने ही पास रखने की कोशिश 
करे, तो क्‍या होगा ? पहले तो आँख के अन्दर वह समा 
ही नहीं सकेगी, यदि कोई छोटी चीज़ हुई, तो उससे राख 
फूट जायगी । हाथ यह कहे कि जो चीज़ में कमाता हूँ, 
उसको में अपने ही पास रहने दँ और अपने को चीरकर 
या छेदकर उसमें रख दे, तो क्‍या होगा ? वह पक जायगा, 
सड़॒ जायगा, और उसमें कीड़े पड़ जञायँगे । इसी प्रकार 


३०० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ओर इंद्रियाँ भी तकलीफ़ उठायेंगी । जब यह बात बिलकुल 
सिद्ध है कि स्वाथ स्वार्थी को ही कालान्तर में अधिक 
नुक्सान पहुँचाता है; तो स्वार्थ से काम क्‍यों लेना चाहिये ? 
हिन्दुस्तानी लड़के 'ने स्वाथ से किताब का वक़ ( पत्रा ) फाड़ा 
था; उसने खद्‌ नुक्सान उठाया और अपने मुल्क को नुक़्सान 
पहुँचाया । सिक्ख पलटन ने अपने स्वा्थ के लिये 
मुसलमान सिपाहियों को नुक़्सान पहंचाया था, वे खद तबाह 
हुए कहाँ तक कहें, स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिये खद्‌ 
नुक्सान उठाया ओर मुल्क को कितना नुक़्सान पहुँचाया 
है। इस बात की सेकड़ों मिसालें हिन्दुस्तान के इतिहास में 
मोजूद हैं । कोरव-पांडवों का सत्यानाशी युद्ध होना, मुसल- 
मानों का हिन्दुस्तान में राज्य होना, शाहजहाँ के लड़कों का 
आपस में लड़ना, मुसलमानी बादशाहत का नाश होना, 
अगरेज़ों का हिन्दुस्तान में राज्य की जड़ जमाना, मरहठों का 
क्षय, सिक्‍खों का नाश, अंगरेज़ों का तमाम हिन्दुस्तान का 
बादशाह होना, इत्यादि इन सब बातों पर यदि नज़र डालोगे, 
तो मालूम हो जायगा कि हम हिन्दुस्तानी लोगों के स्वाथ के 
कारण यह सब कुछ हुआ है । अगर हम लोगों में स्वाथ न भरा 
हुआ होता, तो हिन्दुस्तान आज परदेशियों के पाँव पर न 
लोटता ! आह ! स्वाथ ने आपको किस दशा से किस दशा 
को पहुंचा दिया हैं? स्व॒ग से आपको रसातल में फेंक दिया, 
इनसान से आपको हैवान ( पशु ) बना दिया, शेर से आपको 
गीदड़ बना दिया है।तो क्या प्यारों! अब भी आप उसको 
नहीं छोड़ोगे ? 

हिन्दस्तान में स्वाथ का हमेशा से घर नहीं है। यदि आप 
अपने पव पुरुषों के जीवन-चरित्र पर एक बार दृष्टि डालें, तो 
मालूम हो जायगा कि जिन ऋषियों की आप ओलाद ( सनन्‍्तान ) 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरूबे ३०१ 


हैं, वे कैसे निःस्वार्थी होते थे | इसरे की भलाई के लिये, दूसरे 
उपकार के लिये, वे महात्मा केसे तन-मन-धन न्योछावर 
करते थे ? ओर अपनी जान की भो परवाह नहीं करते थे | शरीर 
का मांस, शरीर की हड़ी तक दूसरों की भलाई के लिये दे देते थे। 
जब तक हिन्दुश्ताना में ऐसे पुरुष होते रहे, तव तक हिन्दुस्तानी 
लोग चक्रवर्ती राज्य नोगते रहे, तब तक हिन्दुस्तान संसार 
में शिरोमरि!ग गिना जाता रहा। पर जब से इस स्वाथरूपी 
बला ने हिन्दुस्तान को घेरा है, तब से हिन्दुस्तान का पलड़ा 
उलट गया | सो यदि आप फिर सम्दलना चाहते हैं, तो एक 
दम से इस स्वाथ को हिन्दुस्तान से निकाल दीजिए। मरते तो 

हैं, किन्तु हम लोग सिफ्र कालवश ही मरते हैं, ओर प्रकार 
से हम मरना नहीं जानते । मरना जानते हैं जापानवाले, अमेरिका- 
वाले ओर योरोपवाले, सो हम लोगों को भी उनसे मरना 
सीखना चाहिए | अमेरिका में एक बार साइंस की तरक़्की 
के लिये आवश्यकता हुई कि एक आदमी जिन्दा चीरा जाय, 
ताकि यह मालूम हो कि खनन की हरकत किस वक्त, किस 
नस में कैसी होती है। मरे हुए आदमी को चीरने से यह बात 
मालूम नहीं हो सकती थी, क्‍योंकि मरे हुए आदमी में खन 
की हरकत नहीं होती। सो एक आदमी इस बात के लिए 
तेयार हो गया ओर वह चीरा गया। एक बार आँख के 
अन्दर के परदों के विपय में जानने की ज़रूरत टुडे, एक आदमी 
ने अपनी आँख चिरबाइ। तो क्या प्यारों ! उन लोगों ने अपने 
फ़ायदे के लिए अपने शरीर व आँख को ज़िन्दा चिरवाया था ? 
नहीं, सिफ़र मुल्क के फ़ायदे के लिये। उनका सिरफ़ यह उच्च 
ख्याल था कि हमारा यह नाशवान शरीर मुल्क के काम आयेगा, 
तो इससे उत्तम सदगति ओर क्या हो सकती है ? हमारा शरीर 
ब आँख चीरी जायगी, तो ये डॉक्टर लोग इस बात को सीख 


३०२ स्वामी रामतीथं जिल्द तीसरी 


जाएँगे, जिसको विना सीखे ये लोग दूसरे के शरीर व आँख 
को पूरा-पूरा फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं, तब ये लोग पूरा-पूरा 
फ़ायदा पहुँचा सकेंगे, ओर हमारा शरीर व आँख जिनसे अभी 
तक केवल हमारा,ही फ़ायदा हुआ है, अब से प्रत्येक आदमी 
के शरीर ओर अआँख के फ़ायदे के लिये होंगे, अर्थात्‌ हमारा 
शरीर ओर आँख सबके शरीर ओर आँख के साथ मिल 
जाएँग। अहो ! कया ही उत्तम ज्ञान है। प्यारों! आपको भी 
यह ज्ञान सीखना चाहिए। जब तक आपको ऐसा ज्ञान नहीं 
होता, आपकी हरगिज़ तरक़्क़ी नहीं हो सकती । 

यह बात भी नहीं है किवे लोग मनुष्यों से ही प्रेम 
करते हैं, किन्तु मांसाहारी होने पर भी बे प्राणी-मात्र 
सरेप्रेम करते हैं । अमेरिका का प्रेसिडेन्ट (राष्ट्रपति ) एक 
बार दरबार को जाता था । रास्ते में उसने देखा कि एक सुअर 
कीचड़ में फंसा हुआ है। वह सुअर निकलने की जितनी ही 
ज्यादा कोशिश करता था, उतना ही वह अधिक कीचड़ में 
फँसा जाता था | प्रेसिडेन्ट से न रहा गया; वह द्रबारी कपड़ों 
सहित, जिनको वह पहरे हुए था, कीचड़ में कूद पड़ा ओर 
सुअर को निकाल लाया । पश्चात्‌ वह कीचड़ से भरे हुए 
कपड़ों को पहिने हुए ही दरबार में चला गया । राष्ट्रपति की यह 
दशा देखकर द्रबारियों को बड़ा आश्वय हुआ । ब॑ राष्ट्रपति 
से नम्नता-पूवंक इस विषय में दर्याफ्त करने लगे। राष्ट्रपति ने 
सारा क्रिस्सा बयान किया | द्रबारी लोग बड़े खुश हुए और 
हज़ार मुख से प्रेसिडेन्ट साहब की प्रशंसा करने लगे। कुछ 
कहने लगे कि हमारे प्रेसिडेन्ट साहब ऐंसे मेहरबान ( कृपालु ) हैं 
कि सुअर पर भी मेहरबानी (कृपा ) करते हैं। ओर कोई कुछ कहने 
लगा ओर कोई कुछ । प्रेसिडेन्ट नें कहा कि मेरी भ्रूठमूठ प्रशंसा 
क्यों करते हो; मेंने सुअर पर दया नहीं की, किन्तु उसको 


जिल्‍्द तीसरी. गैर मुल्कों के तजरुबे ३०३ 


कीचड़ में बेतरह फँसा हुआ देखकर मुझे दद हुआ था, मेंमे 
उस दद को मिटाया है, मेंने सुअर के साथ भलाई नहीं की 
है, किन्तु अपने साथ भलाई की है। क्‍योंकि उसके फँसने पर 
जो दुःख मुझे हुआ था, वह उसको निकालने से निकल गया 
अथात्‌ दर हो गया | अहा ! सच्चे वेदान्त का यह क्‍या ही 
जीवित नमूना है कि पग्राणी-मात्र के दुःख को अपना दुःख 
समभना, और प्राणी-मात्र पर दया करने से अपने ऊपर दया 
होती समभना, आर प्राणी-मात्र का दुःख दूर करने स अपना 
ही दुःख दूर समभाना। क्या कोई हिन्दुस्तानी राजा; रईस, 
अमीर होता, तो वह उस सुअर को कीचड़ से निकालता ? 
कभी नहीं । तो विचार करो कि “प्राणी-मात्र पर दया करना' 
जो आपका मुख्य धर्म है, सो आप अपने इस उदार धम से 
कितना श्रष्ट हुए हो? धम-श्रष्ट तो हुए. पर धम-अ्रष्ट होने 
से जो-जो सज़ा मिलती है, वह प्यारों ! आपको मिल रही है । 

र॒ तब तक इस सज़ा से आप छुटकारा नहीं पा सकते, 
जब तक कि फिर उस उदार धम ( प्राणी-मात्र पर दया करने ) 
के अनुसार आप अपना आचरण नहीं बनाते। 

मुसल्ममानी बादशाही के ज़माने में अँगरेज़ लोग जब 
हिन्दुस्तान में केवल सोदागर थे, फ़रुख़सियर बादशाह की 
लड़की बीमार हुई । हिन्दुस्तानी बेद्य हक्कीम इलाज करते-करते 
थक राये; परन्तु शाहज़ादी को आराम न हुआ । इत्तफ़ाक़ से 
अँंगरेज़ डॉक्टर जआ्आाया हुआ था, उसने दवा की, ओर दवाई 
से वह अच्छी हो गई ./घादशाह बड़ा खश हुआ, ओर 
डॉक्टर को बड़ा भारी इंसाम, खिलत आर जागीर देने लगा । 
डॉक्टर ने अज़ की कि जहाँपनाह ! में कुछ नहीं लैना चाहता; 
मगर हुज॒र खश हैं, तो अँग॑रेंत सोदागरों के माल पर महसूल 
मुझफ़ फ़रमाया जाय। ऐसा द्वी हुआ। अगरेज्ञ सोदागरों 





३०७ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


न्ज 


देर माल पर महसूल मुझाफ हुआ। आऔँ।रेज़ डॉक्टर ने अपने 
फ़ायदे पर ख्याल न किया, किन्तु अपने मुल्क के फ़ायदे पर 
किया | यदि वह अपने फ्रायदे पर ख्याल करता ओर बादशाह 
के भारी इनामः को ले लेता; तो थोड़े दिनों के लिये वह 
अमीर हो जाता ; पर जब उसने मुल्क को ख्याल किया; तो 
उसका सारा मुल्क ही अमीर हो गया। क्या हिन्दुस्तानी भाई 
से कभी यह उम्मेद हो सकती है ? ओह ! उन लोगों में कैसा 
स्वाभाविक वेदान्त है । तब वे लोग तरक़्क़ी न करेंगे, तो कौन 
करेगा ? इधर हिन्दुस्तानियों पर तो ठीक यह मिसाल 
चरिताथ होती है कि एक साधु ने किसी मनुष्य को एक 
वस्तु दी। उस बस्तु का यह गुण था कि वह मनुष्य उस 
बस्तु से जा कुछ माँगेगा, वह उसको मिल तो अवश्य जायगा, 
मगर उसके पड़ोसी को उससे दना मिला करेगा । उस मनुष्य 
ने धन माँगा, हाथी-घोड़े माँगे, गाय-मेंस माँगी, और जो कुछ 
माँगा, वह सब उसको मिल गया, मगर उसके पड़ोसी को उससे 
दूना मिला । पड़ोसी को दूना मिलने पर वह बहुत जलता रहा । 
एक दिन वह यह बात सोचता रहा कि इस वस्तु से क्या माँगें, 
जो पड़ोसी को दूना मिलने पर उसका अधिक नुक़्सान हो । 
सोचते-सोचते उसके ख्याल में यह बात आई कि अपनी एक 
आँख फूट जाय, इसलिये यही मॉगना चाहिये कि मेरी एक 
आँख फूट जाय, क्योंकि तब पड़ोसी की दोनों आँखें फूट 
जायँगी । उसने ऐसा ही किया | उसकी एक आँख ओर पड़ोसी 
की दोनों आँखें फूट गई', फिर उसने अपने एक हाथ ओर 
एक पाँव टूटने के लिये उस वस्तु से अज़ की | उसका एक 
हाथ और पाँव टूट गया ओर उसके पड़ोसी के दोनों हाथ 
ओर पाँव टूट गये । इत्तफाक़ से उसको लक़वा हुआ, और 
उसके रहे-सहे हाथ-पेर भी टूट गये, ओर आँख भी फूट गई । 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरुबे ३०४ 


तब उसने उस बस्तु से दोनों हाथ, पेर ओर आँखें मॉँगईँ 
यर यह प्राथना अस्वीकार हुई, क्‍योंकि पड़ोसी को उससे 
दना मिलना था, मगर उसके चार हाथ, पाँव और अँख 
नहीं थीं। तब उसने लाचार होकर अपनी प्क अँखू: हाथ, 
पाँव के अच्छे “हो जाने की प्राथना की, यह स्वीकार हुई । 
उसके एक हाथ-पाँव ओर आँख अच्छी हो गई आर पड़ोसी के 
दोनों । पड़ोसी जंसा का तंसा हो गया, मगर उस कमबरूत 

दुर्भांगी ) की एक आँख फूटी की फटी रह गई, ओर एक हाथ- 
पाँव टूटे के टूटे ही रह गय। सो प्यारों! विचार करो, जो 
अपने पड़ोसी की बुराई करता है, उसके लिए ख्रद बुरा होता 
है । पड़ोसी अपने मुल्कबालों को कहते हैं, सो अपने 
मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिये | बाइबिल में लिखा 
है कि अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करो; यद्यपि 
आपके शाञ्ततरों में ओर भी उदारता पाई जाती है, 
क्योंकि उनमें सारे जगत्‌ को अपने बराबर प्यार करना 
लिखा है। बाइबिल के माननेवाले तो बाइबिल में लिखी हुई 
बात को अत्तर-अक्षर मानते हैं, ओर आप लोग अपने शाम्रों 
में लिखी हुई इस बात को कि जगत्‌ को अपने बराबर 
प्यार करो, एक हिस्सा नहीं मानते | यह कितनी लज्ना की 
बात है ? प्यारो | जगत्‌ को अपने बराबर प्यार नहीं कर सकते 
हो, तो अपने भुल्क को तो अपने बराबर प्यार किया करो। 
मुल्क को नहीं कर सकते हो; तो अपने कुटुम्ब को तो 
प्यार करो । यह क्या बात है कि आपने अपने कुटुम्ब ही में 
भेद कर रक्खा है। अपने कुटुम्ब से भी अगर आप भेद न 
रखते, तो आप एकदम इतना नीचे न गिरते; और आपकी 
दशा का चक्र एकाएक ऐसा पलटा न खाता । 

भेद-भाव (द्वेत भाव ) उन्नति के मार्ग में बड़ा ही अनिबाय 


३०६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


रोच्ण काँटा है। क्‍योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में जितने 
पदाथ बनाए हैं, उनसे यथाथ लाभ उठाना ही मनुष्य की 
पूरी-पूरी उन्नति की अन्तिम सीमा है, परन्तु यह भेद-भाव 
( द्वेत भाव ) का काँटा मांग में आ पड़ता है, और उस अन्तिस 
सीमा तक पहुँचने नहीं देता। यह किसी* चीज़ को अग्नाह्म, 
किसी को स्पशनीय, किसी को घृणित, किसी को नीच और 
किसी को श्रेन्‍्ठ सममझाता है । पर ऐसा सममझना सबंथा 
अज्ञान है, क्‍योंकि ऐसा सममभने से उन चोज़ों से हम परहेज 
करने लगते हैं । फिर उनसे कोई न कोई होनेवाला लाभ; जो 
हमारी उन्नति का सहायक होता, नहीं हो सकता । इसलिये हमारी 
उन्नति में उतनी कमी पड़ती है, ओर यह कमी हमको उन्नति 
की अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँचने देती। यह कमी किसी 
ओर प्रकार से भी पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे उसमे क्रितना 
ही साहश्य हो | गाय के दूध से हमको जो लाभ होता है, वह 
मेंस या बकरी के दूध से नहीं होता, ओर बकरी के दूध से 
जो लाभ होता है, वह गाय के दूध से नहीं होता; अतणएब 
हमको अपनी पूरी-पूरी उन्नति करने के लिये ईश्वर-रचित 
हरएक पदाथ की सहायता को अत्यन्त आवश्यकता हे। 
ओर बह सहायता हम तभी प्राप्त कर सकते हें, जब भेद- 
भाव का सबंथा नाश हो जाय । हिन्दुस्तान में भेद की बड़ी 
प्रबलता पाई जाती है| अमरिका, जापान आदि में उतना 
भेद नहीं पाया जाता। यही कारण है कि हिन्दुस्तान उन्नति में 
इतना पिछड़ा हुआ है; ओर अमेरिका, जापान आदि इतना 
आगे बढ़े हुए हैं। हिन्दुस्तान में जिन चीज़ों की क़दर नहीं 
होती, जिन चीज़ों से कोई लाभ होने की आशा नहीं समझी 
जाती, अथवा जिन चीज़ों को छूने तक का इतना परहेज 
होता है कि गंगा-स्नान की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तज़रुबे ३०७ 


से अमेरिका आदि मुल्कोंबाले आशातीत लाभ उठाते हैं ॥ 
गधा ओर सुअर, जो हिन्दुस्तान की नज़र से बिलकल 
घृरितत हैं, अमरिका में बड़े काम आते हैं। मेला, जिसकी 
तरफ़ नज़र पड़ने से ही क़े ( वमन वा उल्टी' ) हो जाती है, 
अमेरिका में अच्छी ध्यापारिक चीज़ है | हड्डी, जिसके छू जाने- 
मात्र से स्नान की ज़रूरत होती है, इतने फ़ायदे की चीज़ है 
कि सारी दुनिया को लाभ पहुँच रहा है । इसकी खाद जिस 
खेत में पड़ती है, वहाँ चोगुनी फ़सल पेदा होती है; इससे 
जो फ़ास्फोरस निकलता है; वह संसार को लाभ पहुँचा रहा 
है । दियासलाई इसको बनती है, ओर पुष्टिकारक उत्तम 
दवा भी इसी से बनती है | बाल जिसको तुम तुच्छ ( नाचीज़ ) 
समभकर फेंक देते हो, उससे अमेरिका में खब पेसा पेदा 
होता हे । इसी प्रकार सब चीजें जो हिन्दुस्तान की नज़र से 
घृरित, अपवित्र ओर अयोग्य समभी जाती हैं, उनसे दूसरे 
मुल्कवाले खब फ्रायदा उठाते हैं, ओर उनसे ख़ब कमा लेते 
हैं। उन मुल्कों में जब ऐसी-ऐसी चीज़ों से भी फ्रायदा उठाते हैं 
ओर काम लेते हैं, अफ़सोस, हिन्दुस्तानी तो साथू लोगों 
से भी काम लेना नहीं जानते ! हज़ारों, लाखों साधू पड़े हुए 
हैं, यदि उनसे काम लेते, अथवा उनसे फ़ायदा उठाने की बुद्धि 
न्‍न्द्स्तान को होती, तो हिन्दुस्तान का बड़ा भारी उपकार 
हो जाता । 

एक समय था; जब हिन्दुस्तानी लोग मनुष्यों के अलावा 
जानवरों से भी मनुष्य का काम ले लते थे | मगवान्‌ रामचन्द्रजी 
ने बंदरों की सेना बनाई थी, ओर ऐसी , कामयाबी 
( सफलता ) हासिल की थी कि आजकल के हिन्दुस्तान के 
मनुष्यों की सेना से भी वह कामयाबी हासिल नहीं होती । यदि 
रामचन्द्रजी बंदरों को बंदर कहकर ही रूयाल न करते और उन 


३०८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


| भेद-भाव रखते, तो रामचन्द्रजी को कितनी कठिनता 
उपस्थित होती। एक बलवान शत्र के साथ मुक्ताबल्ला था। 
जिसकी असंख्य सेना थी; जिसकी धूम सुनकर ही तमाम 
भू-मंडल कलेजा थामकर रह जाता था । रामचन्द्रजी के 
साथ सिवा भाई लक्ष्मण के न सेना थी «ओर न खज़ाना 
था। यदि आदमियों की पलटन भरती करते, तो इतना घन 
कहाँ से आता ? बह तो राज्य-अश्रष्ट ओर तिस पर वनवासी थे; 
सेना को तनख्वाह देनी पड़ती, कमसरियेट का बन्दोबस्त 
करना पड़ता; तीरः कमान, गोला-बारूद का सामान करना 
पढ़ता । पर प्यारों ! इनकी जरूरत तो उनके लिए है, जिनकी 
हृष्टि में भेद है । रामचन्द्रजी को तो सच्ची ब्रह्म-विद्या 
की प्राप्ति थी। भेद-भाव का सवंधा अभाव था । उनकी 
नज़र में मनुष्य और बंदरों में भेद नहीं था। ओर यह 
क़दरत का क़ानून है कि जिसमें भेद-भाव (ट्ोत भावना ) का 
अभाव हो जाता है, उसके साथ सारी क़दरत भी भंद नहीं 
रखती, अर्थात्‌ उसको अपना मित्र समझती है, ओर हर 
प्रकार उसकी सहायता करती है। सुतरां बंदर श्रीरामचन्द्र 
के मित्र हो गए, ओर बंदरों की एक बड़ी भारी सेना रामचंद्र- 
जी के लिए मरने-मारने को खड़ी हो गइ। उनको न तनख्वाह 
की ज़रूरत, न कपड़ों की ज़रूरत, न अन्न की ज़रूरत, 

तीर-कमान की ज़रूरत हुई | ऐसी सेना तय्यार करके चढ़ाई 
कर दी गई, ओर फ़तेह पाई | ओह ! ब्रह्म-विद्या में कैसा जाद 
का असर है कि पशुओं ओर पत्थरों से भी बह काम लिया 
जा सकता है, जो असंभव प्रतीत होता है। अतः आप भी 
सच्ची ब्रह्म-विद्या के प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिय, क्योंकि 
अपंनी पूरी-पूरी उन्नति के लिए हरणक चीज़ की सहायता 
की आवश्यकता है। ओर तब तक आप हरएक चीज़ से 


जिल्द तीसरी गैर मुल्कों के तजरुबे ३०६ 


सहायता नहीं ले सकते, जब तक कि उनसे भेद रखते हो 
या प्रम नहीं करते, अर्थात्‌ उनको अपने ही बराबर नहीं 
समभते । ओर तब तक आपका भेद दूर नहीं होगा; उनसे 
प्रेम नहीं होगा, ओर उन सबको अपने बराबर सममना- संभव 
नहीं होगा, जब” तक कि ब्रह्म-विद्या का प्रकाश आपके हृदय 
में नहीं होता। सच्ची ब्ह्म-विद्या के प्रकाश होने से ही आप 
हरएक चीज़ से प्रेम करने लगोगे, ओर उनमें जो गुण हैं, 
जिनके विना आपकी उन्नति का मार्ग अगम्य हो रहा है, 
उनको लेने में संकोच नहीं करोगे, तब आपकी उन्नति 
बेरोक-टोक होती चली जायगी, आप जो कुछ अपना खो 
चुके हैं, वह सब कुछ मिल जायगा, ओर आपकी उस शोचनीय 
दशा का पलड़ा एकदम पलट जायगा। 

हम लोग गुण नहीं देखते, और गुण सबसे लेना चाहिये, 
चाहे आय्येसमाजी हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो) त्राह्म हो; या 
कोई और हो क्योंकि गुणों की कमी सबमें हैे। क्‍या कोई 
आय्यंसमाजी, हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मय या कोई ओर मज़हब- 
वाला यह कह सकता है कि हम सवगुण-सम्पन्न हैं? हमको 
किसी से किसी गुण के सीखने की आवश्यकता नहीं हे 
यदि कोई ऐसा कहता है, तो वह भूठ कहता है, क्योंकि सब 
गुण-सम्पन्न जाति कभी भी ऐसी बुरी दशा में नहीं रह सकतो 
है। आर आपमें से प्रत्येक व्यक्ति की जेसी बुरी दशा है, वह 
छिपी हुई नहीं है । सुतरां आपमें एक नहीं, वरन्‌ कितने ही ऐसे 
बुरे दोष भरे हुए हैं कि जिनसे आपको उन्नति रुकी हुई है । 

हाँ, बिलकुल गुण-रहित जाति भी कोई नहीं होगी, कम 
से कम कोई न कोई गुण प्रत्येक जाति में ऐसा है कि जो 
दूसरी जाति को सबंथधा अनुकरणीय है। सो परस्पर एक 
दूसरे के गुणों को ग्रहण करने में त्रुटि नहीं करनी चाहिये। 


३१० स्वामी रामतीय जिल्द तौसरी 


डैन्नति का सबसे उत्तम तरीक़ा यही है कि गुण सबसे 
ले ले । अफसोस ! हिन्दुस्तानी लोग इस वरीक़े को नहीं 
बरतते, निर्थक मंगड़े-फ्साद श्रोर वांद-विवाद में अपना 
समय खोते हैं | श्राज शाखरार्थ हुआ, आज आपयों की खूब 
पोल खोली गई, आज मुबाहिसा हुआ, आज हिन्दू-धर्म 
का पक्का खण्डन हुआ, कल मुसलमानों के खूब धुर उड़ाये 
गये, आज जेनियों का परदा फ्राश हुआ । वाह भाई, वाह ! 
कैसी उम्दा दलीलों से अमुक साहब ने आज अमुक मज़हब 
का खण्डन किया ? प्यारों ! इन व्यर्थ के बाद-विवादों से 
क्या फ़ायदा हुआ और होगा, सिवाय इसके कि आपस में 
रंज पेदा हो, दुश्मनी बढ़े, ओर लोगों के दिलों पर बुरा 
असर पेदा हो। ओह ! कैसे रंज की बात है कि आप लोग 
मज़हब को खर्डन करने की नियत से तो उस मज़हब की 
किताबें खब ध्यान देकर पढ़ें, ताकि उन किताबों में जो कुछ 
दोष हों, बे आपको मालूम हो जायें, ओर आप उन दोषों 
को सरे-आम स्ब-साधारण में कहकर उस मज़हबबालों का 
मंज़ाक़ उड़ान का यत्न करें, पर आप कभी दूसरे मज़हब 
की किताबें इस नियत से नहीं पढ़ते कि उनमें से जो अच्छी 
बातें हैं, उनको सीखें ओर अपनी उन्नति करें। आप लोग 
जोंक की तरह हो गये हैं, जो स्तनों पर लगा देने पर भी दूध 
को छोड़ देती है, या कभी नहीं पीती; ओर हमेशा खून को 
पिया करती है| यह मज़हबी मंगड़ा हिन्दुस्तान में शीध्तम बन्द 
होना चाहिये। यह आपकी उन्नति का बड़ा जबरदस्त दुश्मन 
है, क्‍योंकि इन मगड़ों से आपस में रंज पेदा होता है; रंज के 
होने, से दुश्मनी पेदा होती है। जब दुश्मनी हुईं, तो आपस में 
प्रम कहाँ ! ओर जब प्रेम नहीं, तो प्यारों! आपस में एक दूसरे 
की सहायता नहीं होती । बिना एक दूसरे की सद्दायता के किसी 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरुबे ३११ 


की उन्नति न हुईं, न होगी। यदि अपनी उन्नति चाहते हो, री 
पहले अपना एक दिल करों, अथवा अपना वह दिल बनाओ, 
जो उन्नति पानेवालों ने बनाया है। यदि लेला पाने की इच्छा 
रखते हो, तो मजनू, बनो, अथांत्‌ मजनू का-सो दिल बनाओ । 
स्राली ज़बान से यह कह देना कि में मजनूँ हूँ; मुके लेला मिल 
जाय, काफी नहीं है। आपको सबूत देना होगा कि आपमें और 
मजनू में कोई फ़क़ नहीं है। तात्पय यह कि मजनू ने लंला 
के लिये जितनी तकलीफ़ें उठाई; वे सब तकलीफ़ उसी के 
माफ़िक़ आपको उठानी होंगी। लेला का लोभ देकर चाहे 
आपका शरीर चीरने के लिये कहा जाय, तो आपको खुशी से 
शरीर चिराना होगा; यदि आपका नदी में डूब मरने को कहा 
जाय, तो आपको नदी में डूब मरना होगा; यदि आग में जल 
मरने के लिये कहा जाय, तो आपको आग में जल मरना होगा; 
आपको लेला के लिये जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में घूमने के 
लिये कहा जाय, या न कहा जाय, धूमना होगा; आपको ऊँच- 
नीच का विचार न करना होगा; ग़ज़ यह है कि जब तक 
आपको लेला नहीं मिलती, तब तक हज़ारों तकलीफ़ें उठानी 
पड़ेगी, ओर उन तकलीफ़ों पर ध्यान न देना होगा। इसी 
तरह पर प्यारों ! आपको अपने मुल्क की उन्नति के लिये 
क्या नहीं करना होगा, तकतीफ़ें उठानी पड़ेगी; दुःख सहना 
होगा ; जंगल-जंगल, पहाड़-पहाड़ में भटकना होगा; ऊँच- 
नीच का विचार नहीं करना होगा; और अपने शरीर को होम 
कर देना होगा | जब ऐसा करने के लायक़ आप होंगे, अथवा 
तेयार होंगे, तब स्वतः ही आपकी उन्नति होगी। आपके मुल्क 
को उन्नति होगी ओर सारे संसार की उन्नति होगी, क्योंकि 
ऐसा करना ही सच्ची ब्रह्म-विद्या है, ओर सच्ची ज़्ह्म-विद्या ही से 
अपनी ओर संसार की उन्नति होती है । 


१२ स्वामी रामतीथे जिल्द तीसरी 


जब अपनी जाति का खयाल हढ़ हो जाता है, तब किसी 
बात की कमो नहीं रहती है। यह कहने का मोक़ा नहीं रहता 
है कि हमारे पास रुपया नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते | 
जापानवालों ने विना रुपये खर्च किये द्वी परदेशों में जाकर 
इल्म हासिल किया है, और अपने मुल्क की ' तरक़क़ी की है । 
उन लोगों ने यह तरीक़ा अख्त्यार किया है । जब वे दूसरे मुल्कों 
को विया हासिल करने के लिये जाते हैं, तो अपने साथ धन 
इसलिये नहीं ले जाते कि अपना रुपया परदेश में नहीं 
जाना चाहिये, अपने मुल्क में ही रहना चाहिये। जब राम 
जापान से अमेरिका जाने के लिये जहाज़ में सवार हुआ; तो 
राम ने देखा कि ४० जापानी लड़के भी अमेरिका जाने के 
लिये जहाज में सवार हुए । उन लड़कों के पास न कुछ खचे था 
ओर न जहाज़ का किराया । उन लड़कों में बहुत से तो अमीर 
घर के थे, ओर बहुत से ग़रीब घर के | पर सच किसी के पास 
नहीं था। धन्य जापानियो ! तुम लोगों में कितना स्वदेशानुराग 
है? तुम लोगों में कसी बुद्धि है ? अपने देश का रुपया 
परदेश में न जाय”, इस बात का तुमको कितना ख्याल रहता 
है, ओर इसलिये तुम कितनी तकलीफ उठाते हो। सच न ले 
जाने की वजह सेउन लोगों ने जहाज़ की नोकरी कर ली । 
कोई मशाज्ची हुआ, कोई भिश्तों हुआ, कोई भाड़ दनेवाला 
हुआ, कोई कोयला मोंकनेवाला हुआ, ग़ज़े सबके सब लड़के 
जहाज़ में नोकर हो गये; ओर इस तरह सब लोग जहाज़ के 
किराये से बच गये | अमेरिका पहुँचकर उन्होंने जहाज़ की 
नोकरी छोड़ दी, ओर ४० डालर देकर अमेरिका में रहने का 
पास ले लिया | अमेरिका में यह दस्तूर है कि गेर मुल्कवाला 
जो वहाँ उनके देश में जाता है, उसको वह जहाज़ से तब 
उतरने देते हैं, जब कि उसके पास ४० डालर देख लेते हैं । वे 


जिल्द तीसरी ग़र मुल्कों के तजरुबे ३१३ 


लड़के वहाँ इल्म सीखने गये थे; पर ख़च तो बे ले ही नहीं 
गये थे, कॉलेजों में वे किस तरह भरती होते ? सो उन्होंने वहाँ 
मज़दरी करनी शुरू की | किसी ने हल लगाना शुरू किया, 
किसी ने ओर मज़दरी अख्त्यार की | वहाँ मज़दरों कोछ 
रुपया तक प्रति दिस मजदूरी के मिलते हैं । अतः वे लड़के 
मज़दरी करके खब रुपया पंदा करने लगे । अमेरिका में 
मजदूरों के पढ़ने के लिये रात के स्कूल (7॥९2॥4 ४८।॥००)५ ) 
हैं, क्योंकि जो आदमी गरीब हैं और दिन के स्कूल में 
नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हीं के उपकार के लिये रात के स्कूल 
का प्रबन्ध है, ताकि अपने गुज़ारे के लिये दिन में मजदूरी 
करें, ओर रात में पढ़ें | बहादर जापानी लड़के भी उन्हीं रात 
के स्कूलों में भरती हए। सो वे रात को इल्म हासिल करने 
लग, ओर दिन में रुपया कमाने लगे। जब उनके पास कुछ 
रुपया जमा हो गया, ओर अँगरेज़ी भी'वे बोलने-सममने लगे, 
तब कॉलेज में भरती हो गये | जापानी लोग जिस मुल्क में जाते 
हैं, उस मुल्क की भाषा वे उसी मुल्क में जाकर पढ़ते हैं । सो 
वे मुख्तलिफ़ क्रिस्म के इल्म पढ़ने लगे। पश्चात्‌ पास होकर 
अपने देश को आए, ओर इल्म के साथ-साथ रूपया भी पेंदा 
कर लाये । यह देखो, जापानियों की बुद्धि, स्वदेशानुराग 
और कष्ट-सहिष्णुता कैसी अनुपम है ! स्वदेशानुराग कि अपने 
देश का धन अपने ही देश में रहे, यहाँ तक कि अपने फ़ायदे 
के लिये भी यदि दूसरे मुल्क में जाना पड़े, तो भी जहाज, रेल 
के किराये में भी अपना रुपया परदेश में न जाय, और कॉलेजों 
की पढ़ाई का ख़च तो अलग रहा। वरन अपने देश के पैसे से 
एक किताब तक भी न खरीदी जाय: खाने-पीने में अपना पेसा 
खच करना ता अलग रहा; उलटा वहीं से पेदा करके* अपने 
मुल्क को रुपया एकत्र करके लाया जाय; ओर अपने मुल्क की 


३१४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


शैलाई के लिये सबसे बड़ी बात यह की जाय कि दूसरे 
मुल्कों से वे उत्तम विया' सीख कर आयें कि जिसकी 
अपने मुल्क में निहायत ज़रूरत है, ओर जिस पर अपने देश 


[4 


की उन्नति निर्भर है । बुद्धि से वे लोग कैसे जल्दी उस 
तरीके को सोच लेते हैं, जिससे उनकी उन्नति हो। किराये 
से बचने के लिये ही उन्होंने कैसा श्रनोखा कोशल किया 
था कि सफ़र भी हो गया, किराया भी न पड़ा, उलटा कुछ 
रुपया हाथ आ गया ! हमको संदेह है कि दुनिया के किसी 
ओर मुल्क के आदमियों की ऐसी बुद्धि हो। भला दुनिया में 
ऐसा कोन मुल्क है, जिसने पचास वष के अंदर ऐसी 
आशातीत उन्नति की हो, जैसे जापान ने की है ? यही उनकी 
विचित्र बुद्धि का अनुपम दृष्टांत है । यह उनके असली 
बेदान्ती होने का सुखद, सुधामय; मधुर फल है । ऐसी कष्ट- 
सहिष्णुता कि अमीरों के लड़के भी भाडू, वगेरा नीच और 
खेती वरोेरा मुश्किल काम करने में न शर्मिन्दा हों, और न 
तकलीफ़ समझें, किन्तु दिन में खेती वगरेरा की कठिन 
मेहनत करें और रात में करें गंभीर पढ़ाई, अर्थात्‌ शारीरिक 
आओर मानसिक दोनों प्रकार के परिश्रम करें, ओर कभी न 
थकें ! प्यारों! जापान में ऐसा वेशानुराग है, ऐसी विचित्र 
बुद्धि है, ऐसी कष्ट-सहिष्णुता है, तब जापान जैसी और 
जितनी उन्नति चाहे, वह बेसी आर उतनी ही तरक़्क़ी कर सकता 
है । उधर जब जापान के लोग अपने मुल्क की उन्नति के 
लिये ऐसे-ऐसे यत्न और विचारों से काम ले रहे हैं, इधर 
तब हिन्दुस्तान के लोगों को अजब केफ़ियत है। पहले तो 
दूसरे मुल्कों को जाना ही हिन्दुस्तान की नज़र में पाप है, 
तिस पर भी यदि किसी ने हिम्मत की ओर उसको पाप.न 
भी समझा; तो उसको आला दजे का सामान चाहिए। वह 


भर 55) 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरुबे ३१४ 


जापानियों की तरह मजदूर होकर कभो दूसरे मुल्क नहीं 
जायगा । उसके लिय जहाज में अव्वल नम्बर का कमरा और 
सामान चाहिये। वह जापानियों की तरह दिन में खेती करके 
ओर रात को पढ़कर इल्म हासिल नहीं करेगा । किन्तु 
उसके लिये फीस, खाने-पीने के ख़च के लिये कम से कम २४ 
हज़ार रुपया चाहिये। वह जापानियों की तरह उस मुल्क से 
इल्म के साथ-साथ रुपया पेदा करके तो नहीं लाबेगा, किन्तु 
पहले तो इल्म भी अघूरा लावेगा; अथात्‌ उसमें पास नहीं 
होगा) ओर १४ हज़ार रुपये के अलावा ओर कई इहसज़ार 
क़ज़॒ करके भी लावेगा। वह जापानियों की तरह उस मुल्क 
से वह इल्म पढ़कर न लावेगा, जिसकी अपने मुल्क में निहायत 
ज़रूरत है, जिससे अपने मुल्क के ग़रीब व अमीर को 
फ़ायदा पहुँचे, किन्तु वह ऐसा इल्म सीख कर आवेगा, जिसकी 
अपने मुल्क के लिये कोई ज़रूरत नहीं, ओर जिससे अपने 
मुल्क का के अमीर ओर ग़रीब सब तबाह हों। अथांत्‌ वहाँ से 
बेरिस्टंर बनकर आवेगा और ग़रीब-अमीरों को लड़ा कर 
उनका रुपया खत्रव उड़ाबेगा । उन रुपयों को यदि अपने ही 
घर में जमा रखता, तो कुछ न कुछ अच्छा ही था; पर वह 
उन रुपयों को अपने साहिबाना ठाट रखने में खच करेगा। 
ओर साहिबाना ठाट के लिये बिलकुल विलायती चीज़ की 
ज़रूरत है, कमरा सजाने के लिये विलायती सामान, पहरने 
के लिये बिलायती कपड़ा, खाने के लिय विलायती खाना, 
बोलने के लिए बिलायती भाषा, कहाँ तक कहें, जता बिल्लायती, 
कुर्ता बिलायती, चाल-चलन विलायती, सो सब रुपया जो 
वह कमाता है, वह विलायती हो जाता है। इस तरह पर 
जो हिन्दुस्तानी विज्ञायत गया भी; तो उससे विज्ञाथत का 
ही फ्रायदा होता है, हिन्दुस्तान का तो नुक़्सान ही है। 


३१६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


शैसके अतिरिक्त वह विलायत से लोटकर जापानवालों की 
तरह कभी मुल्कवालों को प्यार नहीं करेगा, बल्कि अपने 
मुल्कवालों को असभ्य, बेवक़फ़ ओर जंगली ख्याल करेगा 
ओर उनके साथ उठने-बेठने व बोलने-वालने में भी शम 
मानेगा; तो कहिये, हिन्दुस्तान की किस तरह तरक़्क़ी हो 
हिन्दुस्तान की तरक़्क़ी के लिये इस बात की ज़रूरत नहीं 
हे कि हिन्दुस्तान के लोग विलायत में जाकर बेरिस्टरी पास 
करके आवें, किन्तु इस बात की ज़रूरत है कि वे लोग क्ृषि 
विद्या सीख कर आयें, ओर हो सके, तो और हनर भी सीख 
कर आवं, जिससे अपने मुल्क को कायदा हो, अपने मुल्क 
का पसा अपने मुल्क ही में रहे, ओर दूसरे मुल्क का भी रुपया 
अपने मुल्क में आबे | दूसरे मुल्क का रुपया इस मुल्क में तभी 
अधिक आवेगा, जब कृषि-विद्या की तरक़्क्ी होगी। और-अ 
हुनरों में हिन्दुस्तान दूसरे मुल्क की बराबरी नहीं कर सकता; 
क्योंकि दूसरे मुल्कवाल उन बातों में बहुत बढ़ गये हैं, कृषि 
विद्या से हिन्दुस्तान की आमदनी का सिलसिला बढ़ सकता 
है, सी हिन्दस्तान के लिये कृषि-विद्या की ओर विशेष ध्यान 
देने की अत्यंत आवश्यकता है| इस विद्या की तरक़्क़ी के लिये 
अमेरिका जाना होगा । वहाँ सब विद्या पढ़ाई जाती हैं । 
इईंगलेंड में कषि-विद्या की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, 
क्योंकि वहाँ और-ओर हनरों की अधिकता है, ओर आबादी 
बढ़ जाने के सबब से खेती भी कम हे । हिन्दुस्तान में कृषिविद्या 
की पाठशाला पहले तो है ही नहीं, अगर कहीं है भी, तो ठीक 
नहीं है । यहाँ पढ़ाई का कुछ ओर ही ढंग है, किताबों में जो 
कुछ पढ़ाया जाता है, वह अमल में नहा लाया जाता । यहां पढ़ाना 
कुछ और, अमल में कुछ ओर । बहाँ स्कूल में जो कुछ पढ़ाया 
जाता है, वह अच्छी तरह अमल में भी लाना सिखाया जाता है। 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरूये ३१७ 


अमेरिका में सब प्रकार की पढ़ाई का एक विचित्र ढंरी 
है । चाहे किसी. कला-कोशल की पाठशाला को देखिये, 
अमली कायवाही उनका मुख्य उद्देश्य होगा, और बीररस 
का सबेदा समावेश रहेगा, यहाँ तक कि म्रज़हबी स्कूलों में 
भी वीरता भरी शशिक्षा दी जाती है। राम का निमन्त्रण 
एक बार मज़हबी स्कूल में हुआ | जब राम वहाँ गया; तो 
पहले लड़कों ने (हुरा-हुरा' के शब्दों से आदर किया | फिर 
राम का व्याख्यान आरंभ हुआ । जब व्याख्यान ख्रतम हुआ, 
तो लड़कों ने परेड दिखाई, जो बिलकुल जंगी कवायद के 
समान थी । राम को शंका हुई आर प्रिंसिपल से दर्याफ़्त 
किया कि मज़हबी स्कूल में जंगी क़वायद का क्‍या काम 
है ? उसने जवाब दिया कि मोत का सामना तो सबसे 
पहिले हमको ही करना पड़ता है। जब हम किसी मुल्क 
में उपदेश करने के लिये जाते हैं, तो हम लोगों पर ही 
सबसे पहले मौत का क़हर बरसता है । हम लोगों की 
जान ही पहले बरबाद होती है| यदि इनके दिलों में वीरता 
न भरी जाय, तो ये लोग किस तरह दूसरे मुल्क में धर्म्मोपदेश 
करने के लिये जा सकते हैं । इसलिये इनके दिलों से 
मोत का खटका निकाल दिया जाता है, जिससे असभ्य 
( जंगली ) मुल्कों में जान के लिय य लोग संकोच ( पशोपेश ) 
न करें, उनको बहादुरी के साथ धर्म्मोपदेश करें, यदि मारे 
जाये तो परवाह न कर। सच्चे धर्म के प्रचार करने म जान 
चली जाय, परवा नहीं, परन्तु धम का प्रचार सबत्र करना 
चाहिये । प्रिंसिपल साहिब के इस उत्तर से हमको कसा 
अच्छा सबक़ मिलता है कि “हमको धर्म-प्रचार करने 
के लिय अपनी जान का ख्याल नहीं रखना चाहिय-। और 
सबत्र धम करा प्रचार करना चाहिये ।” अफ़सोस ! जब दूसरे 


श्श्य स्वामी रामती थ जिल्द तीसरी 


भल्कवाले धर्म के प्रचार करने में जान की बाज़ी लगा रहे 
हैं, तब हिन्दुस्तानी अपने भाई को भी धर्म्मोपदेश करने से 
जी चुराते हैं, तो क्‍यों न धर्म का हास व हास हो; क्‍यों न धम 
की हानि हो, क्‍यों न धम की ग्लानि हो ? 

इसलिये हिन्दुस्तान धर्म-भ्रष्ट होने से -माम-श्रष्ट भी 
हुआ है। कैसे रंज की बात है कि हिन्दुस्तान अपन उस 
सच्चे धम ( वेदान्त ) को भूल गया है, जो संसार की 
एकता को सिखाता है, जिस धर्म ने उसको उस ऊँचे 
आसन तक पहुँचा दिया था कि जहाँ तक पहुँचने की बात 
सुन कर इस ज़माने के पंडित दाँतों तले डेंगली दबाते हैं । 
वह भी समय था, जब हिन्दुस्तान में धम का ऐसा प्रभाव 
था कि विना धर्म-विचार के हिन्दुस्तानी कोई काम ही नहीं 
करते थे। उनका खाना धर्म के लिये, सोना धम के लिये, 
पहरना धम के लिये, उठना-बेंठना धम के लिये; ब्याह-शादी 
धर्म के लिये होती थीं, अर्थात्‌ बिना धम के हिन्दुस्तानी 
कोई काम नहीं करते थे। जिस काम का धम से वास्ता नहीं, 
उस काम से हिन्दुस्तानियों को भी वास्ता नहीं होता था । 
वे लोग धम के लिये जंगल-जंगल फिरने, भूखे-प्यासे मरने, 
पहाड़ों-पद्दाड़ों में टकराने, गरमी-सर्दी को सहने ओर 
भारी-भारी कष्ट उठाने ही में आनन्द समभते थे | धर्म के सिवा 
वे स्वर्ग के खुख को नरक की सामग्री समभते थे। मछलो 
के जीवन के साथ पानी का जैसा सम्बन्ध है, उनके जीवन के 
साथ धर्म का भी वेसा ही सम्बन्ध थए अर्थात्‌ धरम ही उनका 
जीवन और धर्म ही उनका आधार था, धम ही उनका 
उद्देश्य था ! वे धर्म-बीर थे और भीरु थे । धमं-बीर इसलिये 
कि वे-धर्म के लिये अपने शरीर को भी कुछ नहीं सममते 
ये; और धर्म-भीर इसलिये कि सबदा प्रत्येक काम के करने 


जिल्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे ३१६ 


में डरते रहते थे कि कहीं धर्म की हामि न हो। अपने शरीर 
के साथ वे जेसा बर्ताव करते थे; दूसरे के शरीर के साथ 
भी उनका नेसा ही बरताव होता था।वे अपने में ओर दूसरे 
में भेद नहीं समभते थे । उनकी नज़र में संसार के सभी 
प्राणी बराबर वे » सबको ही धर्मात्मा होना, सबको ही 
धर्मापदेश देना, वे चाहते थे। सब की ही भलाई करना उनका 
नित्य कम था । पर अब जमाना (समय ) पलट गया है। 
हिन्दुस्तानियों का धर्म अब केवल किताबों में रह गया है। 
हिन्दुस्तानियों का धरम अब सिफ़ विवाद में काम आता है, 
हिन्दुस्तानियों का धम अब सिफ बातूनी जमा-ख़्चे का 
रह गया । 

हिन्दुस्तानी अब न धम्म-बीर रहे, न धर्म-भीरु, क्‍योंकि घम 
के लिये अपने शरीर की परवा न करना तो एक तरफ़ रहा; 
जो काई उनके घर में आकर उनके धर्म की निन्‍्दा करने 
लगे, तो भी वे काम नहीं हिलाते हैं; ओर यदि आप स्वयं 
बड़े-बड़े अनथ भी कर बेठ, तो उन्हें डर नहीं होता कि हम कैसे 
धर्म-दीन॑ हो रहे हैं, हम धर्म पर कैसे लात मार रहे हैं ? प्यारे 
हिन्दुस्तानियों ! हिन्दुस्तानी अपने बेनज़ीर शास्त्रों की ओर 
ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते, मनन नहीं करते । आह ! 
आपको मालूम नहीं हे कि आपके पूवजों ने आपके लिए 
कैसे अक्षय ख़ज़ाने का संग्रह रख छोड़ा है। ऐसे ख़ज़ाने के 
पास होने पर भी प्यारों ! मूखे मत मरो, ठोकरें मत खाओ, 
इधर-उधर मत भटकों । इस खजाने का उचित व्यवहार 
करो, उचित रीति से ख़च करों, देखो ओर विचारों कि इस 
दौलत पर सारी दुनिया का हक़ है। आप केवल इस बात 
के एजेन्ट बनो कि इस खज़ाने की बाधत सारी दुनिबा को 
सूचित कर दो कि हमारे पास हम तुम सबके लिये खजाना 


३२० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


स्ोंपा गया है; आओ, हम सब मिलकर उससे फ़ायदा उठावें, 
ओर आप भी उस दोलत से फ़ायदा उठाओ, ओर दुनिया 
को भी उठाने दो; किसी से भी उस ख़ज़ाने को मत छिपाओ, 
नहीं तो विश्वासघात के दोष में पकड़े जाओगे, ओर 
स्रज़्ाना भी आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि उस ख़ज़ाने की 
यही तासीर है कि जो उसको छिपा रखता है, उसके पास 
से वह निकल जाता है। केवल संदृकफ़ रह जाता है, माल 
चला जाता है। शरीर रह जाता है, प्राण चला जाता है। 
सो आप देख ही रहे हो कि आपके पास सिफ्र नक़ल बाक़ी 
रह गई है और असल का पता नहीं है। आपके धम की 
असलियत जापान, अमेरिका आदि मुल्कों को चली गई है। 
आपके पास सिफ़ नकल बाक़ी है। आपके धम का वृत्त 
खोखला हो गया है। अब भी अगर बहुत जल्दी उसका 
उपचार नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, 
तो जो संदूक़ आपके पास है, वह टूट-फूट जायगा, शरीर 
भी सड़-गल जायगा वृक्ष भी गिर जायगा, नक़ल भी उड़ 
जायगी। ओर आप मधु-मक्खी को तरह हाथ मलते ओर 
सिर पटकते रह जाओगे | 

इस खज़ाने को बहुत दिनों छिपाकर आप सेकड़ों तकलीफ़ें 
सह चुके हो, हज़ारा नुन्नसान उठा चुके हो, अपनी इज्जत 
ओर आबरू खो चुके हो, अपनी स्वतंत्रता ओर राजपाट 
खो चुके हो, अर्थात अपना सब कुछ खो चुके हो, तो 
प्यारों | अब आप ओर क्या खोना चाहते हो, जो फिर भी 
इसके छिपाने की कोशिश करते हो? क्‍या आप यह चाहते 
हो कि आपका नाम-निशान तक इस दुनिया मेंन रहे ? 
नाम के लिये आपका नाम किसी क़दर अभी तक है, स्रो 
उसका भी मलिया-मेट होना चाहता है; क्योंकि आपने इस 


जिल्द तीसरी गैर मुल्कों के तजरुवे ३२१ 


धरम ( खज़ाने ) को इस क़दर छिपा रक्‍्खा है कि आप 
भी उसको नहीं देखना चाहते कि उसमें कैसे-कैसे अमूल्य 
रत्र भरे पड़े हैं, जिससे आपको अपनी असलियत मालूम 
होती ओर आपको अभिमान होता कि हमारा खज़ाना 
दुनिया के ओर, ख़ज्ानों से बढ़िया है। पर ऐसा न करके 
आप दूसरों के काँच पर लुभाये चले जाते हो। ओर अगर 
आपकी यही हरकत रही, तो आप सब के सब काँच पर 
लुभाये चले जाओगे, और आपका नामोनिशान दुनिया 
में नहीं रहेगा । यह भी याद रक्खो कि यह अमूल्य ख़ज़ाना 
अब छिपाने से भी छिपता नहीं है। लोगों को उसका पता 
लग चुका है ओर अमूल्य जवाहिरात को वे लोग निकालने 
लग गय हैं। आपके खज़ाने के अमूल्य रत्नों में से सत्य, 
शौच, संयम, विद्या, बुद्धि, ध॒ति, क्षमा नाम के रत्न ओर सभी 
रत्नों से बढ़ा हुआ समदर्शिता रूप महारत्न, जिसका दूसरा 
नाम त्रद्मविद्या या वेदान्त है ओर जिसका यहाँ नाम नहीं दिखाई 
देता है, वे सब के सब रत्न अमेरिका, जापान आदि दूसरे 
मुल्कों में चले गये हैं, ऐसा ही मालूम होता है। देखो अमेरिका, 
जापान आदि मुल्कों में जो अद्भुत प्रकाश का सोन्दय 
दिखलाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन्हीं महारत्नों 
की विमला ज्योति वा छटा का प्राकृतिक गुण है, उन्हीं का 
प्रभाव है ओर उन्हीं का महत्त्व है। जापान, अमेरिका को 
देखकर कृष्ण के ज़माने का स्मरण होता है। उस ज़माने 
में हिन्दुस्तान में जिस दर्ज का धर्म था; उन मुल्कों में इस 
समय उस दर्ज का धम पाया जाता है, तब हिन्दुस्तान की 
उस ज़माने में जो हालत थी, वह हालत जापान अमेरिका 
की इस वक्त हो, तो आश्चर्य ही क्या है । 

एक बार अमेरिका में राम को एक धनवान स्त्रीके यहाँ से 


३२२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


न्योता आया; जो विपुल धन की अधिकारिणी थी, जिसने ४५ 
लांख रुपया अपने मुल्क की उन्नति के लिये ही दान दिये थे । जब 
राम वहाँ गया, तो वह धनी स्री जूता माड़ने के लिये तेयार 
थी । राम ने आश्वय से पूछा कि आप इतने नोकरों के मोजूद 
होने पर भी ऐसा काम रवय॑ क्‍यों करना आऋहती हो ? उसने 
उत्तर दिया कि इस काम के करने में लज्जा ही क्‍या है, यह 
शारीरिक काम करने में हम अपनी इज्ज़त समभते हैं, ओर 
इसने अपने ही हाथों से यह काम किया | क्या कोई हिन्दुस्तानी 
रईस या मासूली आइमी भी ऐसा काम कर सकता था ? 
कभी नहीं। हिन्दुस्तानी आदमी अगर यह सम्भव हो) तो 
अपनी आँखों से भी देखा नहीं चाहता है | पर कृष्ण के ज़माने 
में ऐसा अतिथि-सत्कार बड़े आदमी स्वयं करते थे। कृष्ण 
तथा कृष्ण की पटरानियों ने स्वयं ऐसा अ्रतिथि-सत्कार 
सुदामा आदि ब्राह्मणों ओर अतिथियों का किया | युधिष्ठिर 
के यज्ञ में अजन ओर कृष्ण ने जूठी पत्तल उठाने ओर पेर 
धोने का काम अपने ज़िम्मे लिया था; पर 'ब अमेरिका में 
ये बातें पाई जाती हें, हिन्दुस्तान में नहीं । 

क्रष्ण के ही जमाने में हिन्दुस्तान में ब्रह्मचय्य की जो 
अवस्था थी, वह अमेरिका में अब पाई जाती है। बहाँ २० 
वर्ष तक न कोई विवाह करता है ओर न किसी को विवाह 
का ख्याल ही होता है, यहाँ तक कि २० बष तक के लड़के 
ओर लड़कियाँ एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, ओर भाई-बहिन 
की सी प्रीति रखते हैं। उनके विषय में चाहे कोई कुछ कहे, 
पर इस बात का हमको हृढ़ विश्वास है कि उनके दिलों में 
कभी नापांक ( अपविन्न ) रूयाल पेदा नहीं होता । यह कैसे 
ऱज़्य का ज्रद्माचय्य है? वे स्लनी ओर पुरुष को बराबर की 
शिक्षा देते हैं, उनकी पढ़ाई में वे कुछ भेद नहीं रखते हैं । मर्दों 


जिल्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे ३२३ 


के बल को बढ़ाने की जेसी आवश्यकता है; स्त्रियों के बल को 
बढ़ाने की भी वेसी ही आवश्यकता सममते हैं, और है भी । बे 
लोग स्त्रियों के बल को कम नहीं करते, हम लोग उन्हें बल-हीन 
कर देते हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की (स्त्रियाँ बल-हीन 
होती हैं, निरबल, संतान जनती हैं, और घर के कार्मो को भी 
यथारीति सम्पादन नहीं कर सकती हैं। अमेरिका की 
स्त्रियाँ वीर होती हैं, बीर संतान जनती हैं, और घर के 
कामों में बड़ी प्रवीण होती हैं । बहाँ की स्त्रियों की बीर 
कहानी देख कर आश्चय्य होता है । जवान स्त्रियों की 
बात जुदी है, वहाँ लड़कियाँ भी सितम कर जाती हैं। 
एक बार एक लड़की ने, जिसकी आयु अठारह वष की थी, 
एक मील को, जिसका बग ( दायरा ) तीन मील था, तेरने 
की इच्छा ज़ाहिर की । इसके लिये दिन नियत कर दिया गया, 
नोटिस बाँटे गये | लड़की की कठिन प्रतिज्ञा सुन कर 
लोगों को आश्वय होता था। मुक़रर दिन पर बड़ी भारी 
भीड़ इकट्री हुई। लड़की तेरने की तेयारी करने लगी। दो 
किश्तियों को उसके दोनों तरफ़ तय्यार रहने की इजाजत 
हुई, ताकि लड़की थक जाय, तो किश्ती में बेठा ली जाय 
और डूबने न पाए। लड़की ने तेरना शुरू किया; किश्ती 
भी साथ-साथ चलती गई, पर तअआज्जुब है कि लड़की उस 
बढ़ी कील को साफ़ तेर गई ओर थकी नहीं ! यहाँ मर्दों से 
भी यह काम होना संभव नहीं है, ऐसा कठिन काम सिवाय 
ब्रद्मचय के हो नहीं सकता । कृष्ण के ज़माने में श्थियाँ 
ब्रद्मयचर्य से रहती थीं, और बढ़े-बढड़े कठिन काम संपादन 
करती थीं । सत्यभामा कृष्ण के साथ स्वयं लड़ाई “में गई थीं। 
उस ज़माने में ख्लियों को खूब शिक्षा दी जाती थी। रुक्मिणी, 
सत्यमामा आदि खूब लिखी-पढ़ी थीं । द्रौपदी ऐसी 


३२४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


धंडिता थी कि उसने सभा में जो प्रश्न किये थे, उनका उत्तर 
दना भीष्मपितामह के लिए भी कठिन हो गया था। अब 
हिन्दुस्तान में खल्री-शिक्षा बंद कर दी गई, जिसका फल भी 
खूब मिल रहा है। अमेरिका आदि मुल्कों में स्त्री-शिक्षा का 
ख़ब प्रचार है। एक समय राम अमेरिका के जंगलों में रहता 
था, एक अमेरिकन लड़की अपने पिता के साथ उपदेश सुनने 
आई । उपदेश पूरा होने के पश्चात्‌ उस लड़की ने जो कुछ 
सुना था; वह कविता में लिख डाला। इन सब बातों पर 
विचार करने से मालूम होता है कि स्त्री ओर पुरुषों की शिक्षा 
में पहिले भेद न था; ओर इसीलिए उनकी दिमागी ताक़त में फ़क् 
भी न होता था। तब हम कोई कारण नहीं सममते कि स्त्रियों 
की शिक्षा क्‍यों बन्द हुई, ओर उनकी ताक़त क्यों रोक दी 
गई है। मुल्क की उन्नति के लिए स्त्री-शिक्षा की अत्यंत 
आवश्यकता है, अर्थात्‌ बिना स्री-शिक्षा के मुल्कों की उन्नति 
हो ही नहीं सकती । लड़कपन में बालकों को जो उपदेश 
दिया जाता है, उसका असर बहुत जल्द होता है, और कभी 
ख्राली नहीं जाता है, ओर बालकों को माता ही के साथ रहने 
का अवसर मिलता है । सो लड़कपन में बालकों को शिक्षित 
माता की आवश्यकता होती है। पर यदि स्त्री पढ़ाई ही 
नहीं जायगी। तो शिक्षित माताएँ कहाँ से होंगी; और जब 
शिक्षित माताएँ ही नहीं, तो बालकों को सदुपदेश ही कहाँ से 
दे सकती हैं। और जब बालक बाल्यावस्था ही में सदुपदेश 
द्वारा सुयोग्य न बना दिये गये, तो मुल्क की केसे उन्नति 
हो सकती है। अतः प्यारो ! स्त्री-शिक्षा को फेलाओ, आपके 
पूवपुरुष स्त्री-शिक्षा के पक्षपाती थे, आप क्‍यों विपक्षी बन 
कर अपने पेर पर कुल्हाड़ी मारते हो ? लड़कों को बाल्याबस्था 
में यह ज़रूरी है कि उनके नस-नाड़ी में देशोन्‍नति का ख्याल 


जिल्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे.. ३२४ 


घँसा दिया जाय, ताकि बड़े होने पर वह ख्याल हृढ़ हो जाये, 
ओर देशोन्नति करना ही उनका मुख्य कतंव्य हो जाय | तब 
आपके देश में कोई' बाधा उपस्थित नहीं होगी। आप बराबर 
उन्नति करते जाओगे । 

उन्नति के माग में सफलता प्राप्त करने के लिये ख्री-शिक्षा 
जेसी परम आवश्यक है, यैसे ही सत्य व्यापार है । विना 
व्यापार की तरक़्क़ी के देश की तरक़्क़ी नहीं हो सकती । चाहे 
जिस उन्‍नत मुल्क की ओर दृष्टि डालो, व्यापार ही उसका 
मूल-कारण दिखलाई देगा। हिन्दुस्तान में व्यापार बड़ी बुरी 
दशा में है । हिन्दुस्तानी व्यापार करना ही नहीं जानते । उद्योग 
ओर पुरुषाथ को काम में न लाकर कुद्र ब्याज के लोभ 
से हिन्दुस्तानी अपनी पँजी लगा देते हैं, ओर आप सुस्त, 
आलस्य-प्रस्त होकर चारपाई पर पड़े-पड़े मक्खी हॉका करते 
हैं। दसरे देशवाले अपने उद्योग, पुरुषाथ ओर सत्य “व्यापार 
से ग़रीब से धनी ओर धनी से कुबेर हो रहे हैं। ओ 
हिन्दुस्तानी इसके ठीक विपरीत। दूसरे मुल्कवालों के 
व्यापार के फेलाव को देखकर मन को आश्चये होता 
है। शिकागों में माशल फ्रील्ड की एक दुकान है। यह 
२० मंजिल ऊँची ओर एक मील लंबी-चोड़ी है। यहाँ नित्य 
करोड़ों रुपयों का सोदा होता है। इतनी भारी ओर आला 
दज को दुकान होने से इतना तआअज्जुब नहीं होता, जितना 
कि ग्राहकों के साथ इनका सदृव्यवहार देखकर होता है। 
लाखों रुपयों का माल खरीदनेवाले से ओर एक पेसे की 
दियासलाई ख़रीदनेवाले से एकसाँ बरताव « करते हैं । 
चाहे कोई कितने ही का ख़रीदार हो, जब वह दुकान के 
फाटक पर जायगा, तो शीघ्र ही एक दरबान कुछ आगे बढ़ 
कर उसकी अगवानी करेगा, ओर बड़ी नम्नता से उससे 


डर स्थामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


विनय करेगा कि क्‍या हुक्म है। जब वह कहेगा कि मुझे 
फ़लाँ चीज़ द्रकार है, या में अमुक वस्तु केवल देखना 
चाहता हूँ, तो वह्‌ दरबान उसको उस कमरे में, जहाँ उसके 
लायक़ सीदा है, या जहाँ-जहाँ वह देखना चाहता है, ले जायगा; 
पश्चात्‌ फाटक से कुछ दूर तक उसको पहुँचा कर अदब से 
सलाम करके वापस होगा । यह बराबरी का सलूक, यह 
सझाई, यह प्रेम ही व्यापार की उन्नति के मुख्य अंश हैं। 
वे इनका पूर्ण व्यवहार करते हैं, ओर इसीलिये ही वे व्यापार 
में इतना बढ़े-चढ़े हैं कि उनकी बराबरी करनी मुश्किल 
जान पड़ती है। यहाँ हिन्दुस्तानियों की अजब केफ़ियत 
है । यहाँ ग्राहकों के साथ एकसाँ बरताव नहीं होता । 
बड़ी दुकानों से थोड़ा सोदा खरीदने का किसी को होसला 
नहीं होता | इसका कारण यह है कि बड़ी दुकानवाले थोड़ा 
सोदा ख्तरीदनेवाले के साथ अच्छा बरताब नहीं करते । छोटी- 
छोटी दुकानवाले अक्सर भूठ बोला करते हं । इन लोगों 
का यह ख़याल है कि बिना भ्रूठ के व्यापार चल हो नहीं 
सक्रता । एक पेसे का सोदा खरीदने में घंटों मग़ज 
मारना पड़ता है। मुफ़्त में तक़रार बढ़ती ओर समय नष्ट 
होता है । यदि सच्चाई के साथ व्यवहार किया जाय, तो 
क्‍यों न व्यापार में तरक़क्की हो ९ 

हिन्दुस्तान में व्यापार की तरक़्क़ी क्‍यों नहीं होती ? इसका 
एक कारण यह है कि हिन्दुस्तानी लोग, जो लिख-पढ़ 
सकते हैं, केवल नौकरी किया करते हें, व्यापार करना 
वे अपनी बेइज्ज़ती समभते हैं, या उधर ध्यान ही नहीं देते । 
चाहे दुकानदारों की ही वे नोकरी करें, पर दुकानदारी 
कभी नहीं करेंगे । यह क्‍या ही मज़े की बात है कि जिस पेशे 
को स्वयं नहीं करना चाहते, उस पेशेबाले की नौकरी तो 


जिलद तीसरी. गेर मुल्कों के तजरुबे ३२७ 


थे कर लेंगे, पर इज्ज़त का पेशा न करेंगे । हिन्दुस्तानियों 
को व्यापार की ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता 
है । व्यापार-नीति का रहस्य जानने के लिये सिर-तोड़ 
परिश्रम तथा अनुभव करने की निहायत “ज़रूरल है कि 
किस प्रकार कोन-से व्यापार से किस देश में कितना लाभ 
होगा, हमको ग्राहकों के साथ किस प्रकार बरताव करना 
चाहिये, इन बातों की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये, इस 
बात पर हृढ़ विश्वास करना चाहिये कि सच्चाई के साथ 
व्यापार करने से जो लाभ होता है, वह कदापि भूठ व्यवहार 
से नहीं होता। भूठे व्यवहार से एक बार रक़्म आनी संभव 
है, पर पश्चात्‌ वह चलता नहीं। काठ की हॉडी दूसरी बार 
आग पर नहीं रक्खी जाती, एक बार चाहे उसमें बना 
भी लो। बरसाती नदी जेसे किनारों को तोड़-फोड़ कीचढ़ 
तथा लकड़ी बहा कर, सनसनाती हुई धूम-धाम के साथ 
थोड़े दिनों तक अपना ग्रवाह् रखती है, ओर फिर उसमें 
पानी पीने को भी नहीं रहता, इसी प्रकार भूठा व्यवहार 
थोड़े दिनों तक दुनिया को ठग कर लोगों की नज़र में अपना 
बेभव दिखाता है, पश्चात्‌ वह स्वयं नष्ट हो जाता है, ओर 
साथ ही इज्ज़त ओर आबरू को भी अपने में लय कर देता 
है । पर सत्य व्यापार करने से धन की प्राप्ति होती है, 
प्रतिष्ठा बढ़ती है, धम होता है और मुक्ति मिलती है । यह 
लोक और परलोक दोनों बनते हैं। महात्मा तुलाधार वेश्य 
का इतिहास किसको मालूस नहीं ? सत्य व्यापार करते-करते 
यह इस दें के धर्मात्मा ओर ज्ञानी हो गये थे कि बड़े-बड़े 
तपस्वियों को कितने ही व तपस्या करने पर भी वह ज्ञान 
प्राप्त नहीं हुआ था। एक तपस्वी एक दफ़े महात्मा तुलाधार 
की धर्म व ज्ञान-कीर्ति सुनकर उनके सत्संग की इच्छा से 


श्य्प स्वामी रामतीय जिल्द तीसरी 


उनके पास आया । ज्यों ही उस महात्मा का तुलाधार से मिलना 
हुआ कि तुलाधार ने उनके आने का कारण ज्यों-का्त्यों 
कह सुनाया | तपस्वी को बड़ा आश्चय्य -हुआ कि मुझे जो 
ज्ञान किसने हीं वष तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ, 
इस नीच-वबृत्ति से इसे कैसे प्राप्त हुआ | दयोफ़्त करने पर 
महात्मा तुलाधार ने कहा--“आपको आश्चय्य हागा कि इस 
पेशे के करनेवाले को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ? पर इसमें 
आश्वय्य की कोई बात नहीं । में हमेशा सत्य का व्यवहार 
करता हूँ । अपने ग्राहकों को ठगने की कभी इच्छा नहीं 
रहती | मासूली नफ़ा लेकर अपने ग्राहकों को सोदा देता हूँ। 
में कमी कम या ज्यादा किसी को नहीं देता, ओर न किसी 
से लेता हूँ । सबके साथ एकसाँ बरताव करता हूँ, सबके साथ 
सच्चा व्यवहार करता हूँ। सत्य ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है, ओर 
उसी का में सेवन करता हूँ। छल-कपट कभी नहीं करता। 
यही कारण है कि मुमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे 
आपन-जैसे महात्माओं का मुझे घर बेठे दशन मिलता रहता 
है ।” अहा ! सत्य का कैसा माहात्म्य है ! यदि हिन्दुस्तानी 
वश्य लोग तुलाधार के इस पवित्र उपाख्यान की ओर दृष्टि 
दें, यदि वे तुलाधार की तरह सत्य व्यवहार करें) सत्य 
बोलं, सत्य तोलें, तो उनको तपस्या के लिये जंगल में जाने 
का क्या प्रयोजन है १ सत्संग के लिये महात्माओं के ढँढ़ने 
का क्या मतलब है ? दुकान पर बेठे हुए घन, घम) काम) 
मोक्ष, सत्संग आदि सब अपने आप चले आते हैं, क्योंकि 
प्रायः यह देखा गया है कि जो भले आदमी होते हैं, वे 
बहुधा उसी दुकान से लेन-देन रखते हैं, जहाँ सत्य व्यवहार 
होता है। भले आदमियों के ही समागम को सत्संग कहते हैं, 
सत्संग ही से धमं, अथे, काम, मोक्ष की प्राप्ति द्वोती है, तो 


जिल्द तीसरी. गर मुल्कों के तजरुबे ३२६ 


प्यारो ! आप सत्य व्यवहार, प्रेम का बरताव क्‍यों नहीं करते 4 
यह देखिये, आजकल गेर मुल्कवाले ( विदेशी ) तुलाधार 
की तरह सत्य व्यवहार से कैसे मालामाल हो रहे हैं। यह 
देखिये, उनका कैसा ऐश्वग्य बढ़ रहा है । यह «देखिये, 
इसी व्यापार की बदोलत सारी दुनिया डनके हस्तगत हो 
रही है। आप लोग भी सत्य व्यापार करो । व्यापार की 
वृद्धि करो। क्षुद्र व्याज के लोभ से पूँजी लगा कर आलसी 
मत बनो | देखो, रोर मुल्कवाले ( विदेशी ) व्यापार में इतने 
रुपये लगा रहे हैं कि बुद्धि काम नहीं करती । उतना रुपया 
आपके पास है ही नहीं। मतलब यह है कि जितना भी रुपया 
आपके पास है, वह सत्र व्यापार के लिये बहुत कम है। 
ब्याजमें न लगाकर उन रुपयों को व्यापार में लगाने से 
आपको आशातीत लाभ होगा, आपके मुल्क को फ्रायदा 
पहुँचेगा । 

यह पहले कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तानी लिखे-पढ़े 
आदमी व्यापार करना नहीं चाहते, यह बड़े अफ़सोस की 
बात है, पर इससे भी ज्यादा शोक इस बात पर है कि 
हिन्दुस्तानी व्यापारी लोग विद्या की ओर ध्यान नहीं देते । 
विद्या को वे कोई चीज़ नहीं सममते । उनका ख्याल है कि 
हमको किसी की नोकरी थोड़ी ही करनी है, जो पढ़ने भें इतना 
सिर मारें। यह उन लोगों का बड़ा ही बेहूदा ( पोच ) ख्याल 
है। अनपढ़ आदमी जितना रुपया लगाकर जितना नफ़ा उठा 
सकेगा, लिखा-पढ़ा आदमी उतने ही रुपयों से बीसगुना नफ़ा 
कर सकता है। व्यापार के लिये धन की जैसी, ज़रूरत है, 
विद्या की भी वेसी ही ज़रूरत है। यह केसी कठिन समस्या 
है कि लिखे-पढ़े आदमी तो व्यापार नहीं करते, ओर व्यापारी 
लिखना-पढ़ना नहीं चाहते। व्यापार के लिये नित्य नई-नई 


३३० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


$ 
लदबीरें सोचनी पड़ती है, ओर नई-नई तदबीरों को सोचने के 
लिये विद्या चाहिये | पर व्यापारी लोग विद्या ही नहीं पढ़े हैं, 
तो वे कैसे नईइ-नहे तदबीरें सोच सकते हैं 4 यही कारण है कि 
हिन्दुस्तान का व्यापार तरक़्क़ी पर नहीं है । ग़र मुल्कवाले नित्य 
नई-नई तदबीरें सोचकर नया-नया कोशले रचकर व्यापार में 
आशातीत उन्नति कर रहे हैं । 
जब ग्ेर मुल्कवालों की इस उन्नति का सवाल हिन्दु- 
स्तानियों के सामने रक्‍्खा जाता है, तब हिन्दुस्तानी प्रायः 
यह दलील पेश करते हैं कि उनका मुल्क ठंडा है; ओर 
हसारा गरम । गरम मुल्क होने की वजह से हम उनका मुक़ाबला 
नहीं कर सकते । यह ख्याल बिलकुल ग़लत है | ठंडा ओर गरम 
उन्नति के साधक ओर बाधक नहीं हैं । यह विलायतवालों 
की एक पॉलिसी है कि उन्होंने हिन्दुस्तानियों के विलों में 
यह ख्याल जमा दिया है, ताकि हिन्दुस्तानी उनका मुक़ाबला 
करने की कोशिश न करें। आजकल हिन्दुस्तानी ऐसे सीधे 
मिज्ञाज के हो गये हैं कि विलायतवालों की चटक-मटक 
पर बिलकुल मोहित हो गये हैं। उनके दिलों में यह ख्याल हो 
गया है कि विलायतवाल जैसा कहें व करें, वह ठीक है। 
रास इस बात को जोर देकर कहता है कि गरमी के सबब 
हिन्दुस्तान की उन्नति नहीं रुकी हुईं है। हिन्दुस्तान 
की उनन्‍नति अगर रुकी है, तो इसलिये कि हिन्दुस्तानी 
लोग अपने सच्चे थम ( वेदान्त अथवा ब्रह्मविद्या ) को 
अमल में लाना भूल गये हैं । तोता जेसे राम राम या ओर 
कोई वाक्य ,सिखाने से सीख जाता है, पर उसको समभ 
नहीं सकता, या अमल में नहीं लाता, वेसे हो हिन्दुस्तानी लोग 
ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ वेदान्त शब्दों को तो जानते हैं, पर उसको 
अमल में नहीं लाते हैं ।बस, यही अवनति की निशानी है 


जिल्‍्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे ३३१ 


हि 
ओर इसी से अवनति होती है। अमेरिका, जापान आदि मुल्कों 
में यद्यपि लोग 'द्भविद्या' शब्द को नहीं जानते हैं, श्र्थात्‌ 
'्रह्मविद्या' उनकी बुद्धि में नहीं है; परन्तु उनकी नस-नस में 
ओर उनके अमल में ब्रह्मविद्या है। यह क़दरत का क़ानून 
है कि कोई भी चींज़ उसके गुण जानने पर भो जब तक 
अमल में नहीं लाई जाती, अपना गुण नहीं दिखाती है। 
मिश्री का गुण चाहे कोई भले ही समझता हो, पर जब तक 
खायगा नहीं) वह कभी अपना गुण नहीं दिखायगी, या अम्रृत 
के गुण चाहे कोई भले ही जानता हो कि इसके खाने से 
आदमी अमर हो जाता है, पर जब तक वह खायगा नहीं, अमर 
नहीं हो सकता, चाहे वह अमृत उसके हाथ में दी हो। इसी 
तरह हिन्दुस्तानी ब्र्मविद्या के गुणों को समभते हैं, उसकी 
तारीफ करते हैं, पर उसको अमल में लाते नहीं हैं, तब कैसे 
ब्रह्मविद्या उनको अपना गुण दिखावेगी? अमेरिका और 
जापानबालों ने ब्रद्मविद्या का नाम नहीं सुना, तारीफ नहीं 
सुनी, पर वे उसको बेजाने ही अमल में लाते हैं, तब उन 
पर वे अपना गुण क्‍यों न दिखावे ? ओर क्‍यों न उनकी 
, इन्‍नति हो ? अतः प्यारों ! सदी और गरमी उन्नति को साधक 
ओर बाधक नहीं हैं। अगर सर्दी उन्नति का कारण होती, 
तो तिब्बत आदि देशों की दशा भी अच्छी रहती | वह त्रह्म- 
विद्या है, जिसका अमल में लाना और न लाना उन्नति का 
साधक तथा बाधक है। अमेरिका आदि मुँ्कों के समान जब आप 
भी शारीरिक परिश्रम करने में अपनी प्रतिष्ठा समभने लगागे, 
बीस-पर्चीस वर्ष तक त्रह्मतययं धारण करोगे, स्त्रियों को 
बराबर शिक्षित करोंगे, सबके साथ बराबर का बरताव करोगे, 
सच्चाई से काम लोगें, एक दूसरे से प्रेम करना सीखोगे, 
तभी आपकी उन्नति निश्चित है, ओर इसी को असली 


३३२ स्थामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


वेद्वान्त कहते हैं। भला, विचार करने की बात है कि जब 
हिन्दुस्तानी चक्रवर्ती राज्य करते थे, क्या तब हिन्दुस्तान गरम 
नहीं था? जब हिन्दुस्तानियों ने बड़े-बड़े दर्शन-शास्त्र रचे 
थे, क्‍या दब हिन्दुस्तान गरम नहीं था ? जब हिन्दुस्तानियों ने 
विमान आदि भाँति-भाँति की कला निर्माण की थी, क्‍या तब 
हिन्दुस्तान गरम नहीं था ? जब हिन्दुस्तानियों ने अपनी विद्या, 
बुद्धि, बीरता से जग को जीत लिया था, क्‍या तब हिन्दुस्तान 
गरम नहीं था ? यदि कहो कि जी ! अब तो कलियुग आ गया 
है, वेतो सतयुग की बातें हैं, तो क्या अमेरिका-जापान के 
लिये कलियुग नहीं आया ? यह दलील बड़ी पोच है| कलियुग 
कोई चीज़ नहीं है। कलियुग सिफ़ समय के एक हिस्से का 
नाम है। यह किसी का हाथ भले कम करने से नहीं खींचता 
है। हाँ, बेशक त्रह्मविद्या के अमल में न लाने को कलियुग 
कहा जाय, तों ठीक है; ओर तब हक़ीक़त में मनुष्य से 
कुछ भी अच्छा काम नहीं हा सकता, क्‍योंकि कोई भी 
अच्छा काम ब्रह्मविद्या से भिन्‍न नहीं है। पर ऐसा कोई 
ज़माना ही नहीं, समय ही नहीं, घंटा-पल नहीं कि जब ब्रह्मविद्या 
से परहेज क्रिया जाय, तो कलियग कहाँ रहा ? प्यारों ! विचार 
तो करो, कहाँ आपके पूवरपुरु, अड़तालोस व तक ब्रह्मचय 
रखते थे, ओर कहाँ आप दो-चार बष के लड़के की शादी 
कर रहे हो। आप विद्या को उपयोग में नहीं लाते; अर्थात्‌ 
जो कुल पढ़ते हो, वह अमल में नहीं लाते । रट-रटकर 
बी० ए०, एम्‌? ए० पास करते हो, पर उसका व्यवहार नहीं 
करते | खाली नोकरी कर लेने में अपने इल्म को साथक 
समम लेते हो | तोता जेसे पढ़ाने से राम-राम पढ़ लेता है) 
लेकिन लममता कुछ नहीं; यही हाल आजकल हिन्दुस्तानियों का 
है । हिन्दुस्तानियों की बुद्धि त्रद्मचय्य न रखने से, बल-बीय्य 


जिल्द तीसरी ग़र मुल्कों के तजरुबे .... ३३३ 


ओर विद्या का उचित प्रयोग न करने से, कमज़ोर 
होती चली जा रही है । विलायतवाले कम-से-कम बीस 
बष तक पूरण ब्रह्मचय्य रखते हैं, इसलिये वे मज़बूत होते हैं, 
और जो कुछ पढ़ते' हैं, उसको अमल में लाते, हैं, और जहाँ 
तक हो सकता दे, एक्रे-न-एक बात नई पेदा करने की फ़िक्र 
( चिन्ता व विचार ) में रहते हैं, इसलिये उनकी बुद्धि रोज़- 
बरोज़ बढ़ती चली जाती है | ठंड (सर्दी ) होने की वजह से 
उनकी ऐसी उन्नति नहीं हुई। जिस ज़माने में हिन्दुस्तानी 
उन्‍नति के ऊँचे शिखर पर चढ़े हुए थे, और बिलायतवाले 
जंगल में रहा करते थे, उस ज़माने में भी तो वहाँ ठंड 
ह्दीथी। 

अतएव ठंड ओर गरम की दलील बिलकल बेहूदा ( पोच ) 
है, ये कदापि उन्नति ओर अवनति के साधक व बाधक नहीं हैं। 
जापान पचास बष पहले यदि गरम था, तो वह अब ठंडा नहीं 
हो गया। उसने ऐसी क्‍यों उन्नति की है ? प्यारो ! गुणों को 
ग्रहण करने और अवगुणों के त्यागने से और अपनी विद्या- 
बुद्धि का उचित प्रयोग करने ही से जापान ने ऐसी तरक़्क़ी 
की है। आप भी ऐसा कर सकते हो। जो पढ़ते हो, उसका 
अमल में लाना सीखो, यही उन्नति का उपाय है। हिन्दुस्तानी 
बी० ए०, एमू० ए० पास करके जो बात नहीं सीख सकते, 
विल्लायतवाले उस बात को बचपन में सीख जाते हैं । वहाँ 
बच्चों के लिये किंडर-गार्टन नाम का स्कूल हे | इस स्कूल 
में बच्चे ऐसे प्रम से सिखाये जाते हैं कि लड़के घर में रहना 
पसंद नहीं करते। वे घर में अपने मा-बापों का स्कूल में 
जल्दी भेजने के लिये नाक में दम कर देते हे । वे हमेशा 
यह चाहते हैं कि हम स्कूल में जायें। इसका कारण यही है 
कि उस्ताद लोग बच्चों के साथ ऐसी गहरी प्रीति करते 


३३४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हैं कि उनके मा-बाप भी बेसी नहीं करते । बच्चों के 
साथ वे बिलकुल बच्चे हो जाते हैं। उनके साथ खेलते हैं) 
कदते हैं, हँसते हैं, ओर साथ ही साथ उनको पढ़ाते जाते 
हैं । यहाँ रेल, ज़ह्दाज़, तार और विविध भाँति की कलं॑ बनाने 
का सब ' सामान मौजूद रहता है। जब रेल का सबक़ पढ़ाया 
जाता है, तो उस्ताद लोग बच्चों को उस जगह ले जाते हैं, 
जहाँ रेल बनाने के कल-पुज़ रक्‍खे हुए रहते हैं । उस्ताद 
लोग इंजन बनाना सिखाते हैं, ओर लड़के बात की बात में 
हँसते-खेलते इंजन बनाना सीख जति हैं। जितनी देर में 
हिन्दुस्तानी बच्चे आर ए आइ एल रेल, माने धुआँगाड़ी, 
याद करते हैं, उतनी देर में वे रेल बनाना भी सीख जाते हैं । 
यहाँ सिफ़ नाम-मात्र जानते हैं, वहाँ नाम के साथ रेल बनाना 
भी सीख जाते हैं। हिन्दुस्तानी शब्द-समृह को दिमाग़ में 
भरते हैं, बिलायतवाले दिमाग से निकालते हैं, अथोत्‌ उनको 
अच्छी तरह सममते हैं | यहाँ रटन करते हैं, वहाँ मनन करते 
हैं। वहाँ अक़्ल से किसी बात को सोचते हैं, दिल में उसको 
करने की इच्छा करते हैं, ओर हाथों से उसको करके 
दिखलाते हैं ; यहाँ कुछ भी नहीं । खाली किताबें रट-रटकर 
पंडित कहलाते हैं। यहाँ की विद्या पुस्तकों में है, वहाँ की विद्या 
हरएक के हस्तगत है। वहाँ कभी किसी विद्यार्थी को तब 
तक प्रमोशन ( ?०77000%७ तरक़्क़ी ) नहीं मिलती, जब तक 
कि उसको उस दर्जे के लायक़, जिसमें कि वह पढ़ता है, विचार 
करने तथा मनन करने की शक्ति नहीं होती। यहाँ इस बात 
पर विचार ही नहों किया जाता । किताबें मुखाग्न करके अबोध 
बालक बड़ा' द्जो पास कर सकता है, कोई उसकी लियाक़त 
की ओर ध्यान नहीं देता। वहाँ सिफ्र लियाक्त देखते हैं । 
एक बार एक लड़की ने मेरा लेक्चर सुना । उसने उसको 


जिल्द तीसरी गर मुल्कों के तजरुबे ३३४ 


अपने तोर पर लिखा ओर अपने प्रिंसिपल को दिखाया ! 
प्रिंसिपल बड़ा खश हुआ, ओर उसने उम्र लड़की को छःमास 
का प्रमोशन दिया । इसो प्रकार जब तक कि हिन्दस्तान 
में भो लड़कों की लियाक़त तथा विचार-शक्ति पर ध्यान नहीं 
दिया जायगा। तब ,तक हिन्दस्तानियों का आला दर्जा पास 
कर लेना भी किसी काम का नहीं । यहाँ भी किडर-गाटन होने 
चाहियें, जिसमें बच्चे प्रेक्टिकल (व्यावहारिक ) इल्म हासिल 
करें, उनकी विचार-शक्ति बढ़े, अरथात्‌ युवा होने पर वे किसी 
काम के हों, ओर अपने मुल्क को फ्रायदा पहुँचा सकें । समय 
चला जा रहा है । एक-एक लम्हा (पल ) बहुमूल्य गुज़र रहा है। 
बहुत कुछ सो चुके, बहुत कुछ आराम ले चुके; बहुत कुछ 
समय नष्ट कर चुके, बहुत कुछ खो चुके। प्यारों ! अब अपने 
कतंठय की ओर ध्यान दो। वह उपाय करो, जिससे आपका 
मनुष्य-जन्म साथक हो । असमभ्यता का जामा उतार दो। 
थोड़ी देर के लिये इस बात पर विचार करो कि आप क्‍या थे 
ओर अब क्या हो गये | अपने कतव्य की ओर ध्यान न देने से 
अब आंप धीरे-ीरे रोटियों के भी मुहताज होते चले जा रहे हो। 
यदि इसी प्रकार कुछ दिनों तक ऐसी ग्रफलत की नींद में 
सोते हुए रहोगे, तो प्यारों! आपकी जेसी दशा होगी, वह 
आप स्वयं विचार लो | कहने से दुःख होता है। सावधान ! 
सावधान !! बहुत जल्द सावधान होना चाहिये । 

अपनी उन्नति करने के लिये हिन्दुस्तानियों को गेर मुल्क- 
बालों ( विदेशियों ) से बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहली 
बात, जो उनसे सीगखनी है, यह है कि वे लोग बच्चों को 
किस प्रकार शिक्षा देते हैं। क्‍योंकि बच्चों की शिक्षा पर ही 
देश की उन्‍नति, अवनति का दारोमदार है। बच्चों को जिस 
प्रकार की शिक्षा दी जायगी, उसी प्रकार का उनका आचरण, 


३३६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


स्वभाव ओर ख्याल होगा। जापान में जब लड़का पहले- 
पहल स्कूल में भरती होता है; तो मास्टर उससे सवाल 
करता है “तुम्हारा शरीर काहे से जीवित है ?” लड़का कहता 
है “अन्न से।” मास्टर पूछता है “कहाँ के अन्न से ?” 
लड़का जवाब देता है “जापान के अन्‍्न्‌ से,” मास्टर फिर 
कहता है, “तब यदि जापान में अन्न न होगा; तो तुम्हारा 
शरीर जीवित ( ज़िन्दा ) नहीं रह सकता ?” लड़का जवाब देता 
है “नहीं, नहीं रह सकता।” तब मास्टर कहता है “जब तुम्हारा 
शरीर जापानी अन्न से बना है, तो क्या जापान को इखितियार 
है कि जब उसको ज़रूरत हो, तब बह तुम्हारा शरीर ले ले ?” 
लड़का बहादुरी से जवाब देता है “हाँ, जापान को इख्तियार है, 
जब चाहे हमारे शरीर को ले सकता है ।” इस प्रकार अपने देश 
के लिये हर वक़्त प्राण देने को तय्यार रहने की जापानी बालकों 
को पहिले ही शिक्षा दी जाती है। यह उसी शिक्षा का फल 
है कि जापान ने रूस जैसे प्रबल राज्य को ऐसी भारी द्वार 
दी है । हिन्दुस्तानियों को भी अपने बालकों को पहिले ही से 
ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनका देशानुराग, उनकी देश- 
भक्ति, ऐसी प्रबल हो जाय कि समय पड़ने पर वे अपने देश 
के लिये प्राण देने को तय्यार रहें । शिक्षा का यही पहिला 
सबक़ पहले-पहल बालकों को देना चाहिये। 
पहिले अपने देशवालों के साथ प्रेम तथा शान्ति-पूबक बरताब 
करना, यह उनकी दूसरी शिक्षा होनी चाहिय | स्कूलों ही में ऐसी 
शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिये। यदि स्कूलों में लड़के आपस 
मं नहीं लड़ना सीखेंगे ओर प्रेम से रहेंगे, तो जवान होने पर वे 
एकाएक अपने देशवालों से नहीं लड़ेंगे, ओर प्रेम-पूवक बरताव 
करेंगे । अमेरिका में इस प्रकार की शिक्षा का बड़ा अच्छा प्रबन्ध 
है। अमेरिका में एक बार एक स्कूल के लड़कों में आपस में 


जिल्द तीसरी गेर मुल्कों के तजरुबे ३३७ 


लड़ाई हुईं | बहुत कुछ मार-पीट हुई । उसी वक्त्‌ प्रिंसिपल्ल 
को खबर दी गई । प्रिंसिपल आये। उन्होंने न किसी लड़के 
का बयान लिया और न किसी को धमकाया । उन्होंने 
आते ही बाजे बजवाने शुरू किये, शांति के गीत. गवाये | 
पश्चात्‌ लड़कों' को' बुलाया, और मगड़े का कारण पूछा 
ओर यह भी दर्याफ्त किया कि किसकी शरारत से यह 
झगड़ा पेंदा हुआ । लेकिन आश्चरय ( तअज्जुब ) है, जिन 
लड़कों में थोड़ी देर पहिले लट्ट चले थे, उनकी जबान से अब 
किसी की भी शिकायत नहीं निकली | इसका कारण क्‍या 
था ? प्यारो ! इसका कारण वह बाजा ओर शान्ति के गीत 
थे। उनको जो पहिल क्रोध हुआ था; वह बाजा और गीत 
सुनकर शान्त हो गया । यदि प्रिंसपल अआते ही उनके 
बयान लेने शुरू करते, तो इस लड़ाई का नतीजा शांति में 
खतम न होता। एक लड़का दूसरे को क़सूरवार ठहराता, 
ओर अवश्य ही कुछ लड़के क़सूरवार निकलते। और, संभव 
था कि इसका नतीजा यह होता कि कुछ लड़के स्कूल से निकाल 
दिये जावे, और जो लड़के स्कूल से निकाल दिये जाते, वे उन 
लड़कों के हमेशा जानी दुश्मन ( घोर शत्र ) हो जाते, उनके विरुद्ध 
गवाही देते । ख्याल करने से इसका नतीजा बहुत बुरा पेंदा हो 
कता है। यहाँ तक कि देश में अशांति फेल सकती है । 
तीसरी बात लड़कों को डराना-धमकाना नहीं चाहिए 
लड़कों को डराना ओर धमकाना बड़ी बुरी बात है। 
इससे लड़के डरपोक ओर कमज़ोर हो जाते हैं । हिन्दुस्तान 
में डराना-धमकाना बुरे लड़कों को नेक बनाने की चेष्टा है, 
परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है। लड़कों को नेक बनाने के 
लिये सबसे उम्दा माग यह है कि उनकी नजरों से, कोई 
बुरी बात नहीं गुज़रने देनी चाहिये । और बीर तथा पुष्ट 


श्श्प स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


बनाने के लिये उनको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिये। जापान 
में बालकों को ऐसी स्वतंत्रता है कि वेसी स्वतंत्रता कहीं 
नहीं देखी गई । वहाँ बालकों को कहीं खेज्जत़े के लिये मुक़रर 
जगह नहीं है । जहाँ उनकी खुशी होती है, वहाँ वे बेरोक- 
टोक खेलते हैं| चाहे वह आम जगह हो; या खास; बाजार 
हो, या गली, जहाँ उनकी मरज़ी हो, वहाँ उनको कोई नहीं 
रोक सकता है। यहाँ तक कि यदि वे बाज़ार में खेलते 
हों ओर कारणवशात्‌ वहाँ के बादशाह की गाड़ी उधर 
होके निकलनेवाली हो, तो मजाल नहीं है कि कोई उनसे 
कह दे कि “खेल बन्द करो, बादशाह आते हैं।” जब तक वे 
स्वयं अपना खेल बंद नहीं करते; तब तक मिकाडो भी 
श्रपनी गाड़ी खड़ी रक्खेंग। यही कारण है कि जापानियों के 
दिलों में मय का नाम-निशान भी नहीं हे । 

चोथी बात यह है कि बालकों को जो कुछ पढ़ाया जाय, बह 
अमल में भी लाना सिखलाया जाय । हिन्दुस्तान में इस बात 
की बड़ी कमी है। हिन्दुस्तानी स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया 
जाता है, वह अमल में लाना नहीं सिखाया जाता है। इस- 
लिये हिन्दुस्तानी बालक युवा होने पर बातूनी जमा-म्नच तो 
बहुत कर देते हैं, पर अमली कायवाद्दी कछ नहीं कर सकते। 

पॉचवीं बात यह है कि जिस विषय की ओर बाल क ग्रवृत्त 
हो, वही विषय उसको विशेष रूप से पढ़ाया जाय, क्योंकि 
ऐसा करने से वह अधिक उन्नति कर सकेगा । हिन्दुस्तान में 
इस मुख्य प्रयोजनीय बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यदि 
किसी बालक को वकालत प्रिय है, तो उसके मा-बाप उसको 
इंजीनियरिंग पढ़ने का अनुरोध करेंगे; यदि गणित-शासत्र की ओर 
उसकी रुचि है, तो उसको इतिहास पढ़ने के लिये कहेंगे, ओर यदि 
उसकी चित्त-वृत्ति साइंस की ओर है, तो उसे साहित्य पढ़ावेंगे । 


जिल्द तीसरी ग़ेर मुल्कों के तजरुबे ३३६ 


अब यह विचार करने की बात है कि जिस विषय की ओर 
बालक की रुचि ही नहीं, उस विषय में वह क्योंकर तरक़्क़ी कर 
सकता है । सुतरां बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये | बालकों पर ही देश की भावी भलाडे, का भरोसा है । 
एक बात ,जो, केवल हिन्दुस्तानियों में दूसरे देशों से 
बढ़ कर अभी तक पाई जाती है, वह योग-विद्या है। पर 
अब अमेरिका आदि देश इसमें खूब उन्नति कर रहे हैं. 
ओर हिन्दुस्तानी भूल रहे हैं। अमेरिका में एफ़० ऐमरसन 
साहब ने, जो जंगलों में रहता था, योग-विद्या में इतनी 
उन्नति की हे कि आश्चय्य होता है। बह मोहन को बदल 
कर गोपाल कर सकता है, स्थल को जल ; ये सब करामार्ते 
वह योग-विद्या से करता है, जादू से नहीं । ओर अब 
आशा है कि वे लोग योग-विद्या में भी हिन्दुस्तानियों से बढ़ 
जायेंगे। सो प्यारे हिन्दुस्तानियों ! आपको सँमलना चाहिये। 
पहलेपहल विद्यारूपी सूय का प्रकाश यहीं हुआ था। बाद 
को यहाँ से अरब, मिस्र, रूम, यूनान होता हुआ इँगलेंड पहुँचा 
था। वहाँ से अमेरिका होता हुआ जापान पहुँच गया । अब 
जापान से उसकी किरणें इधर भुकती हुई दिखलाई देती 
हैं। अब आप सचेत हो जाओ । ऐसा न हो, यह सूय 
पश्चिम को ढलक जाय ओर आप सोये के सोये ही 
रह जाये । उठो, ओर उठाने का प्रयत्ष करों। सब अपने- 
अपने कत्तव्यों पर लगो, और अपने देश-वासियों को कत्तव्य 
बतलाओ | सूर्यादय के पूत ही अपने देशोन्‍नति रूपी कत्तव्यों 
को स्थिर कर लो । एक क्षण, एक पत्र भी व्यथ न खोओ। 
यदि सोच-विचार में ही पड़े रहोगे, तो सूर्य पश्चिम को चला 


जायगा, फिर आपसे कुछ करते-धरते नहीं बनेगा । 
$।. ३! #%]! 


उन्नति का मागे 
( ता०“२४ सितस्वर सन्‌ १६०४९ को दिया हुआ व्याख्यान ) 

हुखू [ख्यान आरंभ करने से पहले राम आपको यह 
बताना चाहता है कि आत्म-पूजा ( सेल्फ-रेस्पेक्ट, 
७५८।॥--८५०८८८ ) और आत्म-सम्मान इन शब्दों के क्या अथ हैं । 
लोगों ने इनको ग़लत समभ रक्‍खा है। यदि आप आत्म ( सेल्फ, 
5८ ) के अथ परिच्छिन्नात्मा समभते हैं ओर उसको केवल 
अपना शरीर मानते हैं, तो आत्म-पूजा ( सेल्फु-रेस्पेक्ट ) के अथ 
तुच्छ अहंकार ओर अभिमान के होंगे, जो पाप है। यदि सेल्फ़ का 
तात्पय ईश्वर का स्वरूप समझा जाय, तो सेल्फ-रेस्पेक्ट से 
बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं हो सकता । राम आप लोगों से चाहता 
है कि व्याख्यान आरंभ होने से पहले आप अपने विचारों को 
एकत्र कीजिए, अथात एकाग्रता से काम लीजिए, ओर खब 
ध्यान से सुनिए । आप भगवत्-स्वरूप हे; ओर जब कि आप 
अनंत स्वरूप हैं, तो आपमें परिच्छिन्न सांसारिक विचारों 

का होना भी ग़लत हे । 
एक राजा का पुत्र किसी बुरे काम में प्रवृत्त है। अपने 
नोकरों में बेठता है, अथवा किसी को गंदी गालियाँ देता 
है, ओर उससे यह कहा जाता है कि तुम क्‍या कर रहे 
हो, तुमको यह शोभा नहीं देता, तुम राजा के पुत्र होकर 
इन नीच लोगों में बेठते हों ओर ऐसी गालियाँ अपनी 
जिह्ला पर लाते हो; वह तत्काल अपनी असली अवस्था 
को जानकर अपने कम पर लज्नित होता है। इसी प्रकार 
आप अपने स्वरूप का ध्यान कीजिए। आपका स्वरूप तो 


जिल्द तीसरी उन्नति का मांगे ३७१ 


परमेश्वर है, वह स्वहप तो त्रिलोकी को आनंद देनेवाला है। 
सूय को सोना और चंद्रमा को चाँदी देनेवाला है, अतः आप 
ठीक उस बालक कौ तरह अपने कर्मों पर लज्जित हूजिए, और 
सांसारिक वस्तुओं ,में अपने को इतना आसक्त न होने दीजिए । 
अपने स्वरूप को जानिए ओर समभिए | देखो, आपको गायत्री 
मंत्र क्या सिखाता है । राम उस मंत्र को नहीं पढ़ता, केवल उस 
का आशय ( उदश्य ) बतलाएगा । वह यह है, मेरी बुद्धि 
प्रकाशित हो, क्‍योंकि वह जो सूय, चंद्र ओर तारों को प्रकाश 
देनेवाला है, वह मेरा आत्मा है। जब यह बात है, तो राम कहता 
है कि वे लोग जो अभेदवादी हैं, वे अपनी अभेद-टृष्टि को सम्मुख 
रखकर, ओर वे जो भेदवादी हैं, वे अपनी भेद-टष्टि को धारण 
करके उस ज्योतिःस्वरूप का ध्यान करें । वह ध्यान कया है ? बह 
यह है कि वह जो बाद्य प्रकाश का स्रोत है और जो भीतरी ज्ञान- 
ज्योति का स्रोत है, वह मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में वह दीपक 
जल रहा है, मेरे हृदय में वह ज्योति प्रकाशमान है । 
अब राम आज के विपय पर आता है। वह विषय यह है । 


उन्नाति का मार्ग 


यह विषय अत्यंत विस्तृत है। इसलिये इसमें से केबल 
एंकआध आवश्यक भागों को राम लेगा। आम तोर से लोग 
यह प्रश्न करते हैं कि ये उन्नति-उन्नति पुकारनेबवाले लोग कहाँ 
से आ गये ९ अरे भाई ! अपने घर रहने ओर आमोद-प्रमोदर 
से जीवन व्यतीत करने में सुख है, या उन्नति-उन्नति की 
सिर-पीड़ां मोल लेने में ? लोगों की जिहा पर यही है कि 
इसको यहीं रहने दो, हम आगे नहीं जाना चाहते, और 
इसी पर वे आचरण भी करते हैं, ओर उनका कथन है | 


श्एर स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


बक़वरे-हरसके राहत छखुबद बनिगर तफ़ाबत रा; 
दवीदन रफ़्तन एस्तादन निशस्तन ख़फ़्तनों - मुर्दंन । 

अथ-- इस कहावत के प्रमाण में कि प्रत्येक स्थिति 
( ठहराव ) में कितना आनंद होता है, तुम्हें .दोड़ने, चलने, 
खड़े होने, बेठने, सोने ओर मरने की स्थिति के अन्तर 
पर विचार करना उचित है। 

किंतु यह आनंद क्या वस्तु है? यह तो च्षण-मंगुर है । यह्‌ 
कोई अवस्था स्थिर नहीं रह सकती । कभी तो खफ़्तन 
( स्वप्न ) की दशा ख़त्म होगी, फिर उसके बाद राहत (आराम) 
का अन्त है। सबसे अधिक आनन्द्‌ तो तब होगा कि जब 
ऐसी मृत्यु आवे कि फिर मरने की नोबत न आबे। ऐसे 
आलस्योपासक महात्माओं को राम एक प्रकृति का नियम 
बतलाता है । विकासवाद का इतिहास ( सछणाए 
90]५०॥ ) हमको यह उपदेश देता है कि '70ए८ 
० %०" आगे बढ़ों, या मरो । जो कोई आगे बढ़ने से 
इनकार करेगा, वह कुचला जायगा । इसके सिवाय ओर 
कोई वशवा इलाज नहीं है। संसार में जितने प्राणी दें, 
सबकी दशाओं पर ध्यान करने से यही नियम मालूम 
होता है कि आगे बढ़ो। जड़, चेतन, वनस्पति सभी स्थान 
पर इसी नियम का सिक्का ( आतंक वा राज्य ) है। 
असभ्य जातियों और पशुओं की दशाओं को पढ़ने से भी 
यही मालूम होता है कि उनके खन के प्रत्येक बूँद पर लिख 
दिया गया है कि आगे बढ़ो। कहा गया है और सच कहा 
गया है कि उन्नति ( [:५०)०४० ) ज॑गोजदल ( पुरुषाथ ) से, 
परिश्रम, से, ओर कष्ट उठाने से होती है। जो व्यक्ति परिश्रम 
ओर प्रयत्न न करेगा; वह नष्ट होगा ओर कुचला जायगा। 
जिस तरह एक गाड़ी में घोड़ा जोता जाता है, उसका 


जिल्द तीसरी उन्नति का साग ३४३ 


काम है कि गाड़ी को खींचकर आगे ले जाय। यदि वह “न 
चले और रुक जाय, तो कोचवान उस पर चाबुक-पर-चाबुक 
मारता है। यही दशा व्यक्तियों ओर जातियों की है । 

जो व्यक्ति या जाति आगे चलने से इंनैकार न्‍्करती हे, 
उसको देव यौ प्रकृति ( !!0४/0८7८८ ) के नियम चाबुक 
मारते हैं । यह नियम अटल है। इसके बरतने में कभी रिश्रायत 
नहीं ६ सकती । परमेश्वर को किसी जाति या संप्रदाय 
का पक्ष नहीं है। जो कोई उसके नियम के अनुसार चलता 
है, वह उसका प्यारा है, वह बचता है; किंतु जो उसके 
नियम को तोड़ता है, वह उसका शत्र है, वह मरता है और 
नष्ट होता है । ज़रा देखो तो, यदि तुम सांसारिक गवनमेंट 
के नियमों के विरुद्ध चलो, तो तत्काल दंड पा जाते हो, 
किसी तरह बच नहीं सकते। जब सांसारिक गवनमेंट के 
नियमों के विरुद्ध चलने का यह हाल है; तो भला परमेश्वर 
के नियमों के विरुद्ध चलना और बचने की आशा करना 
बिलकुल मूखता है या नहीं । धमंशाशत्र के अनुसार भी 
आगे बढ़ने से इनकार करने का ही नाम पाप है। इसको 
तमोगुण कहते हैं । भोतिक विज्ञान-शाल्न हमको सिखाता 
है कि गति के नियमों में से एक नियम का नाम है 
जड़ता का नियम ( .09५ ० 7०79 ) | अपनी दशा बदलने 
से इनकार करने को जड़ता कहते हैं । प्रत्येक वस्तु में यह भाव 
या स्वभाव है कि वह अपनी दशा बदलना नहीं चाहती । यही 
सुस्ती, शिथिलता या जड़ता है । हमारे शास्त्रों में श्रम या 
शक्ति से शून्य होने को तमोगण कहते हैं। यह ,नियम विस्तार 
के साथ इन शब्दों में वर्शन किया जा सकता है कि 
यदि एक बस्तु को स्थिर अवस्था में रक्खा जाय, *तो वह 
सदैव उसी अवस्था में रहेगी और जब तक कोई चेतन 


३४४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


बरुतु उस पर काय न करे, उस समय तक वह अपनी 
दशा नहीं बदलेगी। इसी प्रकार यदि एक वस्तु को गति 
की दशा में रक्खा जाय, तो वह बराबर उसी दशा में 
रहेगी, छोर जब' तक कोई चेतन वस्तु उस पर काय न करे; 
उस समय तक वह उस दशा को परिवतित “नहीं करेगी। 
इसको स्थिरता का नियम भी कहते हैं। अतः आगे न बढ़ना, 
या यों कहिए कि अपनी दशा को परिवर्तित न करना। 
जड़ता है, तमोगुण है, अर्थात्‌ पाप है। एक दूसरा नियम 
( [.9७ ० 0८८८८/४४०) ) व्धभानता या गत्यन्तर का 
नियम है | इससे रजोगुण प्रकट होता है। अर्थात्‌ यह बह 
दशा है कि जब जड़ता के ऊपर अपना वश वा शासन 
प्राप्त हो जाता है। ओर आगे बढ़ने या दशा परिवतन करने 
का विचार और उसकी शक्ति आ जाती है। 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मनुष्य तो अनन्त- 
स्वरूप है। उसमें यह पाप कहाँ से आया । इसका उत्तर 
कुछ लोग यों देते हें कि प्रथम पाप हज़रत आदम ने किया 
था ओर उसमें से हमको यह बपोती मिली । राम इस 
प्रश्न पर इस ढंग से बहस नहीं करेगा । राम आपको 
बतलाए्गा कि ज़रा हिन्द-शास्त्र ( [7060 80॥|]050]॥9 ) 
की ओर ध्यान दो ओर देखो कि उसने क्‍या सिखाया 
है। यहाँ पर पुनजन्म का प्रश्न आ जाता है, जो सच है, ओर 
जो स्वतः एक स्वतंत्र व्याख्यान का विषय है। राम इस 
समय उस पर कछ नहीं बोलंगा । हमको हिन्दू-शास्त्र यह 
सिखाता है कि मनुष्य चौरासी लाख योनियों में से फिर कर 
आया है । विज्ञान का भी यह एक निर्णीत सिद्धान्त है कि 
मनुष्य राबके पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ है। इतिहास-चिह्न-विद्या 
( /7८॥८०!०४५ ) ओर भूगभं-विद्या ( ७८००४४ ) आदि से 


जिल्द तीसरी उन्नति का मारे ३४४ 


श्सका पूरा प्रमाण मिलता है । गर्भ-शास्त्र ( ्राआ9०)०2५७ ) 
भी इसको सिद्ध करता है।यह नवीन विद्या हक जिसका 
हेकल ( 2०८८):७८। ) ने आविष्कार किया है । इस विद्या के 
प्रत्यक्ष अनुभवों से भल्ती भाँति सिद्ध होता है कि मनष्य सब 
से बाद को आया"। राम स्वयं एक अद्भुतालय € अजायबघर ) 
में गया । उसमें देखा कि गर्भ के भीतर के एक दिन, 
दो दिन, तीन दिन। पाँच दिन। इसी क्रम से महीने, 
दो महीने तक के शभ्रण (बच्चे) शीशियों के भीतर 
स्पिरिट में रकखे हुए थे। उनसे ज्ञात होता था कि माता 
के पेट में चंतन की क्‍या अवस्था होती है। वह भिन्न-भिन्न 
रूप धारण करता है--अर्थात्‌ मछली, मेंढक, क॒त्ता, बन्द्र 
आदि दशाओं में से होकर उसके बाद मनुष्य की अवस्था 
धारण करता है। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि मनुष्य संसार में 
सबसे बाद को आया । ओर क्योंकि वह पाशविक 
अवस्थाओं को छोड़कर आया है, इसलिये उसमें अभी 
तमोगुण ( 077)9। ])85507 » शेष है, इसीलिये उसमें 
पाप पाये जाते हैं । पाप या पुण्यः ये सापेक्षक शब्द 
( ९८।७४८ (८ापरा)5 ) हैं । जो वस्तु एक दशा में पाप है 
बह दूसरी दशा में पुण्य है। बच्च के लिये जो पाप नहीं है 
बह बूढ़े के लिये पाप है । चोथी श्रेणी का एक बालक 
अपनी कक्षा की पुस्तकों को पढ़ता है; वह उसके लिये 
पुण्य है, किन्तु यदि एमू० ए० क्लास का एक विद्यार्थी 
अपनी पुरुतकें छोड़कर चौथी श्रेणी की पुस्तकें पढ़े, तो 
उसके लिये पाप है। एफ़० ए० क्लास से उन्नति पाकर 
बी० ए० में पढ़ना पुण्य है, किन्तु बी? ए० में फ़ल होकर 
पुनः-पुनः बी० ए० में पढ़ना पाप है। इससे स्पष्ट होता है कि 
पाप की जड़-सूल यहद्द है कि एक अवस्था से उन्‍नति न करना । 


३४६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ढ 
इसी प्रकार जो बातें पशुओं में मोजूद थीं ओर उनमें पाप न 
थीं, परन्तु मनुष्य की अवस्था में आने से पाप में परिवर्तित 
हो गईं । पशुओं की दशा छोड़ने के पश्चात्‌ मनुष्य मनुष्य की 
द्शा में -झञाता है; किन्तु उसमें तमोगुण ( 0॥॥॥779) [)99550॥ ) 
शेष रहता है। यदि इस समय वह उस' बुद्धि से, जो उसको 
पशुओं से पहचान करने के लिये दी गई है, काम न ले और 
इस बात पर विचार न करे कि क्या उसके लिये पुण्य है और 
क्या उसके लिये पाप है, तो वह जड़ता के नियम ( .89 ० 
[7८०४७ ) के अनुसार जड़ है, क्‍योंकि वह अपनी अबस्था 
परिवतन करना नहीं चाहता है । वह उन बातों को, जो उसमें 
पशुता की अभो शेष हैं, ज्यों की त्यों रहने देना चाहता है, 
ओर बुद्धि के प्रकाश से लाभान्वित होकर आगे नहीं बढ़ना 
चाहता है । 

अतः जो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिये तेयार नहीं है, वह पाप 
करता है। यही पाप का तत्त्व है, ओर यही है सम्बन्ध कि जिस 
के कारण पाप मनुष्य में आता है । 

आपकी बाइसिकिल का पहिया घूम रहा है, ओर आपका 
कुत्ता उसके आगे-आग दोड़ता चला जा रहा है । यदि वह 
यराबर चल! जायगा। तो उसको कोई सदमा ( चोट ) आपकी 
बाइसिकिल के पहिए से नहीं पहुँचेगा, किन्तु यदि बह रुक 
जाय या आपकी बाइसिकिल की चाल की अपेक्षा अपनी चाल 
कम कर दे, तो वह अवश्य पहिए के नीचे दब जायगा । हाँ; एक 
उपाय उसके बचाने का यह भी है कि आप स्वयं अपनी 

बाइसिकिल को रोक दें। इसी तरह पर काल का पहिया 
चकर लगा रहा है। उसके साथ-साथ दोड़ो वो कुशल है 
नहीं *तो उसके नीचे दृबकर मरना आवश्यक है। यहाँ 
एक कठिनता और भी है कि परमेश्वर अपने पहिए को नहीं 


हि 4५ ॥६० २५५४ ३ 20७7 ५) ५ क.«| ३ # 
| 220 ४०१३५ हा "् न है दे ४ हू, की “23. 


जिल्द तीसरी उन्नति का माग ३७७ 


रोकेगा । उसके नियम अटल हैं, वे सदेव प्रचलित हैं। वहाँ” 


किसी का पक्षपात नहीं है । 

अतः उन्नति करो, * नहीं तो कचल जाओगे, पिस जाओगे 
ओर नष्ट हो जाओगे। वे ही जातियाँ नष्ट होती हैं, जो आगे 
नहीं चलती हैं, या जो सदेव पीछे ही को पग हटाती हैं, जो 
नवता (०7९27॥9/79) खझोर नतन माग प्रवतन ((770५80॥) 
को पाप समभती हैं। राम इन शब्दों की व्याख्या नहीं करेगा । 
इनका तात्पय तो आप अपने आप सममझ गये होंगे। इससे 
यह्‌ हम निकला कि उन्नति के अथ प्रयत्न और पुरुषाथ 

। 

इस पर यह प्रश्न होता है कि यह तो सत्य है कि उन्नति 
के अथ प्रयत्न के हैं; किन्तु प्रयत्न से क्‍या होता है, प्रत्येक 
वस्तु प्रारुध के अधीन है, अर्थात्‌ भाग्य पर निर्भर है। यह 
विषय स्वयं ऐसा है कि इस पर एक स्वतंत्र व्याख्यान दिया 
जाय, किंतु संक्षेपतः उत्तर यह है 

तक््व ता यह है कि जो लोग कहते हैं कि प्रत्यक काम 
भाग्य 'से होता है, वे भी सच कहते हैं। वे इस सिद्धान्त 
को लागू करने में भूल करते हैं। दृष्टान्त रूप से, जैसी ऋतु 
होगी, वसा स्वभाव हो जायगा । जाड़े की ऋतु में गरम कपड़े 
पहनोगे, घर के भीतर रहोगे, आग जलाओगे, आदि-आदि । 
गरमी की ऋतु में मैदान में रहोगे, ठण्ढे कपड़े पहनोगे। ठण्ढा 
पानी पियोगे, आदि-आदि। 

अब ऋतु का बदलना दव-इच्छा वा भाग्य या प्रारब्ध 
है, अर्थात्‌ वह एक नियत नियम है। ओर यह , प्रारब्ध सारे 
देश पर प्रभुत्व स्थापन किये हुए है, किंतु ऋतु के अनुसार 
कपड़े पहनना ओर उसके अनुसार रवभावों को बनाना 
अपने ही पुरुषाथे पर निर्भर है। परिवर्तित ऋतु की दशा 


३४८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


इसमें कुछ नहीं कर सकती । चोर चोरी करता है, विद्यार्थी 
पढ़ता है, जज मुक़दमे फ़ेसल करता है, ये सब लोग अपने- 
अपने काम सू्य की सहायता से करते हें। इन लोगों में 
काम क़रने की शक्ति अन्न खाने से आती है, अन्न सूर्य के 
प्रकाश ओर शक्ति को खा जाता है। इस अकार वही सूय 
का तेज इन लोगों में आकर काम करता है । दीपक के 
प्रकाश में भी बह ज्योति है, जो उसने सूय से उधार ली 
है। अतः स्पष्ट है कि वस्तुतः इन सबके कामों का करने- 
वाला सूर्य है। किंतु क्या बात है कि सूय को कोई चोरी 
का लांछन नहीं लगाता है । उसको क्‍यों नहीं अपराधी 
निश्चिः किया जाता ? कारण यह है कि सूय सामान्य 
अवयव ( (:०णशा7॥०णा ४०८८० ) है, क्‍योंकि उसने वकील, 
मुददई ओर जज को भी उसी तरह पर शक्ति दी है, जिस 
तरह पर कि चोर को । व्यवहार में सामान्य अवयव 
( (०॥॥70॥ [8०८०० ) निकाल दिया जाता है । जिस तरह 
अवयव तुलना में अ-ब>ज-ब के अथ अ रज हैं, अर्थात्‌ व 
जो सामान्य अवयव ( (0770 [8० :ण ) था; खारिज 
कर दिया गया, ओर इस समानता में कोई अन्तर भी नहीं 
आया | इसी तरह पर कल्पना करो कि एक मनुष्य दूसरे 
के धक्के से गिर पड़ा; तो बस्तुतः इसके गिरने का कारण 
गुरुत्वाकषण का नियम (.8ए ० हरा8ए8007 ) है, किंतु 
वह उस नियम से नहीं लड़ेगा । वह तो उस धक्का देनेवाले को 
पकड़ेगा। अतः प्रत्येक मनुष्य में कुछ भाग अस्थिर (४८॥०0।८) 
है, ओर कुछ भाग स्थिर ( ॥7५47797!० ) है । स्थिर भाग तो 
प्रार्ध है, ओर अस्थिर भाग पुरुषा् है। अब यह देखना है 
कि इन दोनो में कोई सम्बन्ध भी है या एक दुसरे से वे 
बिलकुल संम्बन्ध-रहित ओर निष्प्रयोजन हैं । राम इसको 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३४६ 


व्यावहारिक दृष्टि से आपके समक्ष उपस्थित कर रहा है। 
इनमें एक विशेष सम्बन्ध है | आपकी प्रारूघ आप ही की 
बनाई हुई है । यदि पुरुषार्थ कोई वस्तु ही नहीं है। तो 
धार्मिक पुस्तकों में विधि ओर निषेध क्‍यों सिखाया गया है ? 
इसी के लिये कहा+है-« 
दमियाने - कारे - दरिया तख्ताबंदस करदई ; 
बाज़ मी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश। 

अथ-नदी के भारी वेग में तो हाथ-पाँव बाँधकर मुझे 
डाल दिया; ओर फिर यह तू कहता है कि होशियार हो । पल्ला 
मत भीगने दो, अथाोत्‌ लिपायमान मत हो । 

धार्मिक पुस्तकों के देख्ने से, चाहे वह मुसलमान, हिंदू या 

इंसाई-घम को हों, यह स्पष्ट विदित होता है कि उन्होंने आपके 
भीतर पुरुषाथ का एक अंश पाया है । 

अब राम दोनों का सम्बन्ध दिखाता है । रेलगाड़ी 
पटरी को छोड़कर इधर या उधर नहीं जा सकती है। 
पटरी उसकी भाग्य है, किंतु चलने में वह स्वतन्त्र है, यह 
उसका पुरुंषाथ है। किंतु रेल जारी होने से पहले पटरी भी 
रेलवालों के अधिकार में थी । इसी प्रकार एक व्यक्ति 
एक ग़रीब के यहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ उसके माता-पिता 
खाने तक को मुहताज हैं। वे उसकी सामान्य परिपालना भी नहीं 
कर सकते | एक दूसरा व्यक्ति किसी अमीर के यहाँ उत्पन्न होता 
है, और दूसरा किसी घोर मूख के यहाँ जन्म लेता है । यह तो 
रेल की पटरी की तरह उसकी प्रारव्घ है, किंतु इसमें पुरुषाथ 
का भी भाग है, जिसके कारण वह श्रपनी दशा को संभाल 
सकता है। विदित रहे कि यह भाग्य की पटरी उन्हीं के पुरुषाथ 
के अनुसार बनाई जाती है। देखो, मकड़ी अपने मुँह से तार 
निकालती है, ओर उसके बाद उसी पर चलती है। अब वह 


३४० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


किसी दूसरी ओर नहीं जा सकती, यदि बह किसी दूसरी ओर 
'जाना चाहे, तो फिर वह अपने मुँह से तार निकाले और उसको 
उसी ओर ले जाबे, तब उस ओर भी जा सकती है। तार 
निकलने से पहले वह तार निकालने काँ काम उसका पुरुषार्थ 
था; किंतु निकलने के बाद वह उसकी प्रारव्ध बन गया। अब 
उसको उस पर चलने के सिवाय ओर कोई उपाय नहीं है । 

यह विदित है कि तार निकालने से पहले उसके अधिकार 
में था कि किसी ओर इसको ले जावे, अर्थात्‌ अपनी प्रारब्ध 
का बनाना उसके अधिकार में था। किंतु जब एक बेर बह 
यन गई फिर उसके बदलने के लिये पुन>पुनः बही कल की 
कारवाई करनी पड़ती है, जो एक बेर कर चुकी है। रेशम के 
कीड़े की दशा से भी यही सिद्ध होता है। एक ओर उदाहरण 
लीजिए । कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य दस्तावेज लिखना 
चाहता है, अर्थात्‌ कुछ पुरुषाथ करना चाहता है। अब इस 
पुरुषाथ के समय उसको अधिकार है कि करे या न करे 
( अर्थात्‌ दस्तावेज़ लिखे या न लिखे ) अथवा जो शर्ते चाहे 
लिखे। किंतु जब एक बेर लिख चुका, तो फिर पाबंद हो गया । 
बह उसकी प्रारबव्ध बन गई । अब सिवाय शर्तों की पाबंदी 
के ओर कोई इलाज नहीं है। यथा - 

यारे-मन ख़द कदों रा इलाजे नेस्त ; 
कदंनी ख़्वेश व आमदना पेश । 

अथ-मेरे प्यारे ! अपने किये हुए पुरुषाथ का ओर कोई 
इलाज नहीं, सिवाय इसके किजो कुछ किया है, वह भोगने 
को सामने आबवे | 

, हैं ख़ते-तक़दीर से यह ख़ते-पेशानियाँ ; 
, पेश आती हैं यही जो हैं पेश-आनियाँ । 
योग्वाशिष्ठ में लिखा है कि पुरुषार्थ द्वी से काय की सिद्धि 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३५१ 


होती है । सारे बुद्धिमान्‌ लोगों के काम पुरुषाथ ही से होते 

। प्रारव्ध का शब्द तो केवल उन लोगों के आँसू पोंछने के 
वास्ते बनाया गया था, जो कोमल-चित्त हैं, ओर जिन पर 
कोई विपत्ति आ पड़ी है, नहीं तो नित्यप्रति जीवन के कुल 
काम पुरुषाथ ही, से हो सकते हैं। मनुष्य भोजन भी” पुरुषार्थ 
ही से खाता है, पानी भी पुरुषा्थ ही से पीता है, नौकरी भी 
पुरुषाथ ही से करता है, कोई सावजनिक काम भी पुरुषाथ 
ही से करता है । 

इस भूमिका के पश्चात्‌ ज़रूरी उन्नति को, सफलता के 
साथ करने के उपाय को राम बताता है। उद्योगों में ऋतकायता 
प्राप्त करने के लिये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 

( १ ) सांसारिक काम-धंधों के निमित्त सबसे पहली 
बस्तु प्रकाश है। कैसा ही निमल ओर स्वच्छ घर क्‍यों न 
हो, यदि अँधेरे में जाओगे, तो कहीं कुरसी की चोट लगेगी, 
कहीं दीवार से सिर टकरायगा;। कहीं लेंम्प से ठोकर 
लगेगी, ओर वह टूट जायगा ; निदान, पग-पग पर दुःख ही 
दुःख होगा । फिर बिना प्रकाश के कोई वस्तु उग नहीं 
सकती । एक पोदा अँपेरे में बोया जाय ओर दूसरा 
प्रकाश में, ओर दोनों का सींचना एक ही प्रकार किया 
जाय । परिणाम क्या होगा ? स्पष्ट हे कि आँधेरे में बोया 
हुआ पोदा सूख जायगा ओर प्रकाशवाला खूब हरा-भरा 
होता चला जायगा । फिर जब विजना प्रकाश के वृत्त नहीं 
उन्नति कर सकते हैँ, तो मनुष्य का उन्नति करना तो एक 
किनारे ही रहा । अब प्रकाश से प्रयोजन क्या है? बही 
ध्यान, जिसका उल्लेख राम भाषण के आरंभ सें कर आया 
है। बही तेजों- का तेज, ज्योति ५ स्वरूप आत्मदेव, उसका न 
भूलना इसी का नाम भ्रकाश है । अब इस पर क्रदाचित्‌ 


३५२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कहो कि यह क्‍या बेहूदगी है। संसार में सहस्नों नास्तिक 
हुए हैं, क्‍या उन्होंने कोई उन्नति नहीं की है । राम का 
उत्तर यह है कि ये सुप्रसिद्ध लोग, जिनको आप नास्तिक 
कहते हैं ओर जो बड़े-बड़े काम कर गये हैं, जेसे हरबट स्पेंसर, 

स्पाइनोज़ा आर हकक्‍्सले ( ०फेलशा ऊठुलाइल, छतजाातडक 
आर [0०४)८४ ) आदि | मान भी लीजिए कि ये लोग 
नास्तिक थे ; किंतु व्यावहारिक रीति पर अथांत्‌ प्रत्यक्ष रूप 
से इनकी उन्नति का कारण उनकी इश्वर प्रमुखता और 
उनकी ईश्वरोपासना है | इन लोगों के जीवन-चरित्रों को 
पढ़िए । इससे ज्ञात होगा कि यद्यपि ये लोग हमारे माने 
हुए इश्वर को नहीं मानते थे; किंतु वे इश्वर के भाव 
( 5)॥7 ) को अपनी नस-नस में रखते थे । एक राजा के 
यहाँ दो नौकर हैं । इनमें से एक तो राजा की ख़ब खशामद 
करता है, किंतु काम कुछ नहीं करता है ; दूसरा राजा 
की खशामद ८ चाद्क्ति ) से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, 
केवल अपना धार्मिक कत्तव्य अत्यंत सुन्दरता के साथ 
पालन करता है। अब प्रश्न यह है कि राजा किससे प्रसन्न 
होगा ? स्पष्ट विदित है कि वह काम करनेवाले से प्रसन्न 
होगा । काम प्यारा है ; चाम नहीं प्यारा है । बस, यही 
दशा उन नास्तिकों की है | उन्‍होंने माला नहीं जपी, 
उन्होंने माथा नहीं रगड़ा, किंतु उन्होंने अपने आचरण 
से इश्वर की उपासना की, उनका प्रत्येक काम माला का 
एक दाना था; और उनकी जीवनी एक माला थी । राम 
आपसे यह नहीं कहता कि आप नास्तिक हो जाइए । आप 
इश्वर-दशन भी कीजिए और काम भी कीजिए ; किंतु नास्तिकों 
की भाँति प्रत्थेक व्यक्ति अपने कम नहीं कर सकता कोरे ज्ञान- 
योग से की उन्नति नहीं कर सकता, सहारे की आवश्यकता है | 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३५३ 


कोरे सगण इंश्वर ( ?८75079। (००१ ) का मानना तो इस 
सहारे की आवश्यकता के कारण से है। अतः उन लोगों को, जो 
विना सहारे के नहीं, चल सकते, यह चाहिए कि नित्यप्रति बिला 
नागा आध्यात्मिक भोजन खायें । इससे उनको बड़ी , सहायता 
मिलेगी । वह'* आध्यात्मिक भोजन क्या है ९ ध्यान, भजन, 
उपासना । क्रामवेल ( (:7077५८)। ) ओर महाराजा रणजीतसिंह 
इत्यादि के विषय में लिखा है कि जब य कोई युद्ध आरंभ 
करते थे, तो अपने तन, मन ओर धन को परमात्मा के अपण 
करके प्राथना के साथ काम का आरंभ करते थे और कतकाय 
होते थे। ऐसे ही लोगों के लिये कहा है कि-- 

दोलत ग़ल्लामे-मन श॒ुदो इक़्बाल चाकरम । 

अ्र्थ--दौलत मेरी गुज्ञाम हे और इक़बाल है चाकर । 

अथवा--बाँधे हुए हाथों को बउस्मेदे-इजाज़त; 

हैं रहते खड़े सेकड़ों भज़ञमें मेरे आगे। 


किन्तु प्राथना में दो अंश हैं-एक माँगना, दूसरा 
अपण करना । माँगने का अंश स्वाथपरता है; अपश 
करना ही प्राथना का सच्चा अंश है, ओर यही ईश्वर-संग, 
इश्वर-संभाषण ( (एाप््राप्रांणा कया (700 ) हे । इसका 
मतलब यह है कि जो कम किया जाता है, वह ईश्वर के 
लिये किया जाता है । समपण का अथ हृदय में प्रकाश 
का रखना है, ओर यही सच्ची ग्राथना है। जो व्यक्ति अपने 
हृदय को ऋणात्मक ( '४८६०४८ ) दशा में रखता है, 
अर्थात्‌ जो सदेव इच्छाओं का दास बना रहता है, उसके 
कामों में बड़ी हानि होती है, ओर ऐसे लोग,कभी सफल 
नहीं होते । सफल वे ही होते हैं, जो सदेव« नत-मस्तक 
ओर हँसमुख रहते हैं । शोकातुर लोगों की उननतति' नहीं 
हो सकती । जेसी आपके भीतर की दशा होगी, बेसी 


३४५४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ही आपकी सफज्ञतायें भी होंगी । यह प्रसिद्ध उक्ति है-- 
“घर से जाओ खा के, बाहर मिले पका के, 
घर से जाओ भूखे, बाहर मिल्नें धवके ।” 
यदि झाप धन या सन्‍तान को कामना से परमेश्वर की भक्ति 
करते हैं, तो वह परमेश्वर को भक्ति न॑हीं है, वरन्‌ बह तो 
अपनी स्वाथपरता की भक्ति है । आप वास्तव में परमेश्ब र की 
भक्ति नहीं करते, वरन्‌ उनको अपना ख़ानसामा बनाते हैं कि 
वह हर समय आपकी सेब्रा को उपस्थित रहे, ओर जब जिस 
वस्तु की आपको 'अआवश्यक्रता हो, उसको वह तत्काल आपके 
सम्मुख लाता रहे । 
अहा | यह तो उल्नटी गंगा बहाना है। प्यारे! परमेश्वर 
को अपनी विषय-कामनाओं के लिये मत नचाओ । आपको 
चाहिए कि प्रत्येक काम को हिम्मत ओर शांति के साथ 
करो । यही सफलता का साधन है । अगर आपके पास 
कोई व्यक्ति भीख माँगने आए, तो आप उससपते आँख चुराते 
हो, इसी तरह जब आप परमेश्वर के पास भिखारी बनकर 
जाओगे, तो वह भी आपसे आँख चुराण्गा | परमेश्वर से 
हृदय को शुद्धता ओर भक्ति के साथ मिलो। यदि आपके 
यहाँ कोई बड़ा आदमी आवे; तो आप उसको बड़े आदर 
से बिठा लेते हैं, किंतु एक थका आर दोन मनुष्य आपके 
पास आकर बेउना चाहे, तो आप उससे घृणा करते हैं । 
याद रक्‍ज़ो कि यह आत्मा कमज़ोर से नहों मिलना चाहता । 
दुबल की परमेश्वर के घर में दाल नहीं गलती । 
“तनायमात्मा बलहीनेन लभ्य; ।”! 
,»यथा-- हर दीदा जलवागाहे-आँ माह पारा नेस्त । 
अथ--प्रत्येक चक्चु से उस (प्रिय स्वरूप' परमात्मा ) का 
प्रकाश समान रूप से ज्ञात नहीं होता है । 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३४५४ 


झाप इसकी चिंता न करो कि आपकी आवश्यकतायें कहाँ 
से परी होंगी। राम आपको प्रकृति का वह नियम बतलाता 
है, जिससे प्रत्येक दयक्ति की आवश्यकता का पदाथ उसके 
पास अपने आप पहुँच जाता है | .8७ *ए। #पिग्राए 
जिसको रसायनं-शास्त्र में प्रीतिनियम कहते हैं, यह प्रकृति 
का नियम है, जिसके अनुसार जलते हुए दीपक को 
ऑक्सीजन वायु-मंडल से प्राप्त हो जाता ल्‍है । अतः यदि 
आप अपने शरीर को प्रत्येक के लिये जला रहे हैं, तो 
आपके पास आपका भोजन अपने आप खिंचकर आा 
जायगा । आपके पास वे वस्तुएँ जिनकी आपको आवश्यकता 
है, अपने आप आयेंगी। देखो, प्रकृति ने अपने विचित्र खेल 
का क्‍या प्रबन्ध कर रक्खा है। जब दीपक जेसी निर्जीब बस्तु 
के लिये प्रकृति ने उसके भोजन का पअबन्ध कर दिया है, तो 
क्या मनुष्य ही वंचित रहेगा ? नहीं, कदापि नहीं । किंतु शर्त यह 
है कि अपने में भो पिघलाहट चाहिए। 

असर है जज़्बे-उल्फ़त में तो खिंचकर आ ही जायेंगे ; 
इमें परवा नहीं उनसे अगर वे तन के बेठे हैं। 

आाप नाना वस्तुश्रों को रंगदार देखते हैं, किंतु ये रंग वस्तुओं 
के निजी नहीं हैं । पत्त का रंग हरा दिखाई देता है, किंतु यह 
हरा रंग पत्ते का नहीं है। रंग सब सूय के हैं; बस्तुओं के 
नहीं हैं । यदि रंग वस्तुतः चीज़ों के होते ओर सूय के न होते 
तो उनको अंधेरे में देखने से भी वे दिखाई देते | यदि आप 
एक पत्ते को अँधेरे में देखें, तो आप उसके अन्य सब अंगों 
को अनुभव करेंगे, किंतु रंग का अनुभव नहीं करेंगे। कारण 
यह है कि यह रंग तो रंगवाले का है, हरे पज्ञों में एक 
मसाला है--क्लोरोफ़ाइल ( (.॥)]०00०]४॥५] » इसमें है! ' गुण 
है कि वह सूयथ की किरण के ओर सब रंग खा लेता है, किंतु 


३४६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हरे रंग को लोटा , देता है । अर्थात्‌ यह कि जो र॑ग इस पत्ते 
में बिलकुल नहीं है, बही हम कहते हैं कि पत्त का रंग है। 
काली बस्तुएँ वे हैं, जो सूय के उन सब ज्मातों रंगों को खाती 
हैं। सफ़ेद वस्घुएँ वे हैं; जो उन सातों में से एक को भी नहीं 
खातीं, सबको लोटा देती हैं। यह प्रकृति का नियम प्रत्यक्ष 
जगत्‌ में मालूम होता है, किंतु नियम प्रत्येक स्थान पर एक ही 
है । वही नियम बाह्य जगत्‌ में है, और वही आभ्यन्तर जगत्‌ 
में भी है। आभ्यन्तर जगत्‌ में इस नियम को देखों। जिस 
प्रकार सूर्य में ये सात रंग हैं भी ओर नहीं भी हैं, उसी प्रकार 
परमेश्वर में भी सब गुण हैं भी ओर नहीं भी हैं। इसी का 
नाम माया है।जिस बात की हम पूण रूप से व्याख्या न 
कर सकें, उसी का नाम माया है। संसार के लोगों को जो 
गुण दिये जाते हैं, वे वस्तुतः उनके नहीं हैं । वे परमात्मा 
के हैं । किंतु मनुष्य के गुण वे इस कारण कहलाते हैं कि 
मनुष्य इनके साथ काम करता है, अर्थात्‌ उनको वास्तविक 
स्रोत की ओर लोटाता है। धनवाला धन को व्यय करने के 
कारण धनी बना है, बुद्धिमान बुद्धि को व्यय करने से 
बुद्धिमान बना है। दायाँ हाथ बाएँ से अधिक बलवान क्‍यों 
है? क्‍योंकि वह शक्ति का प्रयोग करता रहता है, पअर्थात्‌ 
क्ोरोफ़ाइल ( ((0!07०7४४) ) के समान ये सब स्देव काम 
किया करते हैं | प्रकृति का एक नियम यह है कि जितना व्यय 
करोगे, उतना पाओगे । काले मनुष्य वे होते हैं, जो कहते हैं 
“यह भी मेरा है, वह भी मेरा है ।” सफ़ेद वे होते हैं, जो प्रत्येक 
वस्तु को परमेश्वर के समपंण करते चले जाते हैं, अर्थात्‌ 
जो परोपकार करते हैं, अथवा जो अपने श्रत्येक काम को 
परमेश्वर के लिये करते हैं। मतलब यह कि वे यह नहीं 
कहते के अमुक काम में हमने यों सफलता प्राप्त की, बरन 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३५४७ 


व इस सबको परमेश्वर के कारण से हैं । शाह महमूद 
ग़ज़नवी का एक सच्चा मित्र आयाज़ नामक था, जो वास्तव 
में घसियारा था, किंतु बादशाह की भिन्नता के कारण इसका 
यहाँ तक उत्कष हुआ कि वह मंत्री के फ्छक पर नियुक्त 
किया गया । जैब “उसका उत्कर्ष हुआ, तो कई इेर्घ्या-युक्त 
पुरुषों, डाहियों को बुरा मालूम हुआ । और ये इस चिता में 
लगे कि इसको किसी प्रकार नीचा दिखायें; अतः उन्होंने 
महमूद से शिकायत की कि आयाज़ प्रति-दिन खज़ाने में जाता 
है ओर वहाँ से रत्न निकाल ले जाता है । महमूद ने चाहा 
कि उसको अपनी आँख से देखें । एक दिन जब आयाज़ अपने 
नियत समय पर खजाने में गया, तो लोगों ने बादशाह को 
सूचना दी । महमूद उन लोगों के साथ वहाँ गया और मरोखों 
के द्वारा देखने लगा | वहाँ क्‍या देखता है कि आयाज़ ने अपने 
मंत्री-वेष के सब वस्र उतार कर एक ओर रख दिए ओर अपने 
खुरपे को अपने सामने रख लिया, और कंबल बिछाकर 
उस पर नमाज़ पढ़ रहा है, ओर यह स्मरण कर रहा है कि 
हे भगवन ! यह मंत्रित्व मेरा नहीं है, यह तेरा है; यह मंत्रियों 
के बल्लादि मेरे नहीं हैं, तेरे हैं; यह शरीर में शक्ति तेरी है; 
यह आँख में ज्योति तेरी है; यह बाहुओं में बल तेरा है--अर्थात्‌ 
खह अपने समस्त रंगों को जो जहाँ से आए थे, वहाँ को 
वापस लोटा रहा था ओर प्रम से तार-तार रोता था। जब 
आयाज़ इससे निवृत्त होकर जाने का संकल्प करने लगा, तो 
महमूद तत्काल वहाँ पहुँच गया ओर आयाज़ से कहने लगा 

तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझको बचा लिया, नहीं तो में तो 
संसार के उन प्रलोभनों में डूब चुका था। अतः सफलता की 
पहली शर्त यह है कि हृदयों में प्रकाश भर जाय | प्रकाश अर्पण 
से भर जाता है। कम करने का तुमको अधिकार है) किन्तु 


३५८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कम करने के साथ जो स्वार्थपरता लगी हुई है, उसको छोड़ दो । 
जिन लोगों और जिन जातियों को सफलता हुई है, उनको 
इसी प्रकार व्यवहार करने से हुई है । यदि किसी इतिहास या 
जीवन-च्रित्र में' इसके विरुद्ध लिखा है कि कोई व्यक्ति या 
कोई जाति स्वाथपरता के साथ काम करके कृर्तकाय हुई है, तो 
उसके सम्बन्ध में राम अत्यन्त ज़ोर के साथ कहता है कि 
वह ग़लत है ओर सरासर झूठ है। आथर हेल्प्स ( 076 
(4८॥|७ ) ने ऐसे ही अवसरों पर कहा है कि मुकको इतिहास 
मत दिखाओ, क्योंकि वह अवश्य मिथ्या होगा। जितना ही 
आप संसार के पीछे पढ़ोगे, उतना ही वह आपसे दूर रहेगा। 
भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम ; 
अ्रव जो नफ़रत हमने की, वह बेक़रार आने को हे । 

निदान जब तक आप अपने मन को हाय-हाय, वाय-वाय में 
रखते हैं, उस समय तक आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । 
परमेश्वर आनन्दस्वरूप है । जो मनुष्य आनन्द में रहता 
हैं, वह परमेश्वर में रहता है, ओर परमेश्वर उसमें रहता है। 
परमेश्वर का ध्यान करने की विधि यह है कि जो वस्तु आपके 
पास मौजूद हो; उस पर संतोष करके उससे लाभान्वित हो । 
ख्तः इस समय जितना प्रकाश या इश्वरीय ज्योति आपके 
पास मोजूद है, उसको बर्ताव में लाओ । उसके पश्चात्‌ आपको 
आगे मार्ग मिलेगा। इस रीति पर व्यवहार करने से धार्मिक 
लड़ाई-भगड़े तत्काल बन्द्‌ हो सकते हैं। आप प्रश्न करेंगे कि 
यह कैसे सम्भव है ? इसका उत्तर स्पष्ट है। आप अपने धार्मिक 
नियमों को व्यवहार में लाइये, फ्रिर देखिये कि धामिक 
लड़ाई-भगड़े, बन्द होते हैं या नहीं। लड़ाई-मगड़े तो उस मागे 
को छोड़ देने से उत्पन्न होते हैं। आपके पास एक लालटेन 
है, जो दी सो कर्म तक आपको आपका रास्ता दिखला सकती 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३४६ 


है । अब यदि आप इस प्रकाश के दो सो पग 
तक चले जाओ; तो बहाँ से वही ( बह अं ) दो सी क़दम' 
ओर आगे तक आपको ले जा सकेगी। इसी तरह पर उस 
लालट न के सहारे से, जिसमें केबल दो सो क़द्घमम तक प्रकाश 
डालने की शक्ति है। आप कोसों तक पहुँच सकते हैं; किन्तु 
यदि आप पहले ही से अपनी कोसों की मंजिल का खयाल 
करने लगें, तो परिणाम क्या होगा ? स्पष्ट है कि लड़ाई-मंगढ़ा 
उत्पन्न होगा । यही दशा आपके धार्मिक सिद्धान्तों की है। यदि 
अप उन पर अमल करते जाआगे, तो कभी लड़ाई-मंगड़े की 
दशा न आवेगी । यदि आप उत्तके प्रकाश को प्रथक रखकर पहले 
तक-वितक करने लगोगे, ता झगड़ा होना आवश्यक है । 
धार्मिक युद्ध केवल वे ही लोग करते हैं, जो अपने भीतर के प्रकाश 
को व्यवहार में नहीं लाते हैं-- 
सद जाँ फ़िदाए-ऑँकि ज़बानो दिलश यकेस्त । 

अथ--जिनका दिल ओर वाणी एक हैं, उन पर सेकड़ों जानें 
नोछावर ( क़रबान ) हैं। 

कदाचित्‌ इस पर यह आपत्ति हो कि हम तो भूमि पर 
रहते हैं, हमसे भूमि की बातें कहना चाहिये, ये अलौकिक 
बातें हमारे किस काम की। प्यारे ! इसका यही उत्तर हे कि 
यहाँ धरती पर भी ऐसा ही आचरण करना चाहिये-अर्थात्‌ 
हाथ रहे काम में ओर मन रहे राम में । जब क़मरी ( घुग्घी ) 
सरो ( वृक्त ) की शाखा पर बेठती है, उसकी जिह्ा से मीठे 
मीठे राग ओर स्वर अपने आप ही निकलने लगते हैं । इसी 
तरह जब आपका मन उस इश्वरीय प्रकाश से भर जाता है, 
तो अ.पके मन से भी वे प्यारेप्यारे राग आप ही निकलने 
आरम्म हो जाते हैं । यह लेम्प जो रक्खा हुआ है, इससे. प्रकाश 
क्यों निकलता है | कारण यह है कि इसकी चिमनी, जी इसका 


३६० स्वामी रामतीथे जिल्द तीसरी 


ढ 


बाह्य शरीर है, स्वच्छु ओर निम्मल है। इस कारण इसके भीतर 
का प्रकाश बिना रोक बाहर चला आता है। अब स्वच्छ होने 
से क्या प्रयोजन है । उसका प्रयोजन यह है कि इसने अपने 
मन की कालिमा ओर द्वेष-भाव को निकाल दिया है। इसी 
प्रकार यदि आप भी अपने मन की कालिमा ओर अहंकार के 
भाव को निकाल दें, तो आपके भीतर का प्रकाश भी अपने आप 
बाहर निकल आएगा। यथा -- 

कत्र लिबास-दुनयवी में छिपते हैं रोशन ज़मीर ; 

जामए-फ़ानूस में भी शोला उरयाँ ही रहा । 

कब सुबुकदोश रहे क्रेदिये - ज़िदाने - वतन ; 

बूए-गुल फाँदती है बाग की दीवारों को | 

कदाचित्‌ यह कहा जाय कि हम अपने धार्मिक सिद्धांतों 

की पाबन्दी करते हैं, ओर धार्मिक सिद्धान्त चाहते हैं कि झगड़ा 
किया जा । इसका उत्तर यह है कि धार्मिक सिद्धान्तों का 
उद्देश कदापि लड़ाई-फकंगड़ा करना नहीं हो सकता । प्रत्येक धम 
का पहला सिद्धांत यह है कि इश्वर को जानो और मानो । 
क्या इस पर आप आचरण करते हैं? कदापि नहीं । यदि 
आप इस पर चलते होते, तो क्‍या आप परमेश्वर की इतनी 
भी परवाह ओर इज्ज़त न करते कि जितनी आप अ्रपने ज़िले 
के कलेक्टर की करते हैं। यदि इस समय इस जलसे ( समारोह ) 
में कलेक्टर साहब थआ जाये, तो सब्रको साँस बन्द हो जायगी । 
प्रत्येक समय इस बात का ध्यान करेंगे कि कोई भद्दा वाक्य 
मुख से न निकल जाय, अथवा कोई निलज्ञ चेष्टा न हो जाय । 
आप कभी कलेक्टर साहब के सामने चोरी न करेंगे, कभी 
उनके सामने किसी स्त्री को कुदृष्टि से न देखेंगे, ओर न उनके 
सामने कोई खराब वार्ता करेंगे । 

.. बबीं तक्रावत रा अज्ञ कुजञास्त ता बकुजा ! 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३६१ 


- देखिये, एक से दूसरे में अन्तर, कितना है । 

आपका धम सिखाता है कि परमेश्वर सवत्र विराजमान 
है। किन्तु शोक है और रोना आता है कि आप इस बात 
को जानकर भी हर प्रकार की पूर्वाक्त बातें करते हैं, ओर 
आपके मन मेंशतलिक भी ईश्वर का भय नहीं शआता है। 
यदि हम लोग परमेश्वर के अस्तित्व को मानते और जानते 
होते, तो उसकी उपस्थिति में खत्रियों की ओर तकते हुए आँखें 
फूट न जाती, झूठ बोलते समय जबान न निकल पड़ती ? 
ब्रह्मश्नोशत्रिय को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये | यदि आचरण न 
हुआ, तो विद्या व्यथ है, वरन्‌ हानिकारक है । मस्तिष्क 
की नसें जो ज्ञान को ग्रहण करती हैं, उनको ज्ञानेंद्रिय कहते 
हैं, ओर जो नसें भीतर के ज्ञान को बाहर व्यवहार में लातो 
हैं, उनको कर्मेद्रिय कहते हँ, ओर स्वास्थ्य की दशा स्थिर 
रखने के लिये समस्त इंद्रियों को काम में लाना ज़रूरी है, 
अन्यथा परिणाम अच्छा न होगा । जो ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
नहीं होते, उनकी यह दशा होती है कि वे विद्या को भीतर 
ठेसते जाते हैं, किन्तु उसको बाहर नहीं निकालते हैं 
अर्थात्‌ एक प्रकार की इन्द्रियों से काम लेते हैं, ओर दूसरे 
प्रकार की इन्द्रियों को बेकार रखते हैं। इनको आध्यात्मिक 
क़जज़ ओर बुद्धि का अजीण हो जाता है। इसी के कारण 
व लड़ाई-मंगड़े में पड़ते रहते हैं । अतः शत यह हुई 
कि संसार में सफलता होने के वास्ते हमकों चाहिये कि 
जितनी बुद्धि हमारे पास है, उसको केवल अक़ली ( तकवाली ) 
ही न रक्‍खें, वरन्‌ उसको व्यावहारिक भी बनावें। सफलता 
की शर्त दूसरी यह है कि ब्रह्मचय पालन करना चाहिये 
चादे आप नई रोशनी (विचार ) के हों, या पुरानी 
सैशनी के; चाहे आपकी पुस्तकों ने उस पर ज़र दिया 


३६२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हो अथवा न दिया हो, कुछ परवाह नहीं है। राम आपसे 
यह कहता है कि सैफलता के लिये पवित्रता ओर ब्रह्मचय 
की अत्यन्त आवश्यकता है | यदि भागृतवासी बचे रहना 
चाहते हैं, तो दीय को सुरक्षित रक्खें, अन्यथा कुचले जायेंगे। 
यह दीपक आपके सामने जल रहा है, यैह क्‍यों जलता है ९ 
इसके बीच के भाग में तेल भरा हुआ है। वह तेल बत्ती के 
द्वारा ऊपर चढ़ता है; ओर ऊपर आकर प्रकाश-रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। यदि इसके तेलवाले भाग में कोई छिद्र हो जाय, 
तो उसका तेल धारे-धीरे बह जायगा; ओर फिर इससे प्रकाश 
न निकल सकेगा । यही दशा आपकी है। यदि आपके भीतर 
का वीय नीचे न गिरेगा, तो यह ऊपर चढ़कर मस्तिष्क में 
जाकर आत्मिक ज्योति बन जायगा। किन्तु यदि आप इसके 
विरुद्ध करेंगे; अर्थात्‌ अपने वीय को गिरायेंगे, तो आपकी 
बही दीपक की सी दशा होगी । जिन लोगों के शरीर से 
कोई अपवित्र कम नहीं होता, या जिनके मन में कोई अपवित्र 
विचार उत्पन्न नहीं होता, उनका वीय ऊपर चढ़कर बुद्धि में 
परिवर्तित हो जाता है। ऐसी ही अवस्था को इंगलेंड के प्रसिद्ध 
कवि ने यों वणन किया है-- 


7० 507'6708070 ॥5 85 (8 50767080 0० &] 
608५७ ॥79 687" 5 एप्र/, ( ]67079५४07४ ) 


मेरी शक्ति हे दसगुणी किसलिये 

कि मेरा हृदय शुद्ध है, इसलिये । 

दस ज्वानों की मुममें है हिम्मत; 

क्योंकि मुझमें हे इफ़्फ़तो-अस्मत । 
हनुमान सबसे बड़ा वीर किसलिये था ? क्‍्यींकि वह यती 
था । कहते हैं कि मेघनाद बड़ा योद्धा था। उसको वहीं व्यक्ति 


जिल्द तीसरी उन्नति का सार ३६३ 


मार सकता था, जिसके हृदय में १२ बष तक कोई अपवितन्न 
विचार न आया हो । यह कोन व्यक्ति यह श्री लक्ष्मण 
जी थे। भीष्म का नाम भीष्म इसी कारण से पड़ा कि वह 
जितेंद्रिय थे। सर आइज़क न्यूटन जसा प्रसिद्क तत्त्वान्वेषक, 
जिसके ऊपर औज इ्ँगलेंड को इतना अभिमान है, सँत्तासी वर्ष 
तक जीवित रहा | मरते समय तक उसके होश-हवास बहुत ही 
ठीक थे, क्‍योंकि वह जितेंद्रिय था; और अत्यंत पवित्र था। 
जिस तत्त्ववेत्ता ने संसार के तत्त्वज्ञान को पलटा दिया, वह कोन 
था? बह केंट (।(०॥ ) था । यह बड़ा भारी यती था। 
इसके मन में कभी अपविन्र विचार तक नहीं आया। अमेरिका 
के हेनरी डेविड थोरों ([[८ाए )8५त [॥0रश्षप ) आर 
जमनी के प्रसिद्ध तक्त्ववेत्ता हबट स्पेंसर ([ट८फटा 5लापट) 
दोनों बड़े जितेन्द्रिय थे । इस समय अमेरिका, इँगलेंड, 
जापान आदि देश उन्नति कर रहे हैं, इसका क्या कारण है ९ 
कारण यह है कि इनके यहाँ के गृहस्थ भी आपके यहाँ के 
जितेंद्रियों से अच्छे हैं। प्रथम तो उनके विवाह बीस बष के 
पश्चात्‌ होते हैं, फिर उनकी म्त्रियाँ केसी शिक्षिता होती हैं 
कि जब पुरुष ओर स्त्री मिलते हैं; तो उत्तमोत्तम विषयों 
पर वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के सत्संग से लाभ 
उठाते हैं, कभी अपविन्र विचारों का अवसर नहीं आने 
पाता। इसके विरुद्ध आपके यहाँ की स्त्रियाँ शिक्षित नहीं 
होतीं। आपके यहाँ पुरुष ओर स्त्री की भेंट के अथ ही 
अपवित्र विचार हैं। ओर ठीक भी है। जब वह कुछ जानती 
ही नहीं, तो आप उससे क्‍या बातें करेंगे, सिवाय उन 
अपवित्र बातों के। अपने नित्यप्रति के जीवन में देखो 
कि पवित्रता' का आपके कामों ओर संकलपों पर क्‍या 
प्रभाव होता है। यदि आप पवित्न हैं, अथोत्‌ यदि आप अपने 


३६४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


बीये ( 5८5 पा ) को सुरक्षित रक्खे हुए हैं, तो आप बहुत 
शीघ्र कृतकाय होंगे। राम जब प्रोफ़ेसर था, उसका निजी 
अनुभव क्या था? और जिस समय राम सफल या असफल 
विद्यार्थियों की-छूची बनाता था ओर उनसे पूछा करता था 
कि परीक्षा से कुछ दिन पहले उनकी क्‍या अभ्नस्था थी ? तो 
राम ने इससे भी परिणाम निकाला था कि जो विद्यार्थी परीक्षा 
से पहले उत्तम ओर पवित्र विचार रखते थे, वे कृतकाय होते 
थे, ओर जो अपवित्र विचार रखते थे ओर सदैव भयभीत 
रहते थे कि कहीं असफल नहों, वे अनुत्तीण हो रहते थे। 
अतः सिद्ध है कि जेसे जिसके विचार हृदय के भीतर 
होते हैं, बेसा ही उसको परिणाम प्रकट होता हे । इस 
बात का प्रमाण इतिहास से मली भाँति मिल सकता हे। 
प्रसिद्द योद्धा प्रथ्वीराज, जो कई एक युद्रों में मुसलमानों को 
पराजित कर चुका था, अंत में भोग-विल्लास में डूब गया, ओर 
आपको आश्वय होगा कि अंतिम बार जब वह युद्धल्ेत्र को 
गया, तो उप्तकी कमर उसको रानी ने कसी थी। परिणाम 
क्या हुआ ? युद्धल्नेत्र से मुँह काला करके असफल लोट 
आया । नेपोलियन, जिसके साहस ओर बीरता की धाक सारे 
संसार में जम गई थी; जब बाटरलू के समरांगण को जाने 
ल्गा। तो उसके पहले शाम को वह अपने आपको एक 
अपवित्र चाह में गिरा चुका था। परिणाम स्पष्ट है कि 
बड़ी विंकट हार हुई। अभिमन्यु, कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रसिद्ध 
'योद्धा, जिस दिन मारा गया, उससे पहले सायंकाल को वह 
अपनी नवीन प्रिय पत्नी के पास गया था और वहाँ वीये 
गिरा कर आंया था। स्मरण रक्‍खो, अपवित्र वस्तु में कुछ 
आनंद त़हीं है। जिस प्रकार गुलाब का फूज्न कैसा 'सुगंधित होता 
है, किंतु उसमें शदद॒ की मक्खी भी रहती है । जब आपने 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग २६५ 


उसको नाक में लगाया, उसने नाक की हे पर डसा। इस 
प्रकार संसार की कान्ति ओर कटाक्ष तथा खांसारिक वस्तुएँ बड़ी 
चित्ताकषक होती हैं, ओर बहुत ही भली जान पड़ती हैं, ओर वे 
आपके मनों को लुभाती हैं | किंतु चखकर देख ल्फ्रे कि इनमें एक 
आध्यात्मिक विश्व है/जो आपको उन्नति करने से वंचित रक्खेगा । 
ये अनुचित अनुराग, ये अनुचित कामप्रियता, ये अनुचित सतीत्व 
का भंग करना; ये सब उस गुलाब के फूल के तद्ठत्‌ है, जिनमें 
शहद की मकक्‍खी है ओर जो आपके नाक की नोक पर काट 
लेती है। अतः नियम यह है कि यदि आपको ये सांसारिक बातें 
नहीं हिला सकतीं, तो आप संसार को अवश्य हिला सकते हैं। 

तीसरी शत सफलता की एक आध्यात्मिक शत है। एक 
बादशांह की कथा है कि उसने एक कमरे में एक सींग लटका 
रक्खा था ओर उस सींग की खोल में पानी भरा था | बादशाह 
ने यह विज्ञापन दे रकक्‍्खा था कि जो कोई इस सींग का सब 
पानी पी ले ओर सींग खाली कर दे, तो उसको वह अपना 
समस्त राज्य दे देगा । बहुत से लोग आये ओर उन्होंने 
पानी पिया, किन्तु कोई भी उसको खाली न कर सका। वह 
सींग देखने में ता ज़रा सा जान पड़ता था, किन्तु उसका 
सम्बन्ध समुद्र से था ओर यही कारण था कि बह खाली 
नहीं होता था । इस तरह पर यद्यपि आपके शरीर ज़रा-ज़रा 
से हैं, किन्तु उनका गुप्त सम्बन्ध उन समुद्रों के समुद्र ईश्वर 
स्वरूप के साथ हे | जो व्यक्ति इस सम्बन्ध को जगाए रखता 
है, ओर इसको स्थिर रखता है, उसकी शरक्ति अनन्त है। 
आप सिवाय इसके ओर कुछ नहीं हो । जब यह मामला है, 
तो परमेश्वर तो सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प कै; अतः आपके 
अन्तह दय की तह में जो ख्याल है; वह सत्यं'होना चाहिए, 
ओर उस ख्रयाल की सदेव विजय है। यथाः-- 


३६६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


दौलत ग़ल्लामेमन शुदो, इक़बाल चाकरम । 
अथ-दोलत मेरे ग़लाम और इक़बाल ( विभूति ) मेरी 
सेविका हो गई है। ' 
अब राम कुछ उदाहरण इतिहास से देगा, जिससे सिद्ध 
होगा कि यह सिद्धान्त बिलकुल ठीक है । सिंछृविक्रम महाराजा 
रणजीतसिंह अपनी सेना लिए हुए अटक नदी के निकट 
पड़ा हुआ था। उस पार शत्र की सेना थी। रात का समय 
था। अन्धकार छाया हुआ था; न वहाँ पर कोइ नाव थी 
जिसके द्वारा पार उतरा जाय, ओर न वहाँ कोइ दूसरा 
साधन सालूम होता था। अब बड़ी कठिनता थी कि क्‍या 
किया जाय । सिपाहियों ने रणजीतससिहजी से जाकर अपनी 
कठिनाइयाँ वर्णन कीं । वह तो जेसा श्रीकृष्णजी ने कहा है-- 
सुचदुः:खे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयो । 
ततो यद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 
अथर-“हे अजु न, तू सुष और दुःख तथा हानि और 
लाभ को सम करके एवं हार जीत का विचार न करके 
युद्ध के लिये खड़ा हो। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं 
होगा।” यदि तू युद्ध नहीं करेगा, तो महापाप का भागी 
होगा | इस विचार में सग्न था। उसको न विजय की प्रसन्नता 
थी ओर न पराजय का शोक था। वह तो इस ख्याल में मस्त 
होकर अपना धम पालन करता था। उसने अपने सिपाहियों 


से कहाः-- न ५८ 
जाके मन में अटक है, वाकी श्रटक यहाँ ; 


जाके मन में अटक ना, वाको अटक कहाँ ? 
यह सुनते ही सेना फाँद पड़ी ओर उस पार पहुँच गई । 
उसको देखकर शत्र का साइस टूट गया कि जब ऐसे विशाल 
झगम नदः से ये लोग बिना किसी नोका आदि के आन की 


जिल्द तीसरी उन्नति का मार्ग ३६७ 


आन में पार उतर आए हैं, तो इनका सामना करना असंभव है, 
शत्रु भाग खड़े हुए, ओर क्षेत्र रणजीतर्सिहर्ना के हाथ में रहा । 

इसी तरह एक बेर हज़रत मोहम्मद साहब एक मुहिम 
( युद्ध ) पर जाने के लिये बड़ी तेयारी कर, डे थे। किसी 
ने कहा कि आफ इतनी तेयारी तो कर रहे हैं, किंतु यदि आप 
की हार हुईं, तो कितनी लग्जा होगी ओर इसके साथ ही आप 
का साहस भी टूट जायगा | इस पर वह खिलखिलाकर हँस 
पढ़े ओर कहने लगे-“परिश्रम करना मेरा काम है,न कि 
सफलता चाहना । में तो अल्लाइ के हुक्म से काम कर रहा हूँ, 
अपना फ़ज़े अदा कर रहा हूँ. इससे अधिक मुझको कुछ संबंध 
नहीं हैं ।” फ्रांस ओर जमनी को लड़ाई में मड्ाराज ,फ्ेडरिक 
की बिलकुल हार हो गई थी। शत्रु के सिपाही उसके दुग में 
घुस गये थे, ओर रंगरलियाँ मचा रहे थे; किंतु फ्रेडरिक को 
अपने पक्त में भगवान के होने का निश्चय था | अतः उसने साहस 
को हाथ से न दिया । उसने अपने लोगों को जमा किया ओर 
उनमें से कुछ को एक ओर भेज दिया कि तुम टीले पर 
जाकर खड़े हो, कुछ को दूसरी ओर भेज दिया, इसी प्रकार 
चारों ओर भेज दिया । इसके बाद स्वयं साहस पूर्ण हुए 
बेधड़क दुग के भीतर घुस गया और सिपाहियों से बोला कि 
तुम लोग हथियार रख दो। उन्होंने प्रश्न किया कि क्‍यों ९ 
उसने कहा, तुम नहीं देखते हो कि मेरी सेना सब ओर से 
आ रही हे ओर तुम घेरे गए हो। यह देखकर वे लोग 
भयभीत हो गये । ओर सब हथियार उसके सामने रख दिये। 
यदि आपका हृदय ईमान से भरा है, तो एक शत्रु क्‍या, 
सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा*। यही हृदय 
का उत्साह हे, जिसने विकट हार को पूर्ण विजय ' में परिवर्तित 
कर दिया । 


३६८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


सारी ख़दाह़ इक तरफ़, फ़ड्ले-इलाही इक तरफ़; 
न महँगे पर ७न सस्ते पर, नहीं मोक़ृफ़ गले पर ; 
फ़तेह तो बस उसी की है, ख़दा है जिसके पढले पर । 
हाथी ओर्वसिंह की देह में कितना अन्तर है। किंतु देखो, 
सिंह के उत्साह ओर साहस के कारण हीथी को अपने 
शरीर के भारी होने पर भी सामना करना कठिन हो 
जाता है। हाथी को अपनी शक्ति पर बिलकुल भरोसा नहीं 
होता । वह सदेव भंडों म॑ रहता है, क्‍योंकि उसको संदेह 
रहता है कि अकेला पाकर कोई उसको खा न जाय । सिंह 
यद्यपि तन में उससे छोटा है, किंतु साहस उसमें भरा हुआ 
है। यही कारण है कि हाथी उसके सामने खड़ा नहीं हो 
सकता । सिंह अपने भीतरवाले इश्वर अथात्‌ आत्मा को 
मार नहीं रहा है, वरन उसको व्यावहारिक रूप से स्पष्ट 
करता है। 
चीन में एक लड़का था। उसके मा-बाप अ्रत्यन्त दरिद्र 
थे। वह यहाँ तक दरिद्र था कि पढ़ने के लिये उसे तेल तक 
नहीं मिलता था, किंतु उसको पढ़ने का शौक़ था। वह बहुत 
से जुगुनुओं को एकत्र करके एक कपड़े में बाँधता था और 
जब वे चमकते थे, उनके प्रकाश से पढ़ लेता था । लोगों 
ने उससे कहा कि तुम यह क्‍या भद्दी चेष्टा करते हो, ऐसा 
परिश्रम किसलिये करते हो, क्‍या बादशाह के बज़ीर तुम्हीं 
होगे ? अहाहा ! उसने कया उत्तर दिया, जिसको सुनकर 
सबका चित्त प्रसन्न हो गया। कहता है, मेरे हृदय में ऐसी 
उमंगें उठती हैं, जिससे आशा बँधती है कि में वज्जीर बनँँगा। 
अन्त में वह लड़का चीन का वज़ीर हो ही गया । 
प्रायः लोग कहते हैं. कि हम अमुक काम 'क्योंकर करें 
अरे भाहे, आत्महत्या या इंश्वर-हत्या क्‍यों कर रहा है।वू 


ज़िल्द तीसरी उन्नति का माग ३६६ 


शरीर नहीं है, तू स्वयं ही अनंत है, फिर [कैस प्रकार क्या 
पूछता है । तुमको क्‍या ज्ञात नहीं कि” जलस्थित विद्या 
( 4ए9070० 5६४00०५ ) का एक सिद्धान्त है, जिससे समस्त 
सांगर के पानी कों एक ज़रा सा पानी रोक, एकता है । इस 
प्रकार एक मनुष॑य सारे संसार को रोक सकता है, यदि वह 
अपने भीतर के इंश्वरत्व पर खड़ा हो जाय । कारणों का 
कारण तो तू ही है, फिर सामान या साधन क्या हूँ ढ़ता है । 

स्काटलेंड का एक बच्चा वहाँ के अनाथालय से भागकर 
लंडन चला आया। लंडन में संयोग से बह लॉड मेयर के 
बाग में पहुँच गया और . वहाँ खेलने लगा । संयोग से 
उधर से एक बिल्ली निकली | बच्चे ने उसकी दुम पकड़ ली 
ओर उससे बातें करने लगा । इतने में निकट से घंटे की ध्वनि 
सुनाई दी, जो लगातार बज रहा था। बस, अब वह बच्चा 
बिल्ली से बात करने लगा और कहने ल्गाः-- 

, ४थीद्वा: (तैठ€5 पीर गराधते 0) 509 2 
णा [ता # ]067 7 काधाहर0ा, ऐैशा।ओएएए0, 

[.०त ०४४० 0०0 4.तातेणा 

अथः-- यह पगली घंटी क्‍या कहती है ? टन |! टन !! टन !!! 
हिट्टिड्गनटन, हिट्टिड्नडटन, लॉड मेयर आफ़ लंडन ! 

वह अपनी इसी बातचीत में था कि संयोग से लॉड मेयर 
उधर से आ निकला । उसने सुना कि कोई व्यक्ति बात 
कर रहा है। वहाँ आकर यह हाल देखा | उसने लड़के से पूछा 
कि तू क्‍या कर रहा है ? उसने उत्तर दिया, लॉड मेयर आफ 
लंडन | लॉर्ड मेयर बहुत प्रसन्न हुए । उसको अपने यहाँ ल्ले 
गये, ओर उसको शिक्षा के लिये स्कूल में भेजा॥ वहाँ उसने 
अत्यन्त परिश्रम'के साथ पढ़ा, और खूब विद्या प्राप्त की | धीरे- 
धीरे बह एक दिन लॉड मेयर आफ़ लंडन हो दी गया। 


३७० स्वामी रामतीये जिल्द तीसरी 


एक कवि था*। अपनी विदा में प्रवीण था । उसने 
बहुत से पद्म कहे" ओर बादशाह के सम्मुख ले गया । 
बादशाह उनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और खब 
पारितोषिक दिया । बेगमों ने भी उसकी वाणी को पसंद 
किया; ओर जब बादशाह महल में आयी, उनसे इच्छा 
प्रकट की कि कवि कहीं महल के निकट ही रक्‍खा जाय । 
दूसरे दिन बादशाह ने कवि से पूछा-“कहाँ रहते हो ९” 
वह मतलब समझ गया; ओर बादशाह से बोला - “मैं तो 
अंधा हूँ ।” यह सुनकर बादशाह ने कहा--“जब यह अंधा है, 
तो कोई हज नहीं है, इसको महल के निकट एक कमरे में 
ठहरा दिया जाय |” निदान, ऐसा ही किया गया! अब वह 
बहाँ रहने लगा; ओर नोकरों-चाकरों को दिक़ करने लगा। 
एक दिन लोंडी से कद्दा कि लोटा उठा दो, हमको आवश्यकता 
है। उसन कहा, यहाँ लोटा कहाँ है ? कहने लगा--डठा 
दो । उसने फिर वही उत्तर दिया। निदान; बहुत कहा-सुनी 
के बाद बोल उठा, अरी ! बह क्‍या पड़ा है, क्‍यों नहीं उठा 
देती ? बस लॉंडी दोड़ी हुईं महलों में गई ओर बेगमात से 
कहा--“यह मुआ तो देखता है, अंधा नहीं है। यह मुआ हम 
सबको बराबर घूरता है ।” तत्काल बादशाह को खबर की 
गई । परिणाम यह हुआ कि दरबार से निकाला गया, ओर 
फिर वह सचमुच अंधा भी हो गया 

आप कहते हैं, सामान नहीं हैं, केसे काम करें ? यह सब 
संकल्प का खेल है। जब आपके भीतर निश्चय की शक्ति आ 
जायगी, तो सब सामान अपने आप आपके सामने आ 
जायेंगे । देयता ( प्रकृति की शक्तियाँ ) आपके लिये अपना 
स्वभाव बदल देंगे । ऊपर जो उदाहरण वरणणब किये गये हैं, 
उनसे स्पष्ट सिद्ध है कि अच्छे खयालवाले अच्छे होंगे, 


जिल्द तीसरी उन्नति का मांग ३७१ 


किंतु बुरे मनोरथ माँगनेवाले बुरे होंगे। जता खयाल करोगे, 
वैसे ही हो जाओगे । 
गर दरे-दिल तो गुल गुज़रद गुल बाशी ; 
वर बुलखुले-बेक़रार घुलचुल बाशोी,-/ 
सौदाये * बल्ला रंजो - बल्ला मी आरद; 
अ्ंदेशा-ए कुल पेशा कुनी कुल बाशी । 
अ्रथः--यदि तेरे चित्त में पुष्प ( प्यारे ) का खयाल होगा; 
तो तू पुष्प ( प्यारा ) हो जायगा, और यदि चंचल बुलबुल 
का, तो व्याकुल बुलबुल हो जायगा । स्मरण रहे कि 
दुःखों का स्रयाल करनेवाला दुःख ओर कष्ट अपने ऊपर 
ले आता है, ओर सबका शुभचिन्तक स्वयं सब हो जाता है। 
प्रत्येक प्राथना सुनी जाती है। जो प्राथना दिल से निकलती 
है, वही स्वीकृत होती है । इसका यह्‌ तात्पय है कि जैसा 
आझापका संकल्प होगा, उसको आपके भीतर का सच्चा बल 
पूस कर देगा। आपमें वह शक्ति विद्यमान है, जिससे आप 
देवताओं की बराबरी कर सकते हैं। देवता के अथ प्रकृति 
की शक्तियों के हैं । यदि आप वेद के अनुसार चलें, तो आप 
देवताओं तक पहुँच सकते हैँ । आप अपने विश्वास और 
निश्चय के बल से प्रकृति की शक्तियों को खींचकर ला सकते 
हैं, ओर उनसे बराबरी कर सकते हैं | किंतु आपने उन 
साधनों को भुला दिया है। जब तक उन साधनों को आचरण 
में लाते थे, तब तक उस प्रकार के विचार हृदय में खचित 
थे, उस समय वेसे ही परिणाम निकलते थे | किंतु जब से 
उन उपायों को छोड़ा, ओर ख़राब विचारों ने दिल में जगह 
पकड़ी, रंगत भी बदल गई। जब हिन्दुओं में यह विचार 
उत्पन्न हुआ:-* 
“हमको नौकर राखो जी, इमको नोकर राखो जी«। 


३७२ स्वामी रामतीय जिल्द तीखरी 


में मु पम, में ग़ल्लाम, में ग़लाम तेरा ; 
तू दीवाने, तू दीवान, तू दीवान मेरा |! 

ओर हिन्दुओं में एक गुण विशेष यह है कि वे सदेव 
सच्चे होते हैं-। अतः उनकी वह स्वाभाविक सच्चाई वक्त 
विचार पर लगाई गई। ओर उनका क्योंकि यह हार्दिक 
विचार था, इसलिये उनकी यह मनोकामना पूरी हुई । 
ओर वे इस तरह से विदेशियों के गुलाम ( दास ) हो गये। 
स्पष्ट है कि जैसा ख्याल करोगे, बेसा पाओगे । हमें अपने 
ख्यालों को सुधारना चाहिए । बुद्ध भगवान ने भी यदह्दी सिखाया 
है। अतः न अपने संबंध में ओर न किसी अन्य के संबंध में 
अपने हृदय में मलीन विचारों को आने दो । भीतर और बाहर 
इंश्वर ही ईश्वर को देखो । मोहम्मद साहब के हृदय में यह बात 
समा गई थी, इस कारण उन्होंने सिखाया था कि ( ला इलाह 
इल्लिल्ञा ) “नहीं है कुछ सिवाय परमेश्वर के।” दृज़रत ईसा 
मसीह की नस-नस में भी यही विचार दोड़ रहा था। अतः 
उन्होंने भी यही कहा कि “में ओर मेरा बाप ( ईश्वर ) एक ही 
हे ([ ६70 ॥9 (8000० ४7०८ ०॥०.) ।” अब उसको लोग सममें; 
या न सममभें; मगर असल बात यही है । जब हज़रत मोहम्मद 
साहब के दिल में यक्रीन आ गया, तो उन्होंने कहा कि अगर 
सूय मेरी दाई ओर ओर चाँद मेरी बाई ओर आ आकर धमकाने 
लगें कि पीछे हट जाओ, तब भी में पीछे न हटगा। एक 
आदमी जो जंगलों का रहनेवाला था, उसके हृदय में इस 
विश्वास की आग भड़क उठी, और उसने अरब के मरुस्थल में 
इसके काले रेत के दानों को भड़काया। वह ज़रें बारूद के 
छर बन गए।, और योरप वा अफ़रीका के पश्चिमी सिरे से 
लेकर एशिया के पूर्वी सिरे तक एक शताब्दी के भीतर फेल गये । 
यह शक्ति है आत्मबल की, यह शक्ति है विश्वास की; यह 


जिल्द तीसरी द उन्नति का मार्ग ३७३ 


शक्ति है निश्चय ( यक्नीन) की । इस पर्ड़ भी कहते हो कि 
सामान की आवश्यकता हे? सामानों के सामान आप स्वय॑ 
हो । इस विचार को त्रह्मविद्या कहते हैं । 

जिस प्रकार एक सुन्दर बालक चेवक के रो से बिन्तकुत् 
कुरूप हो जाता है; और उसकी जान पर बन आती है, और 
उसको कुछ लाभ गाय के थन के लिंफ़ ( 97]/7 ) का टीका 
लगाने से होता है; इसी तरह हिंएू जाति को अविद्रा की चेचक 
निकली है, ओर वह करूप होती जातो है, उपक्रा अंत भी निकट 
जान पड़ता है, अतः उसको भी टीका लगाने की आवश्यकता 
है | इस टोके के लिये लिंफ कहाँ से आवेगा ? वह भी गो के थन 
से लिया जायगा | गो के अथ उपनिपद के हैं। ओर वह लिंफ़ 
गौ रूपी उपनिषद्‌ से जिया जायगा | मतलब यह है कि ब्रद्मविया 
को उपनिषदों से सीखों। ओर उस पर आचरण करो, तो यह्द 
ग्रविद्या की चेचक तत्काल अच्छी हो जायगी । 

लोग कहते हैँ कि इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता हे कि जो 
जाति एक बेर उन्नति करके अवनति को प्राप्त हुई, फिर बह 
दुबारा उन्नति नहीं करती । यह ख्याल तुच्छु है। आपका 
इतिहास क्‍या है? वहो एक हज़ार वप का इतिंडास, ओर 
उस पर यह अभिमान । अरे भाई ! वह तो एक युग का भी पूण 
इतिहास नहीं है । प्राकृतिक विकास का इतिहास देखने से ज्ञात 
होता है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, किसी न किसी रूप में 
वह विद्यमान रहती है। कहते हैं किः-- 

“हर शाख़ रंग आमेज़ी दर फ़स्ले-ज़िज़ाँ अ्ंदास्‍ता ।?! 

अथः:--प्रत्येक्त शाख्र ( टहनी ) पतकड़ की ऋतु में फत्ती- 
फूली है। कसा आश्चय है । 

फिर देखो, अति आपको बताती है कि तारे पूर्न है ३3० 
को ज़ाते हैं, ओर फिर वहाँ से पूर्व को लोट आते हे । यही 


३७४ द स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


दौर या चक्र है। इसी प्रकार सौभाग्य का तारा पू् से 
पश्चिम को गया; और फिर वहाँ से पूष को लौटा आ 
रहा है । इतिहास इसकी साज्ञी देता है.। देखो, एक युग 
था, जब भारंतवष का तारा अभ्युदय पर था, वहाँ से पश्चिम 
को चला, फारस में आया। उसके पश्चात्‌ आसट्रिया आदि की 
बारी आई । वहाँ से यूनान पहुँचा। यूनान को छोड़कर रूम 
गया । रूम के बाद स्पेन आदि की बारी आई | फिर इंगलेंड 
पर कृपादृष्टि हुई। वहाँ से अमेरिका गया। इस समय अमेरिका 
का पश्चिमी भाग केलीफ़ोर्निया अत्यंत उन्नति पर है | वहाँ से 
जापान में आया । फिर अब कैसे कह सकते हैं कि भारतवर्ष 
वंचित रहेगा, इसकी बारी नहीं आएगी ? अवश्य आएगी, 
अवश्य आएगी। 
३. #]॥] 3! 
आनन्द | आनन्द | आनन्द !! 


सुधार 


[ जनवरी १६०२ में भारत-धर्म-महामण्डल भवन, मथुरा में'स्वामी राम 
का व्याख्यान, श्रीनारायण स्वामी द्वारा लिखित नोटों से । ] 


छ[[ जकल संसार में परोपकार का बड़ा कोलाहल सुनाई देता 
है। यह शब्द प्रत्येक कान में सुनाई देते ही हृदय में 
सहानुभूति का जोश उत्पन्न करता है, ओर सुननेवालों के मन में 
सुधार करने का विचार उत्पन्न कर देता है। किन्तु आश्चय की 
बात है कि परोपकार के यथाथ अथ से तो लोग जानकारी नहीं 
प्राप्त करते, केवल बाह्य हाहा-हूह! की लेक्चरबाज़ी में लग जाते 
हैं । इसीलिए परोपकार के वास्तविक अथे न समभने से ओर 
उस पर आचरण ( अमल ) न करने से सधारक महद्दाशय से न 
तो संसार का पूरा-पूरा उद्धार होता है, और न उसे स्वयं कछ 
लाभ प्राप्त होता है । अतः ओरों का सुधार करने से पहले सुधार 
के इच्छुक को सुधार के अथ ओर साधनों से जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिए। अँगरेज़ों के यहाँ आजकल यह उक्ति रिवाज 
पकड़ती जाती है कि “पहले अपने को किसी चीज़ के अधिकारी 
बनाओ, फिर उसके प्राप्त करने की इच्छा करो (एड 
(९४९८ ४४९ ७ ीटा त॑४ा८) ।” किंतु वेदांत का इस विषय से 
सम्बन्ध नहीं । वेदांत में तो यह सिद्धांत अनादि काल से चला 
आता है कि “अपने को किसी वस्तु के अधिकारी तो निस्सन्देह 
यनाओ, किंतु उसकी प्राप्ति की इच्छा न करो ( )८5८ए९ 
3) ५ &॥९८६ ॥00 4८४ ८ )।॥” क्योंकि वेदांत्‌ पुकार-पुकारकर 
कहता है कि जिन वस्तुओं का आपने अपने को अधिजारी बनाया 
है, अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे वस्तुएँ आपके थास विना 


३७६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हैः 

किसी प्रकार की इ।छा के किसी न किसी द्वारा अवश्य चली 
आयेंगी | अधिकारी धनने या होने से कोई और अभिप्राय नहीं 
हे, बरन्‌ इस प्रबंध का स्पष्ट तात्पय और उद्देश्य यह है कि जिस 
प्रकार से एक भक्त छोटे-छोटे पदों से उन्नति पाता हुआ एक उच्च 
पद पर पहुँच कर राजा का पद पा लेता है, तो /उस समय वह 
अपने राज्य की समस्त सम्पत्ति, महल ओर धन-धरती के पाने 
का अधिकारी हो जाता है। अब वह इन वस्तुओं के पाने की 
इच्छा प्रकट करे या न करे, उसके सिंहासनासीन होने पर वस्तुएँ 
उसकी सेवा करने को अपने आप उसके पास चली आती हैं, 
बरन्‌ उस समय उसका इच्छा करना अपने आपको छोटा 
बनाना है, ओर अपने को धब्जा लगाना है। यह एक कहानी 
है कि एक महात्मा इस बात के अधिकारी हो गए थे कि 
उनके निकट सांसारिक पदाथ आनकर उनकी नित्यप्रति सेवा 
करें, किंतु एक अवसर पर एक व्यक्ति जब उनके लिये बताशों 
का थाल लाया, ता महात्माजी ने बताशे लेने की इच्छा करफे 
अपने मुखारविन्द से यह उद्चारण किया कि दो बताशे हमको 
दे दो ।इपस पर थाल लानेवाले ने दो बताशे तो महात्माजी 
को दे दिए, किंतु शेप बताशों को उन्हें लालची समझने के 
कारण वहाँ रखता उचित न सम्फफर वह व्यक्ति थाल लोटा ले 
गया । इस प्रकार महात्माजी शेष बताशों से भी वंचित 
रहे, ओर इच्छा प्रकट करने के कारण थाल लानेवाले की 
दृष्टि में भो कम उतरे। इसो तरह अधिकारी होने पर भी 
अधिकार-योग्य वम्तु की इच्छा प्रकट करना अपने अधिकारों 
को खोना ओर अपनी इच्छा को बट्रा लगाना होता है। 
सगवन्‌ ! यदि आप अपने आपको समस्त वस्तुशत्रों का 
मालिक ओर अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो उडठो, अपने 
स्वरूप में झूण्डे गाड़ो, अपने असली स्वरूप में लीन हो जाओ; 


जिल्द तीसरी सुधार ३७७ 


ओर अपने असली स्वरूप में मस्त होकर सारे संसार हे 


ईश्वर और मालिक बन जाओ । आपका अपने स्वरूप में 
लीन होना ही आपको सारे संसार का सम्राट बना देगा। 
यह सम्राट-पद केवल इस संसार का ही नहीं प्राप्त होगा, वरन्‌ 
आपका अपने स्लरूप में निवास करना आपको समस्त लोक 
झौर परलोक का सम्राट बना देगा। अपने इस वास्तविक 
साम्राज्य का सिंहासन संभालने पर आप समस्त घरतो ओर 
आकाश अर्थात्‌ लोक ओर परलोक की बस्तुओं के स्वामी 
ओर अधिकारी हो जाओगे। केवल असली साम्राज्य पाने' 
की आवश्यकता है। संसार के पदाथ आदि तो अपने आप 
श्रापको सेवा करने को तत्पर हो जायँगे । आपको उस समय 
इच्छा करने की भी आवश्यकता न होगी । उठो ! उठो !! उठो !!! 
अपने स्वरूप में डेरे लगाओ, ओर विराट्‌ स्वरूप के सिंहासन 
घर आरूद हो; फिर आपके केबल एक संकेत ( .. ) से 
भी सारे संपतार के काम पूरे होते चले जायेंगे। परोपकार का 
उपाय केवल हाहा-डह' नहीं, वरन सबात्तम परोपकार अपने 
आत्मा में लीन होना ही है। जेसे विज्ञान के मतानुसार वायु 
हल्की होकर जब ऊपर को उठती है ओर अपना प्रथम स्थान 
छोड़ देती 3, तो इधर-उथर की चारों ओर की भारी और 
ठंढी हवा हल्की हवा की खाली जगह घेर लेती है, अर्थात 
सह ओर को हवा पहली हवा के हल्का होकर डड़ जाने पर 
_कएक श्रेणी अपने आप उन्नते करती जाती है, इसी प्रकार 
एक महात्मा के ब्रह्मनिष्ठ होने अर्थात अपने असली स्वरूप 
में लीन हो जाने पर उपरि वशित वायु की भाँति शेष चारों 
वर्णों के लोग बिना किसी प्रकार की इच्छा और प्रयत्न के 
महात्मा की खाली की हुईं जगह को घेरने के लिया, अपने- 
अपने दर्ज से एक-एक दर्जा अपने आप उन्नति कर जाते 


३७८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हैं। अतएब अपने आपको अपने स्वरूप में लीन करना अथात्‌ 
निंज स्वरूप में निमग्न होना ही परोपकार करना है। तात्पये 
यह कि आपके मन का अपने सूय रूपी व्ञात्मा की किरणों 
के द्वारा अहंकार रूपी भारी बोझ से शून्य और हल्का होकर 
अपने स्वरूप में उड़ जाना, श्रथांत्‌ लीन हो “जाना, ही संसार 
के ओर पुरुषों का सुधारना है, नहीं तो सुधारक महाशय या 
सुधार के इच्छुक जितना ही अपने वास्तविक स्वरूप से नीचे 
रहेंगे, उतना ही शेष मनुष्य निचले दर्जों पर रहेंगे ओर परोपकार 
करने के अर्थों का मिथ्या वरन्‌ उल्टा व्यवहार करते रहेंगे 

क्योंकि अपने स्वरूप म॑ अवस्थान न करना ही दसरों का 
परोपकार न करना है, बरन अपने आपको नीचे गिराए रखना 
है। इसलिये ऐ सुधार के इच्छुको ! और ऐ संसार का उद्धार 
करनेवालो ! यदि संसार फा उद्धार करना चाहते हो, तो 
उठो, अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, शेष सब लोग अपने 
आप उन्नति कर लेंगे, या यों कहो कि शेष सब लोगों का 
विना आपकी इच्छा और ग्रयन्न के अपने आप भला हो 
जायगा; और आपमें भी जब अपने स्वरूप में निष्ठा होगी, तो 
सारे संसार को हिला देने की शक्ति आ जायगी, अथौत्‌ अनन्त 
स्वरूप से अभेद होन के कारण अनन्त शक्ति भी आपकमें 
भर जायगी । इस प्रकार आपका केवल राजगददी सँभालना ही 
सारे काम-धन्धे को ठीक कर देता है, क्योंकि बिना असली 
साम्राज्य के सिंहासन पर स्थित हुए साम्राज्य के काम पूरे नहीं 
होते, अतः अपने स्वरूप में लीन होना परोपकार के लिये मुख्य 
उपाय समभना चाहिए, अपने अनन्त स्वरूप से मन को अमेद 
करने से ही ऋनन्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी । जैसे एक नमक की 
डली “याद ख्लाली गिलास में डाली जाय, तो एक परिच्छिन्न 
स्थान पेरती है, ओर जब पानी से भरे हुए गिलास में-डाली 


जिल्द तीसरी सुधार ३७६ 


जाय, तो पानी में घुल जाने से ( अथांत्‌ जल के साथ मिल् 
जाने से ) वह डली अपनी परिच्डइ्िन्न जगह छोड़कर गिलास 
के समस्त पानी में फेल जाती है ओर समस्त जल में नमकीन 
स्वाद्‌ देने की शक्ति रखती है, या यों कहा जाय कि जितना 
ही नमक की डल्ी अपने परिच्छिन्न स्थान। नाम ओर रूप 
को छोड़ती जाती है, ओर पानी में समाती जाती है, उसमें 
उतना ही स्वाद फेलाने की शक्ति बढ़ती जाती है ; इसी प्रकार 
मन यद्यपि परिच्छिन्न शक्ति का खंड माना गया है, किंतु 
जितना ही बह अपने परिच्छिन्न स्थान, नाम ओर रूप को छोड़- 
कर अपने स्वरूप के अनन्त सागर से अभेद होता है, उतना 
ही उसकी अनन्त ( अपरिच्छन्न ) शक्तियाँ फेलती भी दिखाई 
देती हैं, अथांत्‌ उतना ही मन अपरिच्छिन्न शक्तियाँ प्रकट 
करने का बल भी उत्पन्न करता चला जाता हे। इसी प्रकार से, 
भगवन्‌ ! यदि आप अपनी अनन्त ( अपरिच्छिन्न ) शक्तियाँ 
प्रकंट किया चाहते हैं, ओर उन अपरिच्छिन्न शक्तियों से संसार 
का उद्धार किया चाहते हैं, तो मन को केवल्य-स्वरूप में इस 
प्रकार लीन कर दो कि जेसे मजनूँ के प्रेम के सम्बन्ध में एक 
कवि ने कहा है-.. 
ख़, रगे-्मजर्न से निकला फ्रस्द लेला को जो ली ; 
इश्क़ में तासीर है पर जज़्बेनकामिल चाहिए । 

अर्थात्‌ मजनूँ लेला के साथ ऐसा अमेद हुआ था कि लेला 
ओर मजन्‌ं में बिलकुल अंतर न रहा, वरन्‌ लैला की फ़रद लेने 
पर भी खन मजनू की नस से निकला । जितना ही आप अपने 
को परिच्छिन्न करते जाओगे, अथात्‌ नमक की डली की भाँति 
परिमित शरीर में मन को घेरे रक्खोगे, उतना ही आप अपने 
को असमथ ओर शक्ति-हीन बनाते जाओगे। अतेभे मन को 
शरीब्‌ के ख्याल से दूर हटाकर आनंदघन रूपी समुर्दर में लीन 


९५ 


३८० स्वामी रामतीथे जिल्द तीसरी 


“फरना ही समस्त अनंत शक्तियाँ प्राप्त कर लेना है। जब इसी 
प्रकार से व्यावहारिक रीति पर मतुष्य तत्मय( यूय बय॑; बय॑ 
यूयं ) हो जाता है, अथात्‌ जिस समय वेक्ंत-रूप हो जाता है 
तो पूव संकल्प नमक की डली की तरह परि/ित स्थान को 
छोड़कर अपने अनंत स्वरूप में समा जाते हैं, “ओर इस प्रकार 
सबके साथ अभेद ओर प्रेममय होने पर समप्त मनोकामनायें 
विना इच्छा ओर प्रयन्न के पूरों हो जातो हैं। अपने आत्मा 
में लीन होने के लिये सुधारक महाशय को पहलज्नी आवश्यक्रता 
हृदय-रूपी पर्द को ज्ञान-रूपी तेल से तर करने ओर स्त्ररुदु 
बनाने की है। जेसे कागज़ को तह यदि लेम्प की लाट के आगे 
रक्‍खी जाय, तो लाट इतना प्रकाश नहीं करतो, जितना तेत्न से 
भिगोई हुई कागज़ की तह कर सक्रती है । ( अर्थात्‌ 
काराज्ञ की तह बिना तेज्ञ से भिगोने के अन्छी तरह दीपक 
का प्रकाश प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि तेज़ के साथ भिगोने 
से इसकी तह स्वच्छ ओर हलकी हो ज्ञाती है )। इसी तरह 
हृदय को ज्ञान-रूपी तेल से मसिगोये जितना आत्म-छयरों ज्योति 
का प्रकाश बाहर भ्ञी भाँति प्रकट नहीं हो सक्रता। अतः 
ज्योति के प्रकट करने के निमित्त हृरव्र-छती पर को ज्ञान-छप्ा 
तेज् से तर करने ओर उससे उसको स्वच्छ बताते को अत्यंत 

वश्यकता हे । 

विकासवाद की दृष्टि से भी मनुष्य को समस्त सृष्टि पर 
श्रष्ठता दी गई है। इसका अधिकांश कारण केबज्ञ यही है कि 
बह चेतन-शक्ति, जो वेदान्त में ज्योति के नाम से पुक्रारी जाती 
है, जड़ जगत में प्रकट होना चाहती है; किंतु जड़ जगत्‌ में 
पर्दा अत्यंत मोटा होने से उस ( ज्योति ) का प्रकाश वहाँ इतना 

प्रकट नहीं होता, जितना कि वनस्पति जगत में से होता है 
इसलिये वनस्पति जगत्‌ की श्रेणों जड़ जगत्‌ से ऊँची प्रानी 


जिल्द तीसरी सुधार शे८१ 


गई है। ओर वनरपति में भी जब वह चेतन-शैक्ति अपने आपको 
प्रकट किया चाहती है, तो यद्यपि जड़ जबत्‌ की अपेक्षा पर्दा 
बहाँ ज़रा कम स्थूल होता है, तो भी कुछ स्थूल होने के कारण 
वहाँ वह इतना कट नहीं होती, जितना कि प्राणी ( चेतन ) 
जगत्‌ में होती है,* इसीलिये प्राणियों की श्रणी जड़ और 
वनस्पति से बढ़कर मानी गई है। फिर पशुओं में जब वह 
प्रकाशस्वरूप आत्मा अपना प्रकाश बाहर फेलाना चाहता 
है, यद्यपि उनमें जड़ ओर वनस्पति की अपेक्षा पर्दा ओर भी 
कम स्थूल होता है; तथापि स्थूल होने के कारण उनमें से 
ज्योतिमय सूय का प्रकाश उतना भासमान नहीं होता, जितना 
कि मनुष्य में हो सकता है, अतः मनुष्यों का दर्जा अन्य समस्त 
सृष्टि अर्थात्‌ जड़, वनस्पति ओर प्राणि-सृष्ठटि से उत्तम माना 
गया है। किन्त विकासवाद केवल यहाँ तक ही अन्त नहीं 
करता; बरन्‌ मनुष्यों में भी आगे बहुत-सी श्रेणियाँ हैं ; विशेषतः 
दो दर्ज मनुष्यों के बतलाए जाते हैं। इन दर्जो के आगे कोई 
ओर दर्जा विकासवाद ने आज तक न तो बताया, न स्थिर 
किया है | मनुष्य को दो बड़ी श्रेणियों में विभक्त किया गया 
हे--एक ज्ञानी की, दूसरी आअज्ञानी की | ज्ञानी वह जिसका 
अन्तःकरण रूपी पर्दा अत्यन्त सूक्ष्म ओर स्वच्छ है, और 
अज्ञानी वह जिसका अन्तःकरण रूपी पदां स्थूल ओर मलिन 
है। जेसे ग्लोबदार लेम्प में दो चिमनियाँ होती हैं--एक अत्यन्त 
निमल, स्वच्छ ओर पतली होती है कि जिसके भीतर से लेम्प 
का प्रकाश निकलकर समस्त मनुष्यों की आँखें चोंधिया देता 
है, दूसरी निमल ओर अल्प स्वच्छ तो होती है, मगर पहली 
की अपेक्षा थोड़ी मोटी ओर पँघली होती है, जिसमें से लैम्प 
का प्रकाश बाँहर प्रकट तो होता है, मगर पहले की अपेत्ता 
बहुत ही इलका होता है। इस तरह ज्ञानी का अन्तःकरण उस 


श्पर स्वामी रासतीथ जिल्द तीसरी 


ग्रत्यन्त महीन, तिमल ओर स्वच्छ चिमनी के समान होता 
है, जिसके भीतर से- आत्मदेव की ज्योति ऐसे बेग से बाहर 
प्रकाशित होती है कि बीच में अन्तःकरण रूपी पर्दा देखने 
में ही नहीं आता, बरन्‌ असली ज्योति ही आँखें मारती 
मालूम देती है; मगर अज्ञानी का अन्त स ग्लोब के 
समान होता है कि जिसके भीतर तो प्रकाश उसी प्रकार 
जोर का होता है, जैसा पहली चिमनी के भीतर था, मगर 
बाहर इस ज़ोर से प्रकट नहीं होता. जैस्ते पहली चिमनी से 
फूट-फूटकर निकलता था। अथांत्‌ जिसमें से पहले की अपेक्षा 
प्रकाश हलका ओर धँधला-सा निकलता है; ओर ज्योति 
रूपी लाट भी घँघला पद्दयं होने के कारण आँखें मारती 
कम दिखाई देती है।इस तरह से, हे भगवन्‌ ! उस सूर्यों के 
सूय के तेज को बाहर प्रकट करने के लिये सिवाय अन्तःकरण 
को शुद्ध करने के ओर कोई साधन वा उपाय नहीं है। अन्तः- 
करण जब शुद्ध हो जायगा, तो फिर चाहे आत्म-ज्योति प्रकाश 
को बाहर प्रकट करने का प्रयत्न करे अथवा न करे, ज्योति 
विना आपके प्रयत्न के आपके भीतर से फूट-फूटकर बाहर 
निकलेगी । इस स्वच्छ अन्तःकरण में से प्रकाश निकल कर अन्य 
अज्ञानी मनुष्यों के अन्तःकरणों को भी, जो चिमती के ऊपर 
के ग्लोब के समान है, प्रकाशमान कर देगा | इसलिये आपका 
काम केवल अपने अन्तःकरण को ही अति पतली चिमनी के 
समान साफ़ ओर स्वच्छ बना देना है । जब अन्तःकरण खब 
निमल हो जायगा, तो उससे प्रकाश निकल कर अन्य अज्ञानी 
पुरुषों के मनों को भी प्रकाशित कर देगा । इसीलिये हे 
सगवन्‌ ! पहले अपने अन्तःकरण को पतली ओर निमल, स्वच्छ 
चिमनी के समान बनाइए | इस प्रकार आपका अपना हृदय 
शुद्ध करना ही दूसरों का उपकार करना है। जिस समय 


जिल्द तीसरी सुधार शेप३े 


अन्तःकरण बिल्लोर के समान स्वच्छु हो जायग्ा, तो श्लान-रूपी 
प्रकाश विना आपके प्रयन्न ओर खोज के भीतर से प्रज्वलित होता 
हुआ ओरों के हृदयों को प्रकाशित करेगा, तब विकरासवार के 
नियम के अजुक्ल भी आपका दर्जा समस्त ज़ाबियों से उत्तम 
होगा । क्‍योंकि जब्न वह ज्योति मनुष्य के अन्त'करण से 
निकलती हुई अपना पूरा-पूरा तेज बाहर दिखला देती है, 
तो उस समय विकासवाद के तत्त्व-बेत्ता भी उस मनुष्य को 
समस्त अन्य मनुष्यों पर विशेषता देते हैं, अर्थात्‌ उसका 
दर्जा सारे संसार की सुष्टि से बढ़कर मानते हैं; मगर हिन्दुओं 
के यहाँ तो वह अवतार ही. समझा जाता है। अतः यदि मनों 
में संसार के उद्धार करने का आवेश उठता है, तो ऐ सहानुभूति 
करनेवालो ! पहले अपने आपका सुधार करो, ओर इस 
प्रकार से आपका अपने हृदय को शुद्ध करना ओर अपने 
आत्मा में निष्ठा करना ही अपने आपका सुधार करना होगा । 
जब इस रीति से अपना सुधार हो जायगा। तो यह अवश्य 
समभ लेना कि दूसरों का भी अपने आप सुधार हो जायगा; 
बरन्‌ सबको निश्चय करना चाहिये कि इस नियम के विरुद्ध 
सुधार कभी भी संसार में न हुआ ओर न होगा । इस विषय में 
झआापकों अपना अनुभव गवाही देगा । 

अन्तःकरण को शुद्ध करने का साधनः--पहले बणेन कर 
आए हैं कि सुधार के इच्छुक या सुधारक महाशय के लिये 
शुद्ध अन्त/्करण रहना अत्यन्तावश्यक है । अतः अन्तःकरण 
के स्वच्छ रखने का उपाय भो शास्त्र ओर तत्त्व-ज्ञान के 
अनुसार बता देना आवश्यक सममकर स्पष्ट किया जाता है। 
इससे पहले कि अन्तःकरण के स्वच्छ करने को रीति वरणन 
की जाय, पहले प्रत्येक का ध्यान प्रकृति की ओर खींचा जाता 
हे कि उसने सांसारिक पदार्थों को निमंल ओर स्वच्छ या 


३८४७ स्वामी रामती थे जिल्द तीसरी 


२ ओर स्थूल /करने का कोन सा ढठ्ग वा नियम अंगीकार 

 है। क्‍योंकि जो रीति प्रकृति ने सांसारिक पदार्थों को 
स्वच्छु और निमल करने के लिये अंगीकार की हुई है, वही ढल्न 
या नियम यदि मलुष्य स्वीकार करेंगे, तो निश्टयतः आशा की 
जा सकती है कि अन्तःकरण बहुत शीघ्र “स्वच्छ ओर निर्मल 
हो जायगा। यद्यपि मलिन तो वह पहले से हे ही। विज्ञान 
के मत से सूय का प्रकाश सप्त रश्तों का समुदाय होता है, 
ओर जो रह्ढ संसार में मौजूद हैं, वे केवल सूय के ही हें । 

अब प्रत्येक व्यक्ति जो विज्ञानविद्‌ नहीं है; यह सुन कर 
बड़ा चकित होगा ओर यों कह्देगा कि जब हम नीला कमल 
कहते हैं, तो उससे स्पष्ट पाया जाता है कि कमल का रह्ञ नीला 
है, फिर किस प्रकार कहा जा सकता है कि रह्न केवल सूय 
का है ? नीला रज्ञ कमल का न होने में विज्ञान यह प्रमाण 
देता है कि रात को आँधेरे में हम कमल की पंखड़ियाँ ओर 
आकार, गोलाई और वज़न आदि वेसा ही पाते हें, जेसे कि 
दिन में प्रकाश के समय पाते थे, मगर नीला रछ्ल जो सवेरे 
प्रकाश में कमल का देखते थे, अब आँधेरे में कमल के साथ 
बिलकुल दिखाई नहीं देता । यदि कमल की पत्तियाँ, आकार ओर 
गोलाई आदि की तरह नीला रंग भी कमल का अपना होता; 
तो कमल के शेष सब अंगों के समान वह भी सदंव कमल के 
साथ ही बना रहता । 

परन्तु आपेरे में शेष सब अंग तो कमल के साथ बने रहते 
हैं ओर भान भी होते हैं, किन्तु केवल रझ्ग ही नहीं रहता ओर 
न दिखाई ही देता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि रह्म कमल 
का नहीं, बरन्‌ उस प्रकाश का है, जिसमें या जिसके कारण नीला 
रंग दिखाई देता था ओर लगातार नज़र आता था। इसमें अब 
फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यद्यपि यह सिद्ध दो गया 


जिल्द तीसरी सुधार 3८५ 


किरंग कमल का न था; किन्तु यह किस प्रकार कद्दा जा 
सकता है कि जो रंग किसी वस्तु का प्रक्काश में देखा जाय, 
वह केवल प्रकाश का होता है ? इस विषय में सविस्तर उत्तर 
तो प्रत्येक मह & की नेव्रुलरथियूरी ( नीहारिका-खिद्धान्त ) के 
पढ़ने से मिल सकेता.है, किंतु यहाँ केवल संक्षेपतः वर्णन किया 
जा सकता है | इसे विषय में विज्ञान यों कहता है कि जो रंग 
नीला या पीला आदि वस्तुओं का दिखाई देता है, उसका 
कारण केवल यह है कि जो सात रंग ( लाल; नारंगी, नीला, 
आसमानी, पीला, हरा ओर बनफ़्शी ) विज्ञान ने सूथ के 
प्रकाश के वणन किये हैं, उनमें से छ रंग तो बस्तुएँ शोषण 
कर जाती हैं, ओर शेष एक रंग सूय की ओर वापस लौटा 
देती हैं। जो रंग बस्तुएँ नहीं शोषण करतीं, बल्कि सूय की ओर 
ही वापस लोटाती रहती हैं, वही रंग दिखाई देता है। यद्यपि 
दृष्टि में तो ऐसा ही आता है कि रंग वस्तु का है, किंतु वास्तव 
में वह रंग केवल उसी सूय का होता है कि जिस (स्रोत ) से 
पहले निकलकर वह वस्त॒ओं में शोषित होने के लिये वस्तुओं की 
ओर आया था; ओर शोषित न किये जाने पर फिर अपने स्रोत 
( सूर्य ) की ओर ही गमन करता है। इस तरह से प्रत्येक रंग, जो 
वस्तुओं का दिखाई देता है, वास्तव में सूय का ही होता है । 
अब यहाँ एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकाश के सात 
रंगों में काला ओर सफ़ेद गिने नहीं गए, इसलिए हम किस 
प्रकार से कह सकते हैं कि ये दो रंग सूर्य के प्रकाश के ही 
हैं? ओर यदि सूय के प्रकाश के नहीं हैं, तो ये दोनों रंग कहाँ 
से उत्पन्न हो आए ? इसके उत्तर में विज्ञान का यह कहना है कि 
यदि आप इन रंगों का भी स्रोत मालूम किया चाहें, -तो पहले इन 
दोनों रंगों के प्रुकट होने का कारण आपको जानना चाहिए। 
जब इनके प्रकट होने का कारण मालूम हो जायगा; 'तो फिर 


३८६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


« ईनके स्रोत का"हाल भी अपने आप मालूम हो जायगा। 
बस्तुओं का काला रँगा उस समय होता है, जब वस्तुएँ प्रकाश के 
सातों रंगों को अपने में शोषण ( जज्ब ) कर लेती हैं; ओर सफ़ेद 
रंग उस समय होता है, जब वस्तुएँ प्रकाश के स॒ः्तों रंगों में से एक. 
को भी अपने में शोषित ( जज्ब ) नहीं करतीं, बरन सातों के. 
सातों रंगों को प्रकाश के स्वामी सूय की ओर वापस लौटा देती हैं, 
या दूसरे शब्दों में यों कहो कि वापस लोटाती रहती हैं । अतः 
ये दोनों रंग कहीं बाहर से किसी ओर वस्तु के द्वारा उत्पन्न नहीं 
हुए, वरन्‌ वस्तुओं का ये दोनों रंग प्रकट करना केवल सूय के 
प्रकाश के सातों रंगों को अपने में शोषित करने या अपने से 
बाहर निकालकर सूय की ओर वापस लोटाने के कारण से 
है। इसलिये इन दोनों रंगों के प्रकट होने का कारण भी सूर्य 
का अकाश ही हुआ। किंतु यहाँ पर कर्म और कर्त्ता या सूय 
ओर प्रकाश में कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि अपरिमित प्रकाश 
के स्रोत को विज्ञानविद्‌ सूय मानते हैं, अतः इन दोलों रंगों 
का कर्ता अर्थात्‌ इन दोनों का उत्पन्न करनेवाला सूय ही 
हुआ । अतख्व ये दोनों रंग भी सूय से हैं । अस्तु, यहाँ पर और 
लंबे तकं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने लंबे प्रमाण 
से केवल तात्पय यह था कि संसार की समस्त बस्तुओं के 
काले ओर श्वेत हो जाने का कारण स्पष्ट किया जाय, और यह 
सिद्धान्त आपकी समझ में आ जाय कि संसार की समस्त 
वस्तुएँ केवल त्याग से अर्थात्‌ सूय के प्रकाश के रंगों को 
अपने में प्रविष्ट न करने से, या उनके त्याग करने से ही श्वेत 
होती हैं । अतः जिस प्रकार त्याग से अरथांत्‌ प्रकाश के रंगों 
को अपने स्वामी की ओर घापस लौटा देने से समस्त वस्तुएँ 
श्वेत रंग-की हो जाती हैं, वैसे ही प्राणियों के अन्तःकरण भी 
यदि रह शेली ग्रहण करें, अर्थात्‌ माँति-भाँति के सांसारिक 


जिल्द तीसरी सुधार 3८७ 


पदार्थों को अ्रपने में शोषित न करें, वरन्‌ उनके स्वामी परमात्म? 
की ओर लोटा दें, तो वे भी श्वेत वस्तुओं की भाँति श्वेत, 
स्वच्छ ओर शुद्ध॑चत्त हो सकते हैं । ओर जब चित्त उस 
पतली ओर स्वएछ चिमनी के समान, जिसका * उल्तेख पहले 
हो चुका है, स्वच्छे ओर निमल हो जायेंगे, तो उनमें से 
आत्मा का प्रकाश फूट-फूटकर बाहर स्वतः निकलेगा, वरन्‌ 
स्वयं आत्मरूपी ज्योति स्वच्छ पर्दे में से श्ँखें मारती हुई 
दिखाई देगी । विरुद्ध इसके जब समस्त सांसारिक पदार्थों 
का प्रवेश अंतःकरण में हो जायगा। अर्थात्‌ जब मन समस्त 
भाँति-माँति के पदार्थों की कामना करके उनको अपने में 
शोषित करेगा, तो वह ( मन ) काली वस्तुओं की भाँति मलीन 
ओर काला हो जायगा । इसलिये यदि आप स्वच्छ-हृदय 
होना चाहते हैं, तो प्यारों ! स्वच्छ वस्तुओं की तरह आप 
सब पदार्थों का त्याग स्वीकार कीजिये। संसार में समस्त 
'काली बरतुएँ आपको यही उपदेश कर रही हैं कि यदि सांसारिक 
पदार्थों को ( इस तुच्छ अहंकार के वश में आकर ) अन्तःकरण 
में शोषित करते जाओगे, तो उनकी भाँति आपका शअ्रन्तःकरण 
या आप स्वयं) काले हो जाओगे, ओर इस तुच्छ स्वारथपरता 
के फंदे में फँंसना ही आत्म-हनन करना है। इसलिये भगवन ! 
स्वच्छ या शुद्ध अन्तःकरणवाला बनने के लिए यह आवश्यक 
है कि आप श्वेत वस्तुओं के समान मन को समस्त सांसारिक 
पदार्थों का पीछा करने से हटा दें और मन में उनका लेश- 
मात्र भी प्रवेश न होने दें। जब इस प्रकार से आप आचरण 
करेंगे, तो फिर आपके रोम-रोम से यह आवाज़ प्रत्येक को 
सुनाई देगी कि त्याग ही अन्तःकरण की शुद्धि का एकमात्र 
साधन है । हे 
किंतु स्मरण रहे कि उक्त अम्ृत उसी समय प्राप्त होगा, 


श्प८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


«जब आप मन को "पदार्थों से विरक्त करेंगे, अथांत्‌ मन को त्याग 
सिखाएँगे, क्योंकि ईस अम्रत को पाने के लिये श्रति भगवती 
यह सिखलाती है-- 
धीरा प्रेल्पास्साल्लोकादम्टता भवन्ति । ( केन्ोपनिषद्‌ ) 

अथात्‌ घेयबान पुरुष इस जगत्‌ से मँँह' मोड़कर अमृत को 
प्राप्त होते हैं । बेसे मगवन ! यदि आप अमृत चाहते हैं, तो 
मोड़ो मेंह जगत्‌ के पदार्थों से, वापस लोटाओ मन को अपने 
मालिक सूय की ओर। देखो प्रत्येक पदाथ में अपने सूय-रूपी 
आत्मदेव को ही, जिससे पदार्थ-भाव मन से गदभ-श्रगवत्‌ 
उड़ जाय; जैसे नामदेव के मन से उड़ गया था कि जो कुत्त को 
रोटी ले जाते देखकर अपने हाथ में साग लेकर यह कहने 
लगा--“रूखी न खाइयो मेरे स्वामीजी, अपना बाँटा ले जाइयो”, 
ओर उसके पीछे हो लिया था। अर्थात्‌ लोगों की दृष्टि में तो 
कुत्ता रोटी ले जा रहा था; मगर नामदेवजी के विचार में तो 
उनका स्वामी परमात्मा ही उनके हाथ से छीनकर ले जा रहा था । 

इसी प्रकार प्यारों ! मन को यदि पदार्थों से लॉटाकर 
अपने सूय-रूपी आत्मदेव में लगाओगे, तो पदाथे देखने के 
स्थान पर आपको वहाँ भी अपना आत्मदेव ही दिखाई देगा, 
वरन्‌ पदाथ-भाव बिलकुल ही उड़ जायगा। जगत्‌ के चित्र- 
विचित्र पदार्थों को मन में न शोषित ( जज्ब ) करने का 
तात्पय यही है कि उ नसे मन का मूँह ऐसा मुड़ जाय कि तनिक 
पदाथ-भाव मन में न रहे, वरन उसको द्त-दृष्टि भी उड़ जाय, 
ओर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। किंतु ऐ सुधार के 
इच्छुको | ऐ संसार पर सहानुभूति प्रकट करनेबालो ! यह 
स्मरण रहे कि पदाथ-भाव मन से कभी न मिटेगा; जब तक 
मन क़ो,आंत्मा में लीन न करोगे। क्‍योंकि *सन का केवल 
पदार्थों की ओर जाने से रोकना ही पदार्थ-भाव को दुर करने 


्‌ 


जिल्द तीसरी सुधार रैपध 


के लिये काफ़ी न होगा; वरन्‌ मन का पदार्थों से हटकर अ्रपने 
आत्मा में निष्ठा करना पदाथ-भाव को दूर करेगा। ऐसे ही 
भगवन ! यदि आप*« पदार्थों का विचार अंतःकरण से उड़ाना 
चाहते हैं, तो उठी ! उठो ! मन को आत्मा में स्थित कर्रो। क्योंकि 
आपके मन का आत्मा में स्थित होना ही हलका होकर ऊपर 
उड़ जाना है । ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद आपको सुधार करने की 
चिंता भी न करनी होगी, वरन्‌ बिना प्रयत्न किए संसार का भला 
स्वाभाविक होता जायगा, चाहे उस समय आप निजन वन 
में बेठो, चाहे संसार में प्रकट रूप से उपदेश दो, स्वाभाविक ही 
संसार का कल्याण होगा । इसलिये प्यारों ! इसके पहले कि कोई 
ओर साधन सुधार का ग्रहण करो, यही रीति जो अपने आपको 
सुधार करने की पुकार-पुकारकर बतलाई गई है, ओर जिससे 


संसार का श्रेष्ठ उपकार हो सकता है, उसको आप हृदयंगम करो । 
3७! #!.. ३७ |] 


(१ 


कस 
( ता० € जन: री, १६०२ के दिन सोशल ऐसोसिएशन, मथुरा में 


दिया हुआ स्वासी राम का व्याख्यान )# 


छूटुछ लोग कहते हैं कि सारे काम ईश्वर की इच्छा से होते 
>> हैं; कुछ कहते हैं नहीं, मनुष्य के प्रयत्न वा पुरुषाथ से 
होते हैं । 

पूब-कथित महाशय इस मामले को इस तरह माने बेठे 
हैं कि जो कुछ काम होता है, वह सब इश्वर ही करता है, और 
उसकी इच्छा से ही होता है, हमारा इसमें बिलकुल कतृ त्व 
नहीं हे । ओर पश्चात्कथित महाशय इस भगड़े को इस 
तरह तय किए बेठे हैं कि जो काम होता है; मनुष्य के पुरुषाथ . 
से होता है; इश्वर का इसमें कुछ भी कठ त्व नहीं है । क्योंकि 
इतिहास में स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि नेपोलियन 
बोनापाट ने संपूर्ण योरप को अपने ही साहस, पुरुषाथ और 
हृढ़ता से छिन्न-मिन्न कर दिया था; नादिरशाह और महमूद 
ग़ज़नवी आदि का हाल भी इसी तरह का है। अगर ये 
साहस-भरे वीर पुरुष साहस, दृढ़ता और पुरुषाथ को एक 
किनारे रखकर केवल घर में इंश्वर पर भरोसा किए बेंठे रहते, 
तो सारे योरप ओर भारतवष में अपना सिक्का कभी न जमा 


# इस व्याख्यान के संज्षिप्त नोट श्री आर० एस० नारायण स्वामी ने, जी उन 
दिनों अह्मवारी झे और श्रीस्वामी राम की सेवा में रहते थे, लिए थे और 
तत्पश्चात्‌ आ्टिकिल के रूप में वे छपाये गय थे | कर्म और प्रारब्ध के विषय पर 
कुछ समग्म सभा के सभासर्दों भें शास्त्रार्थ होता रहा, तत्पश्चात्‌ स्वामीजी का 


व्याख्यान आरम्भ हुआ था | 


जिल्द तीसरी कम ३६ १ 


सकते। अतः साहस ओर हृढ़ता अथांत्‌ पुरुषार्थ ही आवश्यक . 
» इश्वर पर भरोसा करके बेठे रहना अपने आपको आलसी 
ओर कायर बनाना दै,। 
इसके सम्बन्ध में वेदांत यों कहता है कि यदि दूरदशिता-पृवक 
देखा जाय, अर्थात्‌ यदि इस मंगड़े की सत्यता पर दृष्टि डाली 
जाय, तो विदित होगा कि इन दोनों बातों में - अरथात्‌ इश्वर 
सब कुछ करता है, वा पुरुषाथ से सब कुछ होता है-- कुछ भी 
अंतर नहीं है, बल्कि अंतर केवल दृष्ट्ियों में है, जो वास्तविकता 
तक नहीं पहुँचतीं | वेदांत तो उन सब लोगों की सेवा में, जो 
कहते हैं. कि इंश्वर ही सब कुछ करता है, यह प्रश्न उपस्थित 
करता है कि पहले केवल इतना बता दो कि आप इंश्वर का 
स्वरूप क्‍या माने बेठे हैं ? आया वह निराकार अर्थात्‌ 
रूप-रहित है या साकार अर्थात्‌ रूप-रेखवाला है; आया वह 
शरीर के स्वामी की भाँति कर्त्ता पुरुष है, या केवल अकर्ता; 
वह सम्बन्ध-सहित वा संगवाला है या निस्संबंध वा असंग हे ? 
जब आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर सविस्तर और ठीक- 
ठीक रीति से दे देंगे या सुन लेंगे, तो आप पर इस ग्रंथि 
का भेद आप ही आप खुल जायगा। फिर उन महाशयों को-- 
जो केवल साहस ओर हढ़ता को ही मानते हैं, और ईश्वर 
की इच्छा आदि को एक कोने रखते हैं, तथा प्रमाण में 
इतिहास आदि की साक्षियाँ दे-देकर पुरुषाथ को सिद्ध किया . 
चाहते हैं, मगर अपनी बुद्धि को ज़रा और आगे नहीं दौड़ाते-- 
वेदांत अपना आत्मा समककर यह उपदेश देता है कि प्यारों ! 
यदि इतिहास की सत्यता को ख़ब समभकर पढ़ते; तो यह 
परिणाम न निकालते । यदि अब भी इतिहास को दुबारा गौर 
से पढ़ोगे, तो ऐसा परिणाम कभी भी आपको प्राप्त नु होगा। 
बल्कि इससे बढ़कर सफलता के उत्तमोत्तम कारण आपको 


३६२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


-दिखाई देंगे, क्‍योंकि इतिहास में प्रायः भ्रांति भी हो जाती है । 
एक तत्त्ववेत्ता ने क्या ही अच्छा कहा है-- 

ल्‍[)077 7९80 गांडछणए [0 77९, [67 4 छाठए वा पापा 
७८ ०]5८. (मुझे इतिहास पढ़कर न सुनाओ, क्योंकि में 
जानता हूँ कि इतिहास अवश्य झूठा होता है। 2” 

यह पढ़कर सारे इतिहासकार ओर इतिहासज्ञ बड़े आश्चर्यित 
होंगे। बल्कि ये प्रश्न उपस्थित करेंगे-- 

(१ ) क्या इतिहास बिलकुल भूठे ही होते हैं ? 

(२ ) क्या ऐसे-ऐसे सुयोग्य इतिहासकारों ने केवल झूठ को 
ही उन्नति देने के लिये अपना बहुमूल्य समय व्यय किया था ? 

इस तरह के उल्टे-पुल्टे आक्रमण करने को तेयार हो जायेंगे । 

इसमें राम का यह कहना है कि यद्यपि इतिहास बिलकुल 
ही भूठा नहीं होता, मगर प्यारों ! इस तत्त्ववेत्ता का कथन भी 
अनुचित नहीं है; बल्कि कुछ सत्यता रखता है। यद्यपि वह 
देखने में वयथ दिखाई देता है; मगर उसमें भी कुछ रहस्य है। 
क्योंकि हम नित्य देखते हैं कि मनुष्य जब अपने नित्य के 
रोज़नामचे ( दिनचर्या ) लिखने में बहुत सी भूलें कर जाता है, 
तो सोचिये कि ओरों के हाल लिखने में कितनी भूलें करता 
होगा । फिर आजकल लोग उन मनुष्यों के इतिहास लिख 
रहे हैं, जिनको उनके बाप-दादे ने भी नहीं देखा था। केवल 
ऐतिहासिकों के भूठे-सच्चे वृत्तांतों को लेकर उसमें से कुछ 
उद्धुत करके वे अपने इतिहासों में अंकित कर रहे हैं। इससे 
स्पष्ट विदित होता है कि उनमें लाखों ही श्रांतियाँ होती होंगी, 
और केवल आओरों की नक़ल करके अत्युक्ति से ही किताबें भरी 
जाती होंगी । क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक मनुष्य 
अपना. अआँखों-देखा हाल अपने रोज़नामचे में लिखते समय 
बीसों भूलें कर जाता है, तो फिर कया यह बात अखं/# है कि 


जिल्द तीसरी कम ३६३ 


वह उन लोगों के हाल लिखने में अगशित भूलें न करता होगफ 
कि जिनको उसने स्वयं तो क्‍या; बल्कि उसके बाप-दादे 
भी नहीं देखा है ? इसलिये इतिहास की इबारत को समभने के 
लिये भी ऐसे मंस्तिष्कवान्‌ मनुष्य का होना आवश्यक कै जो 
पढ़ते समय इन झमस्त श्रांतियों पर दृष्टि रक्खे ; अन्यथा इबारत 
की शब्दावली पर ही लट्ट- होनेबाले लोग न तो नेपोलियन के 
साहस ओर हृढ़ता ( पुरुषा्थ ) को सत्यता सममेंगे। ओर न कोई 
ओर अच्छा परिणाम ही निकाल सकेंगे। मगर खेर, ऐसे 
महाशयों से भी, जो केवल इतिहास के प्रमाण ही सामने रखना 
चाहते हैं ओर स्वयं कुछ नहीं विचारते, वेदान्त बड़े प्रम ओर 
स्नेह से यह पूछता है कि हमारे ही लिये अपनी दशा पर विचार 
कर बताओ कि किस समय आपको सफलता प्राप्त होती है ? या 
दूसरे शब्दों में यह कि जिस समय आपको सफलता प्राप्त होनेवाली 
होती है, तो उस समय आपकी भीतरी दशा क्या होती है? 
( क्‍योंकि जब आपको अपनो सफलता का तत्त्व बिदित हो 
जायगा; तो ओरों को सफलता के विषय में अपने आप ठीक 
परिणाम अवश्य निकाल लोगे । ) इसके उत्तर में प्रत्येक के 
अंतःकरण से यह ध्वनि निकलेगी कि हर काम में केवल उस समय 
सफलता होती है, जब साहस भी अपू्व हो ओर चित्त में अहंकार 
की गंध तक न हो । जो लाग नेपोलियन बोनापाट के साहस 
आदि का हवाला देते रहते हैं, अगर वे उसके जीवन-चरित्र को 
गौर से पढ़ेंगे, ता अवश्य यह बात पाएँगे कि जिस समय 
नेपोलियन बोनापाट सफलता प्राप्त कर रहा था; उस समय उसके 
हृदय में कमी यह विचार उत्पन्न न होता था कि में काम कर 
रहा हूँ; बल्कि मस्ती के जोश से बेखबर होकर वह हमेशा 
लड़ता था; इससे उसे सफलज्ञता प्राप्त होती थी । जब कोई अहंकार 
को सृए,लेकर लड़ा है, उसी समय उसने हार खाई, ओर बंदी 


३६४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


हुआ है। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है कि जहाँ अहंकार होता 
है, वहाँ कमी भी सफलता प्राप्त नहीं होती । इस विषय में हरएक 
का अनुभव साज्नी है। क्‍योंकि प्रकृति का यह जियम कि “अहंकार 
से अलग होंने.एर ही सदैव सफलता होती है,” केवल एक 
व्यक्ति पर लागू नहीं है, बल्कि सब पर इसका शासन है । 

शंका-जब अहंकार का भाव सफलता प्राप्त करते समय 
बिलकुल उड़ा हुआ था; तो उस समय नेपोलियन के हाथ से जो 
काम हुआ, वह क्रिस गणना में होगा--किस नाम से पुकारा 
जायगा ? 

उत्तर-वेदांत यहाँ यह कहता है कि जिस वक़्त मनुष्य के 
भीतर से काम करते समय अहंकार दूर हो जाता है, तो उसके 
भीतर वह शक्ति काम करती है, जो अहंकार से रहित अथात्‌ 
स्वाथ से दूर है। इसी शक्ति को, जो स्वाथ और अहंकार की 
सीमा से परे है, बेदांत में ईश्वर कहते हैं। अतः सफलता प्राप्त 
होते समय केवल इश्वर ही स्वयं काम करता होता है। यद्यपि 
उस समय सफलता प्राप्त करता नेपोलियन दिखाई देता था/ 
ओर सफलता उसके नाम से भी पुकारी जाती थी, परंतु वास्तव 
में उस समय स्वयं इश्वर वा शक्ति ही काम करती थी। 
( या यों कहो कि उस समय इश्वर ही सब काम करता था )। 
जैसे समुद्र का भाग जब बंगाल के नीच होता है, तो उसका 


. नाम बंगाल की खाड़ी होता है, जब अरब के नीचे है; तो अरब 


का 


का समुद्र कहलाता है, ओर जब योरप के नीचे है, तो रोम के 
सागर के नाम से प्रसिद्ध होता है, इत्यादि-इत्यादि । परंतु 
वास्तव में एक समुद्र के ही नाम भिन्न-भिन्न स्थानों के कारण 
भिन्न-भिन्न पड़े जाते हैं । इसी तरह एक सवव्यापी, सब पर 
आावृत, शक्ति-स्वरूप जब नेपोलियन के द्वारा काम करता 
है, तो वह साहस के नाम से अभिहद्देत होता है, ओर,जब पेढ़ 


जिल्द तीसरी कम ३६४ 


के पत्तों आदि में काम करता है; तो उसका नाम विकास द्ोता , 
है, अर्थात्‌ यह कि पेड़ बढ़ रहा है। बात*इतनी है कि एक 
रूप में उसकी नेपोलियन के साहस से पहचान हो सकती है) 
ओर दूसरे रूप में वृक्त के विकास से। मगर सबमें” वही एक 
शक्ति है, अर्थात्‌ सारे काम वही शक्ति करती है । अतएब लोगों 
का यह कथन कि नेपोलियन ने विजय की, बिलकुल निरथक 
है, ओर विजय की सत्यता को न जानना सिद्ध करता है | 

अब उन महाशयों को लीजिए, जो यह मानते हैं कि सारे 
काम इंश्वर की इच्छा से होते हैं, मगर इश्बर की इच्छा से 
उनका अमभिप्राय प्रारब्ध होता है। अर्थात्‌ जो कुछ होता है, वह 
इश्वर की बनाई हुई प्रारूध से होता है, और कम वा पुरुषाथ 
से कुछ नहीं होता । इससे यह सिद्ध होता है कि वे इन शब्दों-- 
अर्थात्‌ कर्म ओर प्रारूघध--के अर्थ नहीं जानते | उनको भी 
बेदांत यों सममाता है कि प्यारों !' अगर आपने इन दोनों की 
सत्यता को सममा होता, तो श्रांति से लोगों के साथ मूगड़ा 
करने में समय न बिताते, बल्कि अपने सुधार में अपना समय 
देते । अस्तु, अब आप इस विषय के निर्णय को ध्यान से पढ़- 
कर इसका परिणाम हृदयंगम कीजिए । 

बेदांत इस विषय का यों निपटारा करता है कि जेसे गणित 
में एक ही वाक्य में दो प्रकार की राशि होती हैं, एक राशि 
अरिथर ओर दूसरी राशि स्थिर, जेसे 


३ अल+६४ अ ल-अश्र ल+अल--अल 
इनमें अर अस्थिर है ओर ल स्थिर | इसी तरह मनुष्य में भी 
दो शक्तियाँ- मौजूद हैं--एक स्वतंत्र, स्वाधीन अर्थात्‌ कर्म करने 
की शक्ति; आर दूसरी परतंत्र या पराधीन । तात्पर्य यह है कि 
प्रारब्ध स्थाधीभ नहीं है, स्वतंत्र नहीं है 
अद् यह देखना चाहिए कि मनुष्य कहाँ तक स्वाधीन है और 


३६६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कहाँ तक पराधीन । कहाँ तक मनुष्य में स्वतंत्रता अर्थात्‌ कम 
करने का अंश है, ओर कहाँ तक उसमें पराधीनता अ्रर्थात्‌ 
प्रारूध का आंश है । 

इससे पहले- कि इस विषय को और प्रकार हल किया जाय; 
गणरितत का ही उदाहरण लेकर तय किया जाता है। क्योंकि 
यद्यपि हम लोगों को नित्यप्रति नदी में तेरते देखते हैं, मगर 
तेरने की विधि का समझना या सममकाना ज़रा कठिन बात 
है, विधि किए ही से समर में आती है, ओर तरह नहीं । इसी 
तरह यद्यपि हम नित्यप्रति इन दोनों बस्तुओं को मनुष्यों में देखते 
है, फिर भी उदाहरणों के बिना इनका समझना या सममभ्राना 
बहुत कठिन होता है । इसलिये यदि इस प्रश्न को हल करने 
के लिये गशित आदि के उदाहरण उपस्थित किए जाये, तो 
कुछ अनुचित न होगा । 

द्रव्य-शासत्र ( इल्म-मायात ) में द्रव्य की गति पहले एक 
बूँद की गति के द्वारा निश्चित की जातो है, और फिर कमी- 
कभी समवाय-रूप से अथांत्‌ संपूर्ण जल के प्रवाह की गति 
के द्वारा मालूम की जाती है। इसी तरह कम ओर प्रारब्ध 
के इस मामले में भी दो प्रकार से विवेचना की जायगी, एक 
व्यष्टि रूप से; दूसरे समष्टि रूप से । इन्हीं को संस्कृत में व्यष्टि 
ओर समष्टि भाव कहते हैं । 

यदि मनुष्य की दृष्टि से अथांत्‌ व्यपष्टि रूप से विचार किया 
जाय, तो मालूम होगा कि इसमें एक ऐसा अंश है, जिसको 
स्वतंत्र या स्वाधीन कम के नाम से अभिह्ठित करते हैं, ओर एक 
ऐसा है, जिसको पराधीन, परतंत्र या प्रारब्ध ( भाग्य ) के नाम से 
प्रसिद्ध करते हैं । जेसे रेशम के कीड़े का हाल है कि जब तक 
उसने अपने भोतर से रेशम नहीं निकाला, तब ल्क वह स्वतंत्र 
है और तभी तक वह स्वाधीन वा स्वेच्छाचारी कहा ,ज़ात़ा है; 


जिल्द तीसरी कम ३६७ 


मगर जब रेशम निकाल चुकता है, तो फँस जाता है; अर्थात्‌ 
परतंत्र कहलाता है। इसी तरह जो कम मनुष्य से हो चुका है, उसके 
कारण वह उसके फल भोगने को परतंत्र या पराधीन है; मगर 
जो कम अभी तक किया ही नहीं, उसके कारण “वह स्वाधीन 
है, ओर उसके करने" का अधिकार रखने के कारण स्वतंत्र तथा 
स्वेच्छाचारी कहां जाता है । जेसे मकड़ी जाला बनाने के बाद 
परतंत्र या पराधीन है ओर उससे पहले स्वतंत्र या स्वाधीन थी) 
या जैसे रेलगाड़ी जब तक सड़क नहीं बनी, हर ओर चलने के 
लिये स्वाधीन है, ओर जब सड़क बन गई, तो उस पर चलने के 
लिये विवश है--अरथात सड़क बनने के बाद रेलगाड़ी उस पर 
चलने के बंधन में आ जाती है--इसी तरह मनुष्य भी एक 
कम के करने से पहले उसके फल आदि से स्वतंत्र है, ओर 
कम करने के पश्चात्‌ उसके फल भोगने में परतंत्र है। अतः 
मनुष्य में इन दो वतमान अंशों का नाम स्वतंत्रता ओर परतंत्रता 
या कम ( पुरुषाथ ) और प्रारब्ध ( भाग्य ) है। यद्यपि कुछ लोग 
कम ओर भाग्य को एक ही गिरोह में गिनते हैं, अथांत्‌ इन दोनों 
के एक ही अथ करते हैं; मगर वेदांत में भाग्य से तात्पय है 
परतंत्र, पराधीन वा जकड़ा हुआ--अथांत्‌ मनुष्य में वह अंश 
जो कर्मा के फल भोगने में परतंत्र वा विवश है--और कर्म से 
तात्पय हे स्वतंत्र वा स्वाधीन, अर्थात्‌ मनुष्य में वह अंश जो अभी 
फल आदि के बंधन से मुक्त है, ओर स्वतंत्र वा स्वेच्छाधीन 
है। अँगरेज़ी में एक कहावत है कि “मनुष्य अपनी प्रारब्ध 
बनाने का आप अधिकार रखता है, अर्थात 'मनुष्य अपना 
भाग्य अपने हाथों बनाता है ।' इसमें हमारे शास्त्र का भी यही 
सिद्धांत है. कि जैसा करोगे, वेसा भरोगे | इसक्के अथ यही हैं 
कि जैसे कम [ए कामना करोगे, वेसे उनके फल दूसरे जन्म में 
या इसी जन्म में भाग्य के रूप में प्रकट हो जायँगे । 


श्ध्८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


लोग इस बात पर दिन-रात रोते रहते हैं--“हाय ! हमारी 
कामनाएँ पूरी नहीं* होतीं ।” मगर वेदांत इसमें यों कहता है -- 
“प्यारों ! श्रगर आपको रोना ही स्वीकार है, तो धाड़ मारकर 
रोओ इस चातू,पर कि आपकी कामनाएँ अपना फल दिए 
विना नहीं रहेंगी।” यह सुनकर हरएक “अनजान के मन में 
यह शंका उठती है कि यदि मान भी लिया जाय कि हमारी सारी 
कामनाएँ पूरी होती हैं, तो ये क्‍यों पूरी होती हैं ? 
इसके उत्तर में वेदांत यह बताता है कि मन जिसमें संकल्प 
अथात्‌ कामनाएँ उठती हैं, उसका मूल केवल आत्मदेव है, जो 
सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प है, अर्थात्‌ इसका प्रत्येक विचार 
ओर कामना सच्ची हुए विना नहीं रहती । इस ( आत्मदेव ) 
को ही शक्ति या इश्वर के नाम से अभिहित करते हैं। 
इसलिये यह आवश्यक है कि इसकी सारी कामनाएँ पूरी हों, 
जब कि बह अपना मूल सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प रखता है । 
शंका-अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि बेदांत का जब 
यह सिद्धांत है कि मन की कामनाएँ पूरी होती हैं, तो बे पूरी 
होती हुई दिखाई क्‍यों नहीं देतीं ? क्योंकि किसी को भी अपनी 
कामनाएँ हर समय पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं। अतणएव 
उपयुक्त शाश्न का सिद्धांत बिलकुल मिथ्या और अशुद्ध है। 
उत्तर--वेदांत इसका कारण यों बताता है कि जैसे बड़ी 
अदालत (८०॥र्ण ८०धा+) और छोटी अदालत (9772! 
(:४०5८ (८००४ ) दो अलग-अलग अदालतें होती हैं। बड़ी 
अदालत में तो मुक़दमे अति लंबे-लंबे ओर अधिक होते हैं। 
इसलिये उनकी पेशी की तारीख ४ वर्ष या उससे कुछ न्यूनाधिक 
रक्‍खी जाती है। इतने समय में संभव है कि मुहर मर जाय, 
या जज साहब ही बदल जायें, या वकील सह्लनब आदि न 
रहें, मर्गर मुकदमे की पेशी अवश्य होती है। ओर किसी न किसी 


जिल्द तीसरी कम ३६६ 


तरह का फ्रेसला भी अवश्य होता है। चाहे पहली पेशी, 
में, चाहे चार या पाँच पेशियों के बाद*-अ्र्थांत्‌ यदि बहुत 
शीघ्र प्रयत्न किया जाय, तो १० या १४ वष में मुक्तदमा 
फ्रेसल होता है; और दूसरी अदालत खफ़ीफ़ में मुक़दमे 
छोटे-छोटे ओर बहुत थोड़े होते हैं, इसलिये पेशी की तारीख 
भी उसी दिन या एक-दो दिन के बाद रक्‍खी जाती है, और 
पहिले तो वह मुक़दमा कच्ची पेशी ही में तय हो जाता 
है, अगर देर भी लग जाय, तो भी एक सप्ताह के भीतर-भीतर 
फ्रेसल हो जाता है, अर्थात्‌ मुक़द्मे बहुत थोड़े ओर छोटे 
होने के कारण बहुत शीघ्र फ़रेसल हो जाते हैं। ऐसे द्वी 
मनुष्य भी दो प्रकार के मनवाले होते हैं--एक ऐसा मन 
रखते हैं कि जिसके भीतर बड़े-बड़े भारी और असंख्य 
संकल्प-कामनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, ओर अधिक एवं भारी 
होने के कारण चीफ़कोट को भाँति; जहाँ मुकदमे शीघ्र फ़ैसल 
' होने नहीं पाते ओर जहाँ यह भी संभव है कि वे मुक़द्दमे ( संकल्प, 
कामना आदि ) फ़ेसल होने के लिये अगर उस जज साहब 
( ऐसे मनवाले मनुष्य ) की दो-तीन पेशियाँ ( दो-तीन 
जन्म ) भी ले लें, तो बड़ी बात नहीं है । इसलिये ऐसे मन 
रखनेवाले महाशयों को, जो लगभग सब संसारी ही होते 
हैं, चीफकोट अर्थात्‌ बड़ी अदालव के जजों की पंक्ति में 
गिनना चाहिए। ओर दुसरे लोग ऐसा मन रखते हैं, जिसके 
भीतर कामनाएँ बहुत कम ओर बहुत छोटी-छोटी उठती 
हैं, अर्थात्‌ जहाँ मुक़द्दमे बहुत थोड़े और छोटे-छोटे होते हैं; इस 
हेतु वे पहले तो एकदम में ही, नहीं तो एक दो घंटे या दिनों के 
भीतर-भीतर पूरे ( फ्रैसल ) हो जाते हैं। ऐसे मन रखनेवाले 
महाशय, जो, प्रायः ज्ञानी या ऋषि लोग होते, हैं, हिंदुओं 
के यहाँ झदौलत खफ़ीफ़ा के जज माने जाते हैँ ।* यद्यपि 


४०० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


नाम या अदालत के विचार से ये छोटे दिखाई देते है, 
परन्तु पद्‌ में इनको हमारे शाख आलिया या पग़ंबर ( सिद्ध 
या अबतार ) की श्रेणी में गिनते हैं। मगर यह याद 
रहे कि कामनाएँ अर्थात्‌ मुक़ददमे इन दोनों महाशयों के फसल 
अवश्य होंगे-अर्थात्‌ वास्तव में ये दोनों, महाशय सत्यकाम 
ओर सत्यसंकल्प अवश्य कहे जायँग; केवल अंतर इतना 
रहेगा कि एक के मुक़दमे ( कामनाएँ ) बहुत देर में ओर 
मुद्दत के बाद फ्रेसल होंगे, ओर कामनाओं के देर में पूरी होने 
के कारण वे महाशय सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प देखने 
में नहीं मालूम होंगे, और दूसरों के मुक़दमे ( संकल्प ) बड़ी 
जल्दी बल्कि तत्काल पूर्ण होते दिखाई देंगे, और कामनाओं 
के शीघ्र पूरा होने के कारण वे सत्ययाम ओर सत्यसंकल्प 
दिखाई देंगे। मगर इन दोनों व्यक्तियों के संकल्पों अथोत्‌ 
मुक़ददमों के पूरा होने में तनिक भी संशय नहीं है। अतएव ऐसे 
महाशय जो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी 
कामनाएँ पूरी होती नहीं दिखाई देतीं, इसमें केवल उनकी 


किक, 


अपनी कमी है। यदि वे अपनी कामनाओं को पूरा हात 
देखना चाहते हैं; तो अदालत खफ़ीफ़ा के जज ( ज्ञानी; सिद्ध) 
अवतार ) की भाँति अपनी अवस्था बनाएँ--अथोत्‌ उनको 
भाँति मन में कामनाएँ ( संकल्प-मुक़द्दमे » छोटी-छोटी ओर 
बहुत थोड़ी होने दें । स्वयं उनका अपना अनुभव अपने आप 
उनको साक्षी देगा, वरन्‌ उनको फिर कहने की भी आवश्यकता 
न रहेगी। 

शंका-यदि स्वयं हमारी ही कामनाएँ पूरी होती हैं। तो 
फिर भाग्य के; जिसको चर्चा शास्त्रों में प्रायः आती है, 
क्या अथ है ! 

उन्टर>-फेवल जो कामनाएँ अर्संख्य होने ७ कारण एक 


जिल्द तीसरी क्‌म ४०१ 


जन्म में मरण-पर्यत पूरी नहीं हुईं, उनका अवशिष्ट समुदाय, , 
पूरा होने के लिये, अपनी शक्ति के श्रममुसार, दुबारा जन्म 
दिलाता है ओर वे ही, न पूरी हुई कामनाएँ, जिन्होंने मरने 
के पश्चात्‌ अपना-अपना फल देने के लिये दुबारा जन्म दिलाया 
है, अब ( दूसरे जन्म में ) भाग्य कहलाती हैं, और इसीलिये 
हमारे शास्त्रों में' लिखा है कि संकल्पों या कामनाओं के 
अनुसार लोगों का दूसरा जन्म होता है । 

शंका--हिंदुओं के यहाँ यह कहावत प्रसिद्ध है कि “अंत मत 
सोई गत” अर्थात्‌ जेसी मरने के समय कामनाएँ होती हैं, उन्हीं 
के अनुसार दूसरा जन्म होता है। मगर आप बतला रहे हैं 
कि जो कामनाएँ पूरी हुए बिना पहले जन्म से बची रहती हैं, 
उनका फल जन्म होता है । इसमें फ्रक्न क्यों है ? 

उत्तर--बेदांत भी इस बात का अनुमोदन करता है कि जो 
विचार अंत में अरथात्‌ मरने के समय द्वोते हैं, उन्हीं के अनुसार 
'दुबारा जन्म होता है। मगर साथ इसके वेदांत इस बात पर 
भी बड़ा जोर देता है कि मरते समय विचार ओर कामनाएँ 
भी वे ही मन में आती हैं, जो जीवन में मनुष्य के चित्त पर 
सवार रहती थीं । क्योंकि परीक्षा के कमरे में प्रश्नों के उत्तर 
उसी बालक के मन से निकलते हैं, जो वष भर पहले पढ़ता 
रहता है; और जो सारी आयु में पढ़ा ही नहीं, वह कभी 
संभव ही नहीं है कि परीक्षा में जाकर पर्चा लिख आवे या 
परीक्षा उत्तीर्ण कर सके | अल्बत्ता वही व्यक्ति परीक्षा पास 
कर सकता है, जो परीक्षा के समय से पहल सारी आयु पढ़ता 
रहा हो | इसी तरह जो व्यक्ति सारी आयु भर बुरे विचार 
या बुरी कामनाएँ करता रहता है; तो संभव नहींः है कि मरने 
के समय अच्छी कामनाएँ उसके मन में उत्पन्न हों; और न 
यदद संभव हो सकता है किजों व्यक्ति सारी आयु 'श्रच्छी 


४०२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


कामनाएं या अच्छे काम करता रहा हो, मरने के समय बुरे 
विचार या बुरी काभनाएँ उसके मन में प्रवेश करें, बल्कि जो 
विचार सारी आयु भर में पहले उठते रहे हैं ओर अभी तक 
पूरे नहीं हुए, ने. ही विचार मृत्यु के समय उसके मन में आयेंगे 
या उन्हीं का समवाय शरीर धारण करके मृत्यु के समय उसके 
सामने आएगा, ओर उनके अनुसार वह मरने के पश्चात्‌ 
दुबारा जन्म लेगा । 

अतः यह सिद्ध हुआ कि एक जन्म की अवशिष्ट कामनाओं 
का फल प्राप्त करना ही दूसरे जन्म की आवश्यकता 
उत्पन्न करना है। वह व्यक्ति जिसके मन में मरने से पहले ही 
( जीवन-काल में ) बिचारों का उठना बंद हो गया है, उसके 
मन में मरने के समय भी कोई अच्छा या बुरा विचार उत्पन्न 
नहीं हो सकता | इसीलिये उसका कोई ओर जन्म भी नहीं 
होता | मगर ऐसी अवस्था प्रायः ज्ञानी या जीवन्मुक्त पुरुषों 
की होती है। अतः जब यह सिद्ध हुआ कि जो कामना ( संकल्प ) 
या कर्म मनुष्य कर चुका है, उनका फल अवश्यमेव उसको 
विवश होकर भोगना पड़ता है; ओर पहले कर्मों या संकल्पों 
का ही फल दूसरे जन्म में भाग्य कहलाता है, तो इससे स्पष्ट 
प्रकट है कि भाग्य के कारण मनुष्य परतंत्र वा बद्ध हे ओर 
दूसरा अंश मनुष्य में स्वतंत्रता का; अथांत्‌ कम करने का है, 
जिस कम या कामना के करने से उसका आगामी भाग्य बनता 
है, ओर जिसके करने में वह बिलकुल स्वतंत्र है, चाहे उसको 
करे, चाहे न करे, और इसी कारण तत्त्ववेत्ताओं ने भी यह 
कहा है कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथों बनाता है, क्‍योंकि 
यद्यपि मकड़ी में जाला तनने की शक्ति है, मगर जब तक उसने 
अपने मूँह से तार बाहर नहीं निकाले हैं, वह बिलकुल स्वतंत्र है, 
मगर जेब वह निकाल दे, तो फिर उसमें बद्ध है | इसी तरह कम 


जिल्द तीसरी कम ४०३ 


करने से पहल मनुष्य स्वतंत्र है, ओर जब कर दिया, तो उसके 
फल अर्थात्‌ भाग्य को भोगने के लिये परतेत्र या बद्ध है। यह 
तो कुछ थोड़ा-सा एक व्यक्ति रूप से वा व्यष्टि भाव से स्पष्ट 
किया है, मगर जब समुच्चय रूप से या समष्टि "भाव से देखा 
जाता है, तो और ही थात दिखाई देती है । हरबट स्पेंसर साहब 
कहते हैं कि देश की अवस्था भी स्वयं अपने अनुकूल मनुष्य 
उत्पन्न कर लिया करता है । 

यह बात ठीक है, क्‍योंकि जब थोड़ा विचारपृवक इन सब 
बातों पर समुच्चय रूप से दृष्टि डाली जाय, तो मालूम होता 
है कि वह नेपोलियन बोनापाट जो व्यष्टि रूप से स्वतंत्रतापृषक 
काम करता दिखाई देता था; उस व्यक्ति की भी ऐसे समय 
पर, ऐसे ज़माने में, आने की निस्‍्संदेह आवश्यकता थी ! इसलिये 
जब समष्टि रूप से देखा जाता है, तो मालूम होता है कि कोई 
देवी शक्ति प्रत्येक में छिपी हुई ( निहित ) है, उसकी बदोलत 
मनुष्यों का जन्म सरदेव वहाँ होता है, जहाँ उनकी पहले 
आवश्यकता होती है, ओर उसी शक्ति की बदौलत सारे संसार में 
पुरुषों और ख्लियों की संख्या भी एकसाँ रहती है। जिस प्रकार 
एक वरतु में स्थिर (])0५४॥ ५८) शोर चंचल (॥:2५।।५८) दोनों 
प्रकार की बिजली एकत्र होती है, इसी तरह वह नियम जो 
इधर इच्छावाले उत्पन्न करता है, उधर उनकी इच्छाओं को पूरा 
करनेवाला भी उत्पन्न करता है । इस तरह से दोनों पलड़े बराबर 
तुले रहते हैं । इस नियम से सिद्ध होता हे कि वह नेपोलियन 
बोनापाट) जिसको आप स्वतंत्र कह रहे हैं, इसी नियम की 
बदोलत जन्म लेकर आया है, अथात्‌ जिसको स्वतंत्र कहा 
जाता था, वह भी एक शक्ति के अधीन होकर जन्म लेता है। 
इस प्रकार व्यक्ि रूप से तो यद्यपि वह स्वतंत्र दिखाई देता है, 
मगर समष्टि रूप से यदि देखा जाय, तो वह भी बेसा ही-परतंत्र 


४०४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


, और बद्ध है जैसा कि व्यष्टि रूप से एक मनुष्य भाग्य की दृष्टि 
से परतंत्र या बद्ध कहलाता था, अथवा दिखाई देता था | 

प्रश्न--अतः समष्टि रूप से जब यह सिद्ध है कि सब काम 
एक ही शुक्ति € चेतन ) के द्वारा होते हैं, अर्थात्‌ एक ही चेतन 
सब कुछ करनेवाला है, तो फिर क्‍यों" हरणएक के मन में यह 
विचार उठता है कि “मैं स्वतंत्र हूँ ?” साथ ही आप किस 
प्रकार कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र ओर परतंत्र दोनों है 

दरमियाने-कारे-दरिया तख़्ता-बंदस करदई ; 
बाज़ मी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश । 

तात्पयं-ऐ प्रभे ! गहरे दरिया में तूने स्वयं तो मुझे बाँधकर 
फेंक दिया है, और फिर ऐसे कहते हो कि कपड़ा मत भिगों 
( अर्थात्‌ लिपायमान मत हो )। ओर होशियार रह । 

उत्तर--यबपि द्वेत अर्थात्‌ नानात्व के माननेवाले भी अभी 
तक इस प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे सके, मगर वेदांत 
बड़े ज्ञोर से गरजकर प्रेम-पूजक प्रत्येक को यह उत्तर देता है कि 
प्यारों ! यह भेद वा रहस्य, जो संसार-भर के दर्शनों और धर्मों 
से स्पष्ट नहीं हुआ ओर जिसका उत्तर देने में भेदबादियों की 
आँखें नीची हो जाती हैं, बताता है कि हाँ, वही परम स्वतंत्र, 
जो प्रत्येक के भीतर बोल रहा है कि : में स्वतंत्र हूँ” और जो सबका 
अंतर्यामी हैं, ओर जिसके फुरने-मात्र से ही यह संपूर्ण जगत्‌ बना 
हुआ है, वही सारे का सारा मनुष्य के भीतर मोजूद है, ओर वही 
मनुष्य का अंतरात्मा है, वही बाहर हैं। जेसे श्रुति कहती है--- 

“यदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्विद्द | सतत्योः स सत्युमाप्नोति य इद्द 
नानेव पश्यति”” ॥ ( क० झ० २, में० १० ) 

अ्थांत--जो यहाँ है, निःसंदेह वही वहाँ है, ओर जो वहाँ 
है, वही यहाँ है। इस स्थान पर जो भेद देखता. है, वह निःसंदेह 
एक मृत्यु से दूसरी मुत्यु के मुँह में जाता है। 


जिल्द तीसरी कम ४०४ 


ओर यही भेद इस बात को और श्रतियों के द्वारा स्पष्ट रीति 
से पुकार कर प्रकट कर रहा है कि जो बाँहर है, वही आपके 
भीतर है। यथा: 
“तदेजति तन्नैजति तह रे तद्वन्तिके ; 
तदन्तरस्य सर्वस्यृ तंदु सर्वस्थास्य बाह्यतः ।”” ( ईं० मं० € ) 
अभिप्राय--हम चल हैं, हम चल हैं नाहि, हम नेड़े हम दूर ; 
हम ही सबके अंदर चानन, हम डी बाहिर नूर । 
ओर बहुत-सी श्र॒तियाँ हैं, जो इस रहस्य को स्पष्ट रूप से 
खोलकर दशांती हैं। पर उन सबके लिखने से ग्रन्थ-के-प्रन्थ भर 
जायेंगे, इसलिये इस समय केवल इतना ही समझा देना काफी है। 
अब जो वेदांत ने पहले बताया है कि मनुष्य में एक अंश 
स्वतंत्र ओर एक अंश परतंत्र है, उसके अर्थ केवल यही हैं कि 
उस परम स्वतंत्र स्वरूप आत्मा की दृष्टि से जो आपके भीतर 
सारे-का-सारा मोजूद हे, आप स्वतंत्र हैं; और शरीर की दृष्टि से 
आप बिलकुल परतंत्र वा बद्ध हैं। शरीर को यदि कहो कि स्वतंत्र 
है, तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की दृष्टि से उस 
पर कोई-म-कोई अधिकार रखनेवाला अवश्य रहता है। ओर 
फिर यह शरीर रोगादि व्याधियों के भी वश में रहता है, और 
पहले कर्मों के फल भोगने को भी विवश है, इसलिये शरीर किसी 
भाँति स्वतंत्र नहीं हो सकता, ओर न परिवतनशील होने के 
कारण स्वतंत्र कहा जा सकता है। हाँ, अगर आप स्वतंत्र कहे 
जा सकते हैं, तो उस परम स्वतंत्र स्वरूप के कारण से कहे जा 
सकते हैं, जो आपके भीतर उच्च स्वर से बोल रहा है कि “मैं 
स्वतंत्र हूँ, में सतंत्र हूँ,” ओर यही परम स्वतंत्र आत्मदेव, जो 
आपके भीतर से बोल रहा है, वही है, जो सब' वस्तुओं में 
समा रहा है। झ्ूंत समय वार्तालाप यद्यपि द्वेतवाली ,दिखाई 
देती है, मगर स्मरण रहे कि ऐसा बोलने का प्रयोजन» केवल 


४०६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


आपको ऊपर की ओर अथांत्‌ अद्वेत में लाने का है। पहले 
रहस्यों को सममानें के लिये, केवल द्वेत जाननेवालों के 
लिये, उन्हीं की बोली ग्रहण करनी पड़ती: है, जेसे अध्यापक 
बच्चे को ज़ब आरंभ से पढ़ाता है, तो उसे बच्चे के लिये केवल 
अलिफ को अफ़ल ही कहना पड़ता हैं। यद्यपि अध्यापक 
अलिफ़ की जगह अफ़ल केवल बच्च के लिये बोल देता है, मगर 
अध्यापक का प्रयोजन लड़के को अलिफ़ कहलाने का होता है। 
इसी तरह अगर यहाँ एक आत्मा और एक शरीर या भीतर 
ओर बाहर अलग-अलग करके द्वेत बोली में बताया गया है, 
तो भी वेदांत का प्रयोजन आपको द्वेत भें डालने का नहीं, बल्कि 
उसके द्वारा आपको ऊपर चढ़ाकर अद्वेत में ले जाने का है। 
तत्पश्चात्‌ आपको भेद भी स्पष्ट खोला जा सकता है। मगर 
अभी आपको यहाँ तक समझ लेना आवश्यक है कि वह परम 
स्वतंत्र सबका अंतर्यामी आत्मदेव, जो आपके भीतर बोल रहा. 
है कि “में स्वतंत्र हूँ”, वही देव बाह्य वस्तुओं में व्यापक है । जैसे 
जिस व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में खुजली होती है, तो 
उसी व्यक्ति का हाथ अपने आप ठीक स्थान पर जाकर खजला 
लेता है, मगर अन्य व्यक्ति का हाथ अपने आप कभी भी ठीक 
जगह पर नहीं खजला सकता । इसका क्या कारण है ? इसका 
कारण यही है कि सारे शरीर में यही “में! ( आत्मदेव ) भरपूर 
है, मेरी ही शक्ति सारे शरीर में फेली हुई है, क्योंकि जहाँ खुजली 
हुई थी, वहाँ भी 'में' ही था, और मेरी चेतन-शक्ति ही वहाँ मौजूद 
थी । यद्यपि वार्तालाप में भी यही आता है कि 'मुझ्े खजली हुई” 
ओर जब हाथ के द्वारा दूर की गई, तो उसमें भी 'में' ही आत्मदेव 
मौजूद था और उसमें मेरी ही शक्ति व्याप रही थी, जब कि यह 
कहा जाता' है कि मेरे हाथ ने खजली दूर की । 'झतः इन शब्दों 
से कि 'मुझे खजली हुई! और 'मेरे ही हाथ ने दूर की. सारे 


जिल्द तीसरी कम ०७ 


कथन का अभिप्राय यह है कि खुजली की जगद्ट और उसके दूर 
करनेवाले हाथ में शब्द 'में' ८ आत्मदेव ) 'दोनों स्थानों में एक 
है। इससे स्पष्ट हुआ कि वही एक आत्मदेव शरीर के सारे भागों 
में फेल रहा है। यह व्यष्टिरूप से सिद्ध हुआ कि.एक'ही आत्मा 
शरीर के भीतर औरे बाहर या ऊपर ओर नीचे फेल रहा हे। 
अब समष्टिरूप से बताया जाता है कि जिस समय आप रात 
को सो जाते हैं ओर सबेरे के समय जागने लगते हैं, तो उस 
समय ऋअआँखें कुछ देखना चाहती हैं, अथांत्‌ उस समय आँखों 
को प्रकाश अनुभव करने के लिये खुजली होती है । मगर जब 
इधर आँखों को प्रकाश का अनुभव करने के लिये खजली होती 
है, तो उधर से कट ठीक स्थान पर खुजली को दूर करने के लिये 
सूय-रूपी हाथ आ जाता है। जेसे पहले बतलाया गया है कि 
जिसके बदन पर इधर खुजली होती है, उधर उसका ही हाथ 
उसको दूर करने के लिये मागता है, ऐसे ही इन दोनों का 
एक ही अवसर पर प्रकट होना सिद्ध करता है कि इन दोनों 
आँख ( खजली का स्थान ) और सूय ( खजली दूर करनेवाला 
हाथ ) के बीच में एक ही चेतन है। यह बात प्रत्येक को अपने- 
अपने अनुभव से सिद्ध हो जायगी कि जो लोग भीतर और 
बाहर एक ही आत्मदेव (अर्थात्‌ एक में ही हूँ ) के देखने का 
अभ्यास करते रहते हैं, उनमें व्यावहारिक रूप से अद्वित या प्रेम 

आ जाता है, बल्कि उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है-- 

ख़े रगे-मजनें से निकला फ़रद लेला की जो ली; 

इश्क़ में तासीर है पर जज़्वेकामिल चाहिये। 
बल्कि जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास बराबर करता रहेगा कि “में 
शरीर नहीं हूँ”, “में परिच्छिन्न मन) बुद्धि, अहंकौर आदि नहीं 
हूँ, किन्तु संपूर्ण शरीरों का स्वामी हूँ, और सब शरीरों में में 
ही फेला हुआ हूँ।” तो उसको इसका अनुभव इस «बात के 


४०८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


प्रमाण में स्वयं साक्षी देगा कि हाँ, भीतर बाहर सब वस्तुओं 
में केवल एक ही चेतन आत्मदेव काम कर रहा है, ओर एक 
ही आत्मा (जो वास्तव में “में! है) संपूर्ण जगत्‌ में फेला 
हुआ है। 

पहले वर्णन हो चुका है कि विशेष साहस ओर हृढ़ता जहाँ 
पर बड़े ज़ोर से होते हैं, वहाँ स्वाथपरता की गंध नहीं होती, 
वहाँ कार्य अवश्य-अवश्य पूरे होते हैं । और जहाँ साहस 
ओर प्रयत्न कम होते हैं ओर स्वाथ संग होता है, वहाँ सदेव 
असफलता रहती है। इस भेद के न समझने से कुछ महाशयों के 
चित्त में यह संदेह प्रायः उठता है कि निःस्वा्थ काय में क्यों 
सफलता होती है, और स्वाथं-पूर्ण कार्य में क्यों नहीं होती ? 
इसका कारण वेदांत यह बतलाता है कि साहसी ओर स्थिर 
पुरुष नर-केसरी होता है ओर इसी कारण से वह मस्ती के मंदिर 
में रहता है, इसलिये वह एक अवस्था में ब्रह्मनिठ्ठ होता है और 
बेख्बरी से व्यावहारिक रूप से उसका अपने स्वरूप में, जो मन से 
परे है, निवास होता है। ओर यहो कारण है कि उसको 
सफलता प्रात होती है, क्योंकि उस अवस्था में केवल सत्यकाम 
ओर सत्यसंकल्पस्वरूप ( आत्मदेव ) से ही काम होते हैं । और 
जो हमारे शाख्त्रों में लिखा हुआ है कि कमकांड से मन की शुद्धि 
होती है; इसका तात्पय भी केबल यही है कि जो व्यक्ति अपने 
कतठ्य को भली भाँति निभा रहा है; वह कमकांड को निभा 
रहा है । पहले समय में आर कोई काम इतना फेज्ञा हुआ न 
था केवल यज्ञादि करने का काम जारी था | इसलिये उन दिनों 
सब लोगों के लिये नित्यप्रति यज्ञ करना ही हरणक का कतेव्य 
था। मगर आजकल ऋषियों ने इस युग के अनुसार इन्हीं 
पहली वस्तुओं को संक्षिप्त रूप में उपासना; भक्ति ओर घर-बार 
के कामों के रूप में बदलकर आजकल के लोगों का कतंठय 


जिल्द तीसरी कम 9०६ 


बना दिया है । इसलिये आजकल जो इन विधानों को ही अपने 
व्यवह्वार में लाता रहता है, बहू कतेव्य को पूरा कर रहा है, और 
इस तरह कमकांड को भली भाँति निभा रहा है; और जो व्यक्ति 
व्यावहारिक रूप में अपने कतंठ्य को पूरा करने, के “लिये उद्यत 
है, वह व्यावहारिक 'रूप में संसार-क्षेत्र से परे जा रहा है, और 
उसका निवास मन से परे होता जाता है। इस प्रकार से ज्यों- 
ज्यों वह बेख़बरी से मन से परे होता अपने स्वरूप में लीन होता 
जाता है, उतना ही उसके मन की गति भी आत्मा की ओर होती 
जाती है, ओर उधर प्रवृत्त रहने से वह मन भी शुद्ध होता जाता 
है, ओर फिर वह ज्ञान का अधिकारी होता जाता है। 
शंका--अगर इंश्वर अलग न होता, तो हमारी प्राथनाएँ, जो 
प्रायः स्वीकृत होती हैं, कदापि स्वीकृत न होतीं। ओर जब कि 
यह बात हम अपनी आँखों देखते रहते हैं कि हमारी प्राथनाएँ 
स्वीकार होती हैं, हम किस तरह आपके सिद्धांत को मान सकते 
हैं; जो कि हमारे निजी अनुभव के साफ़ विरुद्ध है ? 
उत्तर--राम का यहाँ कहना है कि प्रथम तो संपूर्ण मनुष्यों 
की प्राथनाएँ स्वीकार नहीं होतीं; हाँ, कुछ मनुष्यों की स्वीकार 
होती हैं; उनकी भी यदि इस बात में साक्षी ली जाय कि 
प्राथना/ किस समय ओर क्‍यों स्वीकार होती हैं, तो उनसे 
साफ़-साफ़ बंदांत के अनुसार यही उत्तर मिलेगा कि हाँ 
किसी व्यक्ति की प्राथना उस समय स्वीकार होती है, जब 
एक दृष्टदेव को सामने रखकर प्राथना करनेवाले पर, संयोग 
' से या बेखबरी से, ऐसी अवस्था आ जातो के. जिपको प्रशंसा 
में एक कवि यों कहता है-- 
तू को इतना मिटा कि तू न रहे, ओर तुमूमें दुईं की बू न रहे ; 
जुस्तजू भी) हिजाबे-हसनी है, जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे । 
आरज़ भी विसाले-परदा है, आरज़ है कि आरज़्‌ नरहे। 


४१० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


या जिस समय कि उसका मन अपने स्वरूप ( आत्मा ) 
में डूबा हुआ होता है और जिस समय उसमें 'ें हूँ” और 
'तत है! यह विचार दूर हुए होते हैं, अर्थात्‌ जिस समय 
'त! में! से परे गया हुआ होता है, ओर ऐसे स्थान में पहुँचा 
हुआ होता है कि जहाँ पर बुद्धि का भी यह हाल हुआ होता है-- 

अगर यक सरे-मुए बरतर परम ; 
फ़रोगरे-तजल्ली वसोज़द परम । 

अभिप्राय--अगर में एक बाल के सिरे के बराबर भी 
ओर बढ; तो उसके तेज से मेरे पर जल जायें । 

उस समय ग्राथना स्वीकार होती है, क्योंकि उस समय 
प्राथना करनेवाला अपने स्वरूप में डेरे लगाए हुए होता है) 
सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प है, जहाँ विचार उठते ही पूरा हो 
जाता है - अथात्‌ उस समय उस छोटी 'में' या स्वाथ से 
रहित होकर प्राथना होती है। दूसरे अर्थों में यह कि उस 
समय अपने यथाथ स्वरूप सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प से 
प्राथना निकलती है ओर उठते ही तत्काल पूरी होती है। न 
कहीं अलग शरीरधारी इश्वर उसको सुनकर स्वीकार करता 
हे, ओर न कोई दइष्टदेव उपस्थित होकर स्वीकृति की आज्ञा 
प्रदान करता है, बल्कि आप ही “एकमेवाद्वितीयम! उस समय 
करते कराते हो । 

उन ऊपर लिखे हुए उदाहरणों से प्रकट हुआ कि अपना 
ही स्वरूप “एकमेवाद्वितीयम” जो संपूण अन्य शरीरों का 
भी अन्तरात्मा है, ओर जो सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प है, 
उससे सारे संसार की प्राथनाएँ, कामनाएँ ओर संकल्प आदि 
पूरे होते हैं। किंतु आश्चय की बात केवल यही है कि जिसकी 
बदोलत यह' सब सफलता हो रही है, उसके ' पाने की या 
उसके जानने की बिलकुल इच्छा या ग्रयत्र नहीं किया जाता । 


जिल्द तीसरी कम ४११ 


एक कहानी है कि किसी राजा के असंख्य रानियाँ थीं। जोः 
हर प्रकार से अपने राजा को ग्रसन्न रखने में प्रयन्नशील रहती 
थीं। एक दिन राजा ने इन सब रानियों को बुलाकर कहा कि में 
तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिये मेरी शजधानी में जो 
वस्तु माँगो, में, देने को तैयार हूँ । इस पर किसी ने मोतियों 
का हार माँगा, किसी ने असंख्य आभूषण माँगे। किसी 
ने राजधानी का कुछ भाग माँगा, किसी ने लाल पन्ने आदि 
माँगे; मगर केवल एक ने राजा की बाँह पकड़कर कहा कि 
में आपको माँगती हूँ, जिस पर वह सब रानियों से बढ़ गई। 
क्योंकि स्वयं राजा को माँगने से उसने सारे राज्य के स्वामी 
को अपना बना लिया था । इसी प्रकार वह आत्मदेव जिसकी 
शक्ति से सम्पूर्ण संसार स्थिर है ओर जिसकी शक्ति से सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूरी होती हैं, उसको कोई बिरले ही माँगते हैं, और 
शेष सब संसारी वम्तुओं को, जो बिलकुल तुच्छ, हीन और 
वास्तव में अवस्तु हैं, माँगते रहते हैं । 

सिंध विपे रंचक सम देखें; आज नहीं पंत सम पर्खे । 

अब प्रश्न यह होता है कि वह शआत्मा जो सबको घेरे हुए 
है, उसके पाने की इच्छा न करने का कारण क्या है ? 

उत्तर--इसका कारण यह है कि वह आत्मा कोई अन्‍य 
नहीं, वरन सबका अपना आप है, इसलिये इच्छा नहीं 
होती । यदि कोई अन्य होता, तो उसके पाने को इच्छा भी 
होती । मगर यहाँ पर भी एक बात हरणएक की समर में नहीं 
आती कि शा्रों में जो आत्मानंद के प्राप्त करने की चर्चा बहुत 
जगह आई है, उसका तात्पय यह नहीं है कि जेसे बाहर के 
पदार्थों को अलग समभकर उनके पाने का प्रय॑त्र किया जाता ' 
है, वेसे ही (आत्मा के आनंद को भी कहीं किर्सी बाह्य वस्तु में 
समभकर उसके प्राप्त करने की जिज्लासा की जाबे, ब्रल्कि वहाँ 


४१२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


'शास्त्रों का यह प्रयोजन है कि आत्मानंद तो आपका सच्चा 
अपना आप है ही, मगर अज्ञान के कारण भाँति-भाँति की 
कामनाओं ओर संकल्पों ने इसको तीच्श-स्वभाव बना दिया 
है। केवल इस छीक्षणता को ही दूर करना है। जैसे सिक्ंजबीन 
में भी मिठास होती है, पर सिरके की खटाई मिलने से मिठास 
जरा कम मालूम होती है। इसलिये; खाँड की मिठास को 
शपलनी असली हालत पर लाने के लिये केवल यह आवश्यक 
होता है कि उसमें से वह सिरके की खटाई दूर की जावे। ऐसे 
ही आत्मानंद तो आनंदघन है ही, मगर पदार्थों की कामना को 
भीतर प्रविष्ट करने के कारण ज़रा तीक्ष्ण-स्वभाव हो रहा है| 
केवल इसी तीच्णता को, इच्छाओं के बंद करने से, निकाल 
देना आवश्यक है, जिसमें वह शुद्ध खाँड की भाँति आनंदघन 

अनुभूत होने लगे । इस आनंद के अनुभव करने की शेली यही 
है कि भविष्य में बाह्य पदार्थों को कामनाएँ बंद कर दी जावें और 
निज शरीर से जो प्रेम ओर मोह है, उसको दूर कर दिया जावे, 
क्योंकि शरीर के साथ संबंध रखने ही से उसके पालने-पोसने 

के लिये ओर पदार्थों के प्राप्त करने की कामनाएँ उठती रहती 
हैं। अतः शरीर के साथ बिलकुल संबंध न रखना ओर “में 
आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ,” ऐसा दिन-रात अभ्यास करना 
ही अपने आत्मानंद को उसकी आनंदघन अ्रवस्था में लाना 
है; ओर यही अभ्यास या पुरुषाथ आनन्द के प्राप्त करने का ठीक 
प्रयत्न है । इस प्रकार अपने आत्मा अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप के 
घन आनंद का अनुभव करना ही आत्मा को पाना होता है, 
कोई बाहर से प्राप्त करना नहीं होता। किन्तु आश्वय और 
शोक का स्थान केवल यही है कि जिस शरीर-संबंधी कामों के 
पूरा करने का विचार तक नहीं आना चाहिए था, बल्कि उन 
कार्मो को भ्गग्य पर छोड़ देना चाहिये था, अब उनके पूरा करने 


शु 


जिल्द तीसरी कम ४१३ 


के लिये प्रयन्ञ किया जाता है ओर इस प्रकार शारीरिक श्वांति 
बढ़ाई जाती है; और जिस आत्मिक आनंद के पाने के लिये 
पुरुषाथ करना था ओर शारीरिक श्रांति दूर करना था, उसको 
केवल भाग्य पर छोड़ा जाता है | इस ढंग से उक्तति के स्थान 
पर अंबनति होती है । उदाहरण में एक कहानी है। * 

एक मनुष्य को दो रोग थे, एक आँख (नेत्र ) का, दूसरा 
पेट ( उदर ) का । रोगी अस्पताल में गया ओर डाक्टर साहब 
को आँख ओर पेट दोनों दिखलाये । डाक्टर साहब से 
आँख के रोग को दूर करने के लिये सुरमा ओर पेट के रोग को 
दूर करने के लिये पाचन-चूणा लेकर लीट आया, मगर दुर्भाग्य 
से दोनों पुड़ियों को भूल से उलट-पलट कर दिया। दवाई खाने 
के समय सुरमे की पुड़िया तो खा डाली ओर चूर्ण आँख में 
लगा लिया, जिससे दोनों रोगों की दशा भयंकर हो गई । 
इसी तरह यहाँ भी इस विषय में सारे काम उलटे हो रहे 
हैं । क्योंकि जिस शरीर को केवल भाग्य पर छोड़ना था, 
उसके लिये पुरुषाथ' किया जाता है, अर्थात्‌ आँख की 
दवा पेट में डाली जा रही है; ओर जिस आत्मानंद्‌ के पाने के 
लिये पुरुषाथं करना चाहिए था; उसको केवल भाग्य पर 
छोड़ा जाता है, अर्थात्‌ पेट की ओषध आँख में डाली जा रही 
है । इस तरह से उन्नति के स्थान पर अवनति हो रही है । 
ऐसी दशा में क्योंकर आशा की जा सकती है कि आत्मिक 
आनंद हरएक को प्राप्त हो। प्यारों ! यदि आनंद को प्राप्त 
किया चाहते हो, तो उसके पाने के वास्ते अनंत पुरुषाथ करो, 
ऋथोत्‌ कामना करना बंद करों ओर शरीर-सम्बन्धी कामों 
को केवल भाग्य पर छोड़ दो, क्योंकि शरीर-सूंबंधी काम तो 
भाग्य के अनुसार अपने आप हो ही जावेंगे ६ काम अगर है 
तो केबल यद्दी है कि अपने आत्मा में लीन हो जाको, अपने 


४१४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


स्वरूप में मंडे गाड़ दो, ओर अपने आत्मारूपी आनंद में मस्त 
होकर अपनी इश्वरताः की गद्दी को सँभाल लो | केवल आपके 
अपने स्वरूप को राजराजेश्वर के सिंहासन पर आसन जमाने 
की आवश्यकता है, तब सारे काम विना आपके संकेत के ही 
होते हुए दिखाई देंगे। जैसे जज साहब तब अपनी कचेहरी 
में आते हैं, तो उनका काम केवल कुरसी पर बेठ जाना और 
संसार के मुक़द्मों को फ़ेसल करना होता है, शेष सब 
काम ( कमरे का साफ़ करना, मेज़ पर दावात-क़लम 
रखना ओर वकील साहब तथा मुददई आदि को बुलवाना 
इत्यादि ) अपने आप जज साहब के हाथ हिलाए विना ही होते 
रहते हैं । इसी तरह ब्रह्मनिष्ठ होने पर अर्थात्‌ संपूण विश्व 
के सम्राट्‌ के सिहासन पर इजलास करने के बाद मुक्त पुरुषों 
का काम केवल अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहना ही होता 
है, शेष संसारी काम मारे डर के प्रकृति अपने आप विना 
संकेत के करती रहती है। मगर भगवन ! यह अवस्था तब 
ही होगी जब ओषध अर्थात्‌ पुरुषाथ का उचित व्यवहार करोगे, 
अर्थात्‌ शरीर को भाग्य पर ओर आत्मिक उन्नति को पुरुषाथ 
पर छोड़ोगे । 

एक बार रोम के लोगों ने ईसा से प्रश्न किया कि क्या हमें 
बादशाह को कर ( खिराज ) देना चाहिए या नहीं ? प्रश्न इस 
हेतु से था कि यदि महाराज ईसा यह आज्ञा देंगे कि खिराज 
नहीं देना चाहिए; तो कट रोम के बादशाह को ख़बर देंगे कि 
हज़रत इसा लोगों को राजद्रोही बनाते हैं, और यदि वह अपने 
श्रीमुख से यह आज्ञा दंगे कि ख्रिराज दे देना चाहिए, तो उनके 
इस वचन को, “में बादशाहों का बादशाह हूँ”, या “मुझ पर 
इमान लाओ, भूठा सिद्ध करेंगे। मगर महाराज इसा ने 
इसके उत्तर में एक रुपया हाथ पर रखकर उन प्रश्न करनेवालों 


जिल्द तीसरी कम ४१४ 


से पूछा कि प्यारों | पहले यह बताओ कि इस रुपये पर मुहर 
किसकी लगी हुई है ? लोगों ने उत्तर दिया कि क़ेसर की। 
अतः महाराज में आज्ञा दी कि-- 

रिशातिला पा।0 (९४ पी ०८१०ा९५ (0 6$.०८४क।, 

(टावर प्रा।6 (700 पएीहा 79९]०ाए९्‌५' ६0 ' (700. 

वे बस्तुएँ, जिन पर क्रेसर अर्थात्‌ रोम के बादशाह की 
मुहर लगी हुई है, क़ैसर के हवाले कर दो; और जिन पर 
ईश्वर की मुहर लगी हुई है, बह इश्वर के हवाले कर 
दो । ऐसे ही भगवन्‌ ! पुरुषाथ को कि जिस पर आत्मा 
की मुहर लगी हुई है, आत्मा के हवाले कर दो; ओर 
वह, जिसके ऊपर भाग्य की मुहर लगी हुईं है, उस शरीर 
रूपी नक़दी को भाग्य के हवाले कर दो। जब एक मनुष्य 
उत्तम श्रेणी का काम करता है, तो उसकी अनुपस्थिति में 
निम्न श्रेणी के सब काम होते जाते हैं। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों 
पुरुष अपने पुरुषाथ से अपने स्वरूप की ओर पग बढ़ाए 
जाता है, अथात्‌ उत्तम श्रेणी का काम करता जाता है, संसारी 
शरीर-सम्बन्धी काम अर्थात्‌ निम्न श्रणी के काम अपने आप 
उत्तम रीति से पूरे होते जाते हैं । 


$।. $#!। #!।!! 


राम-उपदेश 
( रायबद्दादुर लाला बेजनाथ द्वारा प्रकाशित उद्‌' राम-उपदेश से उद्ध त ) 


खूदि उन्‍नति चाहते हो, तो बाह्य वस्तुओं तथा काम-काज 
में भिन्‍नतता ओर विचार तथा संकल्प में अभिन्‍नता 
करो । हिन्दुओं में वरण-व्यवस्था बास्तव में इसलिए है कि 
काम तो भिन्न-भिन्न हों, परन्तु हृदय एक हों । किन्तु धीरे-धीरे 
यह असली कारण लोकिक व्यवहार में गुम व लुप्त हो गया, 
ओर आत्म-उन्‍नति के स्थान पर आत्म-अवबनति आ गई । मेरे 
प्यरों ! याद रक्खो कि शास्त्र व स्मृति आपके लिए हैं, आप 
शास्त्र व स्मृति के लिए नहीं । भारतबष की नदियों का प्रवाह 
पलट गया । पहाड़ों से हिमरेखा ( 2!8३०४८७ ) हट गहढे; बन 
कट गए, नगर बस गए, देश की दशा बदल गई।, राजसत्ता 
पल्नट गई, लोगों के रंग ओर के ओर हो गए ; परंतु आप 
इस क्षणु-भंगुर संसार में, जो प्रतिक्षण बदलता रहता है, 
पुराने रस्म व रिवाजों को, जिनमें कुछ जान बाक़ी नहीं है, 
कायम रखना चाहते हैं । हाय ! वह मनुष्य, जो आगे को तो 
चले ओर पीछे को देखे, कैसा बुद्धि-हीन होगा ? मेरे प्यारे ! 
आप ऋषियों की सन्‍्तान हो, परन्तु उनके समय में नहीं 
रहते हो । 
रेल, तार, बिजली, स्टीमर सब आपके पीछे पढ़े हुए हैं । 
आपका मुक्ताबला तो बीसबीं शताब्दी के यूरोप तथा अमेरिका 
के विज्ञान-बे3ाओं और शिल्पकारों की बुद्धि से है।याद्‌- 
रखो “कि या तो अपने को वर्तमान युग में झइने के ग्रोम्त 


जिल्द तीसरी राम-उपदेश ४१७ 


बनाओ, अथवा पितृलोक में पधारों। आपको हमारा सलाम, 
प्रणाम हे । 

२--यदि सातृभूमि के हित (स्वदेश-प्रेम ) का दावा है। 
तो सारे देश ओर उसके निवासियों के प्रति ऐसी एकदिली 
( हृदय की एकता ) करो कि द्वेलभाव का बुलबुले के समान 
भी आपके ओर उनके बीच आवरण न रहे | यदि में अनुभव 
कर लूँ कि “में ही हिन्दुस्तान हूँ; भारतवष की समस्त भूमि मेरा 
शरीर है, मेरा आत्मा समस्त भारत का आत्मा है, यदि में 
चलता हूँ, तो सारा भारतबष चलता है, यदि मैं दम लेता हूँ, तो 
सारा भारतवर्ष दम लेता है में ही शद्डर हूँ, में ही शिव हूँ,” तो 
यही असली वेदान्त है । यही सच्चा मातृभूमि का हित है । 

३--संसार को सच्चा मानकर उसमे कूदते हो, याद रक्‍्खो 
कि फूस की आग में पच-पच मरते हो, अपने शुद्ध सच्चिदानन्द- 
स्वरूप को भूल कर नाम व रूप की क्रेद में फँसते हो । सत्य 
को जवाब देकर ( छोड़कर ) असत्य ( अज्ञान) में धक्के 
खाते हो। याद रक्‍खो, अगर चोट पर चोट न लगे, तो मेरा 
नाम राम नहीं। अजगर ने समझा कि में ऋष्ण को खा गया, 
पर कृष्ण को पचा न सका । यही दशा आपकी है। इसी विधान 
को जीते जी क्‍यों नहीं समभते। मरने पर “राम राम सत्य 
है,” ऐसा लोग कहते हैं। जब पहले ही समझ जाओगे कि 
“राम सत्य है,” तो मरोगे ही नहीं। मरते समय गीता आपके 
क्या काम आएगी, अपने जीवन को ही भगवत्‌ का गीत क्‍यों 
नहीं बनाते ? 

४--माता छोटे बच्चे को आम चूसने को देती है । 
ब्राज़्ूक, आम चूसने लगता है, चूसते-चूसते फन्त फूट पड़ा 
' और बच्चे के हाथ पर, मेँंह ओर कपड़ों पर रस ही रस फेल 
ग़य्ो | अब तो न कपड़ों की सुध है, नमा की, न हाथ-मेँह 


, १८ स्वामी रामती थ जिल्द तीसरी 


: का होश है। रस ही रस है। इसी प्रकार यदि श्रुति भगवती 
का दिया हुआ यह महावाक्य रूपी रस आपके अन्दर फूट 
पड़े, तो फिर रस ही रस ९ ब्रह्म ) हो जाओगे । मन को देव के 
पास ऐसे बिठाओं कि रोम-रोम में राम रच जाए, मन अमृत 
में भीग जाए, चित्त आनन्द में डूब जाए, इसी का नाम उपासना 
है। जेसे पत्थर की शिला का गंगा भें शीतल हो जाना; कपड़े 
की गुड़िया का अन्दर बाहर से जल में निचुड़ने लगना ओर 
मिश्री की डली का गंगा-रूप से एक हो जाना, यही तीन दर्जे 
उपासना के हैं । 

४--धीरे-धीरे देवी विधान चल रहा है, परन्तु मनुष्य उससे 
अनभिज्ञ है। इन्द्रियों की परिच्छिन्नता में बन्द होकर नाम- 
रूप की बालू की बुनियाद पर हवेली बनाकर मनुष्य उसमें 
रहता है, परन्तु अन्त में उसी के साथ बैठ जाता है। असली 
हवेली, जो पव॑त के शिखर पर सुट॒ढ़ बनी है, वह उस 
ज्ञानी की है; जो इस नाम-रूप को भूठा और इश्वर के 
नियम को जीवित जानता है। यदि इस नियम पर कि “जो 
सत्‌ है वह त्रह्म है” इतनी अपेक्षा करो, जितना सांसारिक 
मनुष्यों की राज़ी-नाराज़ी की करते हो, तो कोई विपत्ति आपके 
सिर पर नहीं आ सकती। वेद कहता है “आपकी खातिर 
हे प्रभो ! मो मन है तन बीच ।” वेदों के समय कँवारी कन्याएँ 
म्रग्नि की परिक्रमा देती हुईं यह राग गातों थीं, “हम उस 
एक सबंदर्शी अपने पति के साथ एक हो जाएँ, इस अपने 
बाप के घर ( क्षणभंगुर संसार ) को ऐसे छोड़ दें, जेसे दाना 
भूसे को । और मालिक के घर में दाखिल होकर बच्दों से 
कभी न, निः लें ।” यही राग राम के भीतर से बराबर निकल 
रहा ,दै। यह शरीर फट जाये, यह सिर टूट जाय; हृदय 
विदीण हो जाय, परन्तु तेरे अतिरिक्त अन्य कोर विचार हृदय 


जिल्द तीसरी राम-उपदेश द 9१६ 


में न उठे । यही राम का कहना है । जब कभी सांसारिक 
मित्रों; प्रियजनों तथा कुटंबियों पर विश्वोस करके वह प्रेम, 
जो ईश्वर के लिए होना चाहिये, आप उनसे करते हो, तो 
अवश्य धोखा खाओगे । मुसलमान कहते हैं' “ल्ञा इलाह 
इल्लिज्ञाह”ः ( एकमेवाद्धितीयम्‌ ) अर्थात्‌ एक ईश्वर के 
अतिरिक्त दूसरा इश्वर नहीं । हज़रत ईसा और श्रीबुद्ध 
भगवान्‌ ओर हमारे ऋषियों का भी किसी न किसी रूप में 
यही कथन है । परन्तु यदि उस कथन का प्रत्युत्तर 
उनके सुननेवालों से उस समय में और तत्पश्चात्‌ सारी 
दुनिया के तत्त्वज्ञानियों से हर समय व हर बार न मिलता 
रहता, तो वह कथन ( उपदेश ) सदा क़ायम ही न रहता। , 
यही कथन देवी विधान है। यही हमारा आत्मा है। यही 
राम है। यही ब्रह्म है। यही सच्चा त्याग है। कोई जाति 
उसे छोड़ नहीं सकती है| यही अति कठोर है । परन्तु अमर 
जीवन की प्राप्ति का द्वार है। जो कोई इसके अतिरिक्त और 
कहीं मंन लगावेगा, धोखा खाबेगा, दग़ा उठाबेगा, छोड़ा 
( त्यागा ) जावेगा, मारा जावेगा । चाहे राम के निश्चय 
को भोले-भाले चित्त का अन्धविश्वास कहो; परन्तु उसने 
तो यह दृढ़ विश्वास कर लिया है, जिसने तत्त्व का साक्षात्कार 
कर लिया, वह न मृत्यु को देखता है, न रोग को | वह सबका 
आत्मा हुआ सब जगह मोजूद है। मेरे प्यार ! इस संसार पर 
विश्वास करना ही मौत ( मृत्यु ) है। तेरा असली आत्मा तो 
आनन्द्स्वरूप ( राम ) है । क्‍ 
(१ ) देखा न शब जो यार को, नूरे-ज़िया से कार क्‍या ? 
मुर्दों की क़त्रे -तार को आबो गया से कौर क्‍या? 
(२) चाहे कोई भला कहे, ज़्वाह पड़ा बुरा कहे, 
पहला छुटा जो जिस्म से, बीमोरज़ा से कार क्या ? 


४२० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


( ३ ) नेकी बदी ख़ुशी-नगामी, ज़ीना थी बामेन्यार का, 

ज़ीना जला दो अब यहाँ पाईं-बया से कार क्‍या? 

(४ ).अहमके-कोर ही को हे उलफ़्त मा-सिवाये-दक़, 

* कार्या-ए-दिल में यह ज़िना, बूए-वफ़ा से कार क्‍या? 

( ९ ) इतना लिह्ठाज़ कर लिया, दुनिया टेरा परे भी हट, 

नाचू हूँ साथ राम के, शर्मों हया से कार क्या? 
भावाथं--( १ ) ( अज्ञान की ) रात्रि में यदि अपने प्यारे को 
हमने नहीं देखा, तो दिन की रोशनी से हमारा क्या प्रयोजन ? 
अधेरे में म तक की समाधि पर पानी ओर घास से क्या प्रयोजन ? 

(२) चाहे कोई भला कहे, चाहे कोई बुरा कहे, जब इस शरीर 
से पल्‍ला ( मोह ) छूट गया, तो भय ओर आशा से क्या प्रयोजन ९ 

(३ ) पुण्य-पाप और हष-शोक प्यारे के कोठे पर चढ़ने 
( इश्वर-प्राप्ति ) का सोपान है । पर हम तो अपने प्यारे स्वरूप 
को प्राप्त हो चुके, इसलिये इस सोपान ( सीढ़ी ) को अब जला 
दो, हमें इन पगवाली सीढ़ियों से क्‍या प्रयोजन ? 

(४ ) अन्धे पुरुष को ही इंश्वर से अतिरिक्त वस्तु के साथ 
प्रीति भाती है । दिल के मन्दिर में यह व्यभिचार ? ऐसी दशा 
में विश्वास की गन्ध से प्रयोजन क्‍या ? 

(४ ) ऐ दुनिया ! तेरा इतना लिहाज तो कर लिया; अब परे 
भी हट, अब तो में शुद्ध स्वरूप रास के साथ नाच रहा हूँ। 
सांसारिक लज्जा ओर प्रेम से मुझे क्‍या प्रयोजन ? 

प्यारे! सुनो, वेदान्त केवल लफ़्ज़ी जमा-खर्च (शब्द-आडम्बर ) 
नहीं, बल्कि यह संसार भी कोई वस्तु नहीं। जो इसे सच्चा 
मानता है, वह्दी मरता है। एक आत्म-तत्त्व ही अमर है, वह ही 
सत्‌ है, हाँ ही हाँ, वही सत है 


#।! ऊ!! $!!| 





वातोन्ताप 


( नीचे लिखी बातचीत प्रश्नोत्तर के रूप में लालभवन, फैज़ाबाद में 
तारीख़ १२ सितंबर, सन्‌ १६०९ ई०, मंगलवार को सबेरे ६ बजे 
श्रीरामतीर्थ भगवान ने श्रीमान कदनलाल डिप्टी-कलेक्टर, पांडेय शांति 
प्रकाश, पं० शिवानंद तथा अन्य कतिपय जिज्ञासुओं की उपस्थिति में 
की । स्वामी राम ने इन महानुभावों के प्रश्नों के जो उत्तर दिये, उनके 
संक्षिप्त नोट जो श्रीमान शांतिप्रकाश, मंत्री साधारण धर्मसभा, फैज़ाबाद 
ने लिये थे, वे अविकल रूप से उद्ध त किए जाते हैं। ) 

प्रश्न--अब दिनोंदिन, जैसा कि पुराणों में लिखा है, भारत- 
बष की अवस्था खराब होनी चाहिये, क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--अब भारतवष सेमले बिना न रहेगा। अब इसके 
अच्छे दिन आ रहे हैं। अधोगति की रात्रि बीती जा रही है। 
एक समय था, जब भारतवष स्वर्गोषम कहलाता था, उसके 
सोभाग्य का सूय मध्याह-काल पर था | फिर दिन ढलना आरंभ 
हुआ । वह सूय मिस्र में पहुँचा । मिस्र से यूनान और रोम होता 
हुआ स्पेन आदि योरप के देशों में जा चमका । फिर ईंगलेंड 
की बारी आई । ओर, ईंगलेड से अमेरिका जा पहुँचा, जिसने 
सारे संसार को चकाचोंध में डाल दिया | सो वही सोभाग्य-सूय 
आज जापान पर चमक रहा है। यही कारण है कि जापान 
' उन्नति पर उन्नति किए चला जाता है । जापान के बाद चीन ओर 
चीन के बाद हमारा देश भारतवष इस विंश्वद्योतक सूय से 
प्रकाशित होगा। कोई शक्ति नहीं, जो इसकोँ| रोक सके। 

[काए 35 70 छ90ए0९0' वैधाधा ० 60॥90० पीता टव्वा 
5[870 ]7 ॥6 ए8५ --कोई ऐसी शक्ति नहीं, जा इस सोभाग्य- 


४२२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


सूय को इस चक्कर काटने से रोके रख सके | भगवन्‌ ! इस मुर्दापन 
को दूर करो और प्रफुल्लता को हृदय में स्थान दो। फिर कौन- 
सी ऐसो शक्ति है, जो आपको आनंद के भोगने से वंचित रख 
सके। आओ; ओर आनंद का आस्वादन करो। देखो, यह 
अमी-रस केसा मीठा और प्यारा है। 5 झानंद ! आनंद !! 

फिर पुराणों की सत्यता के विषय में स्वामीजी ने यों कहा:-- 

वेदों का कमकांड अब कहाँ रहा ? वे राजसूय यज्ञ आदि 
अब कहाँ गये ? साँप निकल गया और लकीर रह गई, और 
आप लोग लकीर के फ़क्ीर लकीर पीटे चले जाते हो | यज्ञोपवीत 
तो रह गया, मगर यज्ञ कहाँ गये ? खाली शिखा रह गई।, मगर 
वह बात कहाँ गई, जिसके लिये शिखा रक्‍खी जाती थी ? 
अब तो विवाह ओर मस्रत्यु के यज्ञों का भी केवल नाम-मात्र 
रह गया हे । 

महाभारत के बाद वेदों का संस्कार नहीं रहा । पहले तो युद्ध 
में कितने ही योद्धा काम आये, और फिर जो कुछ बचे-खुचे 
क्षत्रिय रह गये थे, उनमें से बहुत-से अश्वमेध-यज्ञ की भेंट हो 
गये । अजुन का पुत्र अभिमन्यु मरने को जाते समय ज्षत्रिय-बंश 
का बीज बो गया था, नहीं तो इस घरेलू लड़ाई ने ज्ञत्रियों का 
बीज ही संसार से नाश कर दिया था । हाँ, इन क्षत्रियों के बाद 
भारतवष में खन्नी आ गये, कायस्थ आ गये--मगर भाइयों ! 
बुरा न मानना; वे ( मूल ) ज्ञत्रिय द्वी नहीं रहे। इस महान 
युद्ध के अंत होने पर ख्रियाँ-दी-सतरियाँ रह गई; अब बिना पुरुषों 
के वे कमंकांड केसे करें ? यह दशा तो ज्षत्रियों की थी, बेचारे 
ब्राह्मण भी क्‍या करें ? क्‍या बिना क्षत्रियों की सद्दायता के 
ब्राह्मण अपडी निर्वाह कर सकते हैं ? कदापि नहीं । ( देखो, 
महाराज विश्वामित्र को महाराजा रामचंद्र से सहायता लेने की 
आवश्यकता ही पड़ी । ) फिर युद्ध के पश्चात्‌ जंगली जातियों ने 


जिल्द तीसरी वातांलाप ४२३ 


उस समय ऐसे शिर उठाया कि मद्दाभारत का बीर अजुन जो५ 
यादवों की ख्रियाँ लिये जा रहा था; मार्ग में भीलों के हाथ से 
लुट गया | जिस सुमय देश की ऐसी दशा थी, तो बेचारे ब्राह्मण 
भला कैसे अपना यश्ञ पूर्ण कर सकते थे ? परिणुक्म यैह हुआ कि 
वैदिक यज्ञों का अंत हो गया। तो क्या उसके साथ धम का भी अंत 
हो गया ? कदापि नहीं! कदापि नहीं !! यह्‌ नहीं हो सकता । 
समय की आवश्यकता के अनुसार वेदों का कमंकांड बदलता 
रहता है, और बदलता रहेगा; मगर वेदों का प्राण अथात्‌ सत्‌- 
ज्ञान न कभी बदला है और न बदलेगा। जिस प्रकार मनुष्यों की 
आत्मा भिन्न-भिन्न शरीरों में आया-जाया करती है, मगर ज्यों-की- 
त्यों रहती है, उसी प्रकार बंदों का ज्ञान भिन्न-भिन्न रूपान्तरों में 
आया-जाया करता है, किंतु वस्तुतः वह स्वयं ज्यों-का-त्यों रहता है। 

अब ब्राह्मणों ने धर्म का अंश स्थिर रखने के लिये बेदिक 
कमकांडों को पौराणिक कमकांड में परिणत कर दिया, अरथात्‌ जो 
कर्मकांड एकादशी से पूर्णमासी तक हुआ करते थे, उनकी जगह 
अब केवल एकादशी और पूर्णमासी का त्रत रख दिया । स्तंभ-पूजन 
से लिंग-पूजन रह गया। वेदों की कथाओं को पुराणों में सुनाया । 
अब उन कथाओं की यदि वास्तविकता देखो, तो मालूम होगा कि 
उनके भीतर कैसी फ़िलॉसफी कूट-कूटकर भरी है। पराशर 
ओर भस्मासुर आदि की कथाओं में गूढ़ तत्त्वों का किस सुंदरता 
के साथ निरूपण किया है ! 

ओर देवता के अथ क्‍या हैं ? व्यष्टि रूप से जिसको इंद्विय 
कहते हैं, समष्टि रूप से उसी का नाम देवता है। उपनिषद्‌ और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में सिवाय ईइं॑द्वियों के देवता का ओर कुछ अथ 
नहीं है। देवताओं ने पहले गो के शरीर में प्रश्नेश किया, फिर 
घोड़े के, अंत में ममुष्य के शरीर में | पैरों का देवता विष्णु है 
जो पैरों में रहता है, इसी से चरण धोने का काम, राजसूच 


४२४ स्वामी रामतीथ जिल्द तींसरी 


“यज्ञ में, श्रीकृष्ण को वि पैवा गया था। ३३ कोटि देवताओं से ३३ 
कराड़ देवतों का अभिप्राय नहीं है, जेसा कि सब-साधारण 
समभते हैं, वरन्‌ 'कोटि' के अथ “प्रकार के# हैं, इसलिये ३३ 
कोटि से प्रयौजस, ३३ प्रकार के देवताओं से है । यह सीधी-सादी 
बात थी, मगर टेढ़ी हो गई | व्याकरण और ज्योतिष ही से सब 
बातं सिद्ध नहीं होतीं । 

जमन-भाषा राम ने आठ दिनों में सीखी । जिस जहाज में 


नंपेन- मम 


अपने कमरे ( केबिन ) से बाहर आकर बहुधा जहाज़ के डेक 
पर घूमा करता था। मगर वहाँ से कछ जमन लोग उसको 
अपने कमरों में ले आया करते थे, ओर उससे बातचीत करते 
थे। राम ने जमनी ज़बान इसी तरह आठ दिन में सीख ली, 
जेसे बच्चा कोई भाषा सीखता है | इसी तरह संस्क्रत के सीखने 
करे लिये व्याकरण ओर कोष में सारी आयु नष्ट न करो पुस्तकें 
पढ़ना आरंभ कर दो। केवल रटंत से समझ नहीं खुलेगी । 
महाराज ! यह तो बताओ कि “निरभो' भी कोई शब्द है ? पर 
हाँ, गुरु नानकजी के कारण गुरुमुखी-भाषा में यह एक उत्तम 
शब्द हो गया है। गुरु नानकजी के कारण गुरुमुखी एक 
भाषा हो गई--साहित्य बन गया। प्यारो ! आप कविता के 
अनुप्रास ( क्राफ़िया ) रदीफ ओर बहरें पड़े मिलाया करो; पर 
जो वाक्य आत्मनिष्ठ पुरुषों से निकलते हैं, वहाँ इनकी क्या 
आवश्यकता । कविता की भूमि से उठकर कविता के आकाश 
पर आओ  । गुरु नानक की कविता को देखो, उसमें कहाँ 


क सवामाजाी व आभप्राय यहां उन मुख्य २३ दवताओं से हं, जिनका 
उपनिषर्दों भें ऐसा वणन --( क)आठ वस्तु (ख) ग्यारह रुद्र (ग) बारह 
श्रादित्य (घ ) एक इंद्र झोर (ढ ) एक प्रजापति । | 


ज़िल्द तीसरी वातालाप ४२४ 


अनुप्रास ओर कहाँ छंद ? मगर एक पारलोकिक कविता होने के 
कारण उसने जो गौरव पाया है, वह सूयै की तरह प्रकाशित 
है। छुंदःशास्त्र के ज़िचार से गीता भी त्रुटियों से रहित नहीं 
है, तथापि उसको ईश्वरीय गान अर्थात्‌ भगवद्वीता “कहते हैं । 
इसका प्रकाश युगों के परदों को भेदकर आज तक बराबर 
छनता चला आता है। उपनिषदों में भी व्याकरण के नियम 
भंग किये गये हैं । व्याकरण बदल दो । जीवात्मा के साथ शरीर 
चलता है, न कि शरीर के साथ जीवात्मा । 

स्मरण रहे कि वेदों की आत्मा ( जान ) सत्‌-ज्ञान है । उसको 
नहीं बदला; वेदों के केवल शरीर अर्थात्‌ कमंकांड को बदल 
दिया । आत्मा नहीं बदल सकता है; शरीर ही बदला करते हैं । कई 
जगह यही घटित होता है । स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले भी 
वेदों का ज्ञान तो मोजूद था; हाँ बेदों के कमंकांड का बेशक 
प्रचार न था । उपनिषद्‌ थे ओर चाब से पढ़े जाते थे । संहिता 
छपी हुईं मोजूद न थी ओर न सामान्य रूप से किसी के पढ़ने 
में आई थी । वर्तमान संहिता के प्रकाशन का इतिहास इस 
तरह है कि जब इस्ट-इंडिया-कंपनी भारतवर्ष में आई, तब 
अगरेज़ों ने वेदों की संहिता को इकट्रा करना शुरू कर दिया-- 
किसी एक पुस्तक वा घर से नहीं, वरन्‌ अनेक ब्राह्मण-घरानों 
से । क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण-घराने में कोई-न-कोई बेद्‌ की शाखा 
मोजूद थी । कोई-सी एक शाखा पढ़ लो, बाक़ी सब वहीं हैं । 
अग्नि आदि का ज़िक्र सभी में तो आ जाता है। विष्णु केवल 
एक स्थान पर आया है । बात वही है, भेद केवल शब्दों का 
है। जैनियों ओर बोद्रों के मत से ब्राह्मणीं का धम गया। 
ब्राह्मणों के मारे जाने से उनकी शाखा लुप्त हो गई । निदान जो 
कुछ शाखाएँ मिलीं, उनको इस्ट-इंडिया-कंपनी ने इफेट्रा कराया 

र प्रोफ़ेसर मेकक्‍्समूलर ने यथानियम संपादित किया। फिर 


४२६ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


वे पुस्तक के आकार में छपी | स्वामी दयानंद सरस्वतीजी ने 
उन वेदों को पढ़ा । यद्यपि पुराणों में बेदों की आत्मा स्थित 
रक्‍्खी गई है , मगर बोद्ध-धम का प्रभाव #कहीं-कहीं रह गया | 
बुद्ध का मुख्य भरत शुद्ध उपनिषदों से निकला है। उनके शिष्यों ने 
बौद्ध-धर्म की मट्टी पलीद की । यौद्ध-मत तो क्या, वरन्‌ चार्वाक-सत 
भी उपनिषदों स निकला है। चार्बाकों का मत वेदों से सिद्ध 
होता है। सारांश यह है कि बेद तो मोम की नाक है, सचाई 
तो हमारे भीतर होनी चाहिये। रामानुज, माधवाचाये आदि सभी 
तो अपने-अपने मत को वेदों से सिद्ध करते हैं। यह सब इसी 
प्रकार है, जैसे एक मुसलमान पियक्कड़ ( शराबी ) ने क़रान से 
शराब पीना सिद्ध कर दिया। बात क्या थी कि क़रान में कहीं 
आया है कि “खाओ तुम कबाब और पियो तुम शराब, 
जाओगे तुम जहन्नुम को ।” इसका अंतिम वाक्यांश जड़ाकर 
अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। इसी तरह वेदों से सब लोग 
अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। सत्य तो यों है कि 
उपनिषदों से शंकराचाय का मत निकलता है। रामानुजजी का 
काम सामाजिक सुधार का था; जो हरएक को अ्रवश्य स्वीकार 
करना चाहिये प्रत्येक मनुष्य सब वस्तुओं को नहीं जानता। 
स्वामी दयानंदजी बड़े व्याकरणी थे । चैंकि वह व्याकरण, कोष, 
काव्य और वेदों की संहिताओं को जानते थे, मगर वह तत्त्व 

ज्ञान में अधिक जानकारी न रखते थे । अद्वेत के विरुद्ध जो कुछ 
उन्होंने कहा है, वह रामानुज और माधवाचाये से लिया है और 
मूर्ति-पुजन के विरुद्ध जो कुछ कहा है, वह मुसलमानों और 
इसाइयों से लिया है। स्वामी दयानंदजी में कोई नई बात नहीं 
थी।जो कुछ कहा है, ओरों से लिया है। इस पर पंडित 
शिवानंदजी ने प्रश्न किया कि यदि खंडनात्मक भाग दयानंद-मत 
से निकाल दिया जाय, तो बाक़ी कुछ न रहेगा ? 


जिल्द तीसरी वाताल्लाप ४२७ 


स्वामीजी ने उत्तर दिया--भगवन ! ऐसा मत कहो | उसमें” 
बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य शेष रह जौता है। स्वामी दयानंद 
के खंडन ओर गाल्दी-गलोज को छोड़कर आप उनके जोश-खरोश 
ओर निर्भयता को क्‍यों नहीं लेते ? आपको चहियें कि हंस की 
तरह दूध को पी लो ओर पानी को छोड़ दो । जहाँ कद्दीं अच्छी 
बात मिले- चाहे दयानंदजी# से मिले, चाहे मोहम्मद साहब से, 
चाहे मूसा से, चाहे ईसा से--उसे आप तत्काल ग्रहण कर लो । 
प्रायः लोग गुण की ओर दृष्टि नहीं देते, दोषों को ही देखा करते 
दे | इस प्रकार के भद्दे कटाक्ष (5४४९९[०॥8 7€9/<5) करना 
छोड़ दो, ओर युक्ति का परित्याग मत करो | 

बुद्ध ने वेदों के ज्ञान-कांड को ले लिया; मगर पुराणों ने 
वेदों के कम-कांड को भी नहीं छोड़ा । बुद्ध के बाद उनके मत के 
चार संप्रदाय भारतबषधे में हो गये ओर वे सब जापान के उत्तरीय 
ओर दक्षिणीय भाग में हैं | बुद्ध भगवान्‌ का जीवन अत्यंत 
पवित्र था । बुद्ध भगवान्‌ ने वर्णाअश्रम को बिल्कुल जड़ा दिया। 
कुछ तो आय्य लोग और क॒छ यहाँ के मूल-निवासी शैल, भील; 
गोंड आदि कुछ दिनों बाद सपों, नदियों ओर पत्थरों की पूजा 
करने लगे । भंगी लोग लूत पेगंबर की संतति से हैं, जिनका 
उल्लेख बाइबिल में है । राम ने, असां हुआ, इस विषय का 
अध्ययन किया था । 

वाम-मा्ग (तंत्रिज्म ) बोद्धों में फेल गया, और अब भी 
अमेरिका, चीन और जापान में तांजञ्रिक लोग मौजूद हैं । बौद्ध- 
मत के पश्चात्‌ कुमारिल भट्ट ने बेदों का प्रकाश किया। मंडन 
मिश्र कमारिल भट्ट का शिष्य था, किंतु जिसने वेदों की आत्मा 
अर्थात ज्ञान-कांड का प्रकाश किया; वह शंकर था | भारतवषे क्या, 
सारे संसार में यह सबसे महान पुरुष हुआ हैं। राम ओर 
कृष्ण की बात दूर गई। किंतु बतेमान काल में शंकर से बढ़कर 


छ्र्‌८ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


दूसरा मनुष्य जगत्‌ में उत्पन्न नहीं हुआ । उसने द्वारकाजी से 
जगन्नाथजी अथांव अटक से कटक तक पेंदल कई भ्रमण किये । 
कन्याकमारी अंतरीप से बद्रीनाथ तक «उसने प्रथ्बी को 
नापा । शंकरोचाय के तत्त्वज्ञान ने योरप के तत्त्वज्ञान में जीवन 
डाल दिया | जमन तत्त्ववेत्ता केट ( ९४॥४ ) आदि ने इसके ग्रंथों 
का अध्ययन किया था। अब ऐसे ही जाग्रदात्मा पुरुष, जो 
परमात्मा के अस्तित्व के आगे जगत्‌ के अस्तित्व तक को कुछ 
नहीं मानते, दूसरों को जगा सकते हैं, नहीं तो-- 

“ख़फ़्ता रा ख्फ़्ता के कुनद बेदार” अथात्‌ “सोते को सोता 
भला क्योंकर जगा सके ।” 

इस महापुरुष शंकर ने भारतवर्ष को जगा दिया | ओ हो ! 
इसने भारतवष में सजीब मेघा शक्तियाँ उत्पन्न कर दीं; उसने 
दस प्रकार के संन्‍्यासी बना दिए, ओर प्रत्येक का एक-एक नाम 
रख दिया । चार मठ स्थापित कर दिए | यह दशनामी संनन्‍्यासी 
उन मठों में रहकर इश्वरीय शिक्षा का संग्रह करते थे। 

“  (काएतचा पीछा क्ाए बज़ तत्व था एकएएक +-+ 

“महान्‌ पुरुष सदेव कंदराओं में पाए जाते हैं ।” 

ज्योतिमंठ शारदासठ, शृगरीमठ, गोवधनसठ सब इन्हीं के 
स्थापित किए हुए हैं। राम भो द्वारका के शारदा मठ से संबंध 
रखता है । 

जब नीच जातियाँ बोद्ध बन गईं) तो कुछ दिनों बाद बाम- 
माग आदि के रूप में प्रकट होकर अत्याचार करने लगीं । इस 
महापुरुष शंकर ने इन अत्याचारों को दर किया; ओर शंकराचाय 
के पश्चात्‌ हिंद-धम फेल गया। पिता तो है आय्य-धम ओर 
माता है बोद्ध-ध्म । 

इंगलेंड में [000 (एक प्रकार का टोप ) और (>0छा॥ 
( साफ़ा ) अभी तक, ग्रेजुएट को दिया जाता है।ये क्‍या हैं ? 


ल्ििल्द तीसरी बातांलाप 9२६ 


फ़क़ीरों के जुब्बा ( एक तरह का लंबा बेबाहों का कुर्ता ) और- 
कासा ( कटोरा ) की भक़ल है । जिस तरहै |:7/2॥/ ( शूरबीर ) 
बनने से पहले [१82०८ ( सेबक ) होना पड़ता है; उसी तरह से 
पहले ब्रह्मचय, फिर संन्यास । संन्यास देने का, अधिकार गुरु 
को उस समय तक नहीं है, जब तक संन्यास की वृत्ति भीतर से 
फूट-फूटकर बाहर न निकल का । इसी प्रकार से ये संनन्‍्यासी 
बनाए गए थे। ये चलती-फिरती युनिवसिटियाँ थीं । श्रीशंकराचाय 
के कारण हिंदू-धर्म फेल गया । अब नामों की सनदों से 
काम होने लगा | लोग तो लेबुलों के मातहत काम करते हैं। 
अगर एक आय्य-समाजी मे कोई बुरा काम किया, तो क्या सब 
आयय-समाजी बुरे हो गए ? इस तरह के भद्दे विचारों को छोड़ 
दो । शंकराचाय के बाद पुराने फल उड़ गये; नये फल आ 
गए । शंकर के बाद बहुतसी ऐसी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें 
तन्त्रवाद आदि का सब उल्लेख है । 
जिस प्रकार वेदों के कमकांड को बदल दिया, उसी प्रकार 
अब पुराणों के कमकांड को बदल दो । जिस तरह गरमी आने 
पर जाड़े के गरम कपड़ों को आप बदल देते हो, उसी तरह अब 
भी उपस्थित वतमान समय के अनुसार पौराशिक कमकांड को 
बदल दो, मगर पुरानी बेदिक आत्मा को स्थिर रक्खो, अथोत्‌ 
श्रुति को रख लो-- 
“मन ज्ञे कुरश्मान सरज़ रा बर्दोश्तम; 
उस्तख़्वाँ रा पेशे - सगाँ अंदाख़्तम ।”” 
अथोत्‌- मेंने क़रान से गुदे ( मग़ज़ ) को निकाल लिया है 

ओर उसका छिलका ( हड़ियाँ ) कुत्तों के आगे डाल दिया है । 
अगर राम कोई चीज़ कहता हे, तो इस बजह से नहीं कहता कि 
अमुक पुरुष ने कहा है, या अमुक ग्रंथ में लिखा है, “वरन्‌ इसी 
हेतु से कहता है कि हमको इसकी आज अत्यंत आवश्यकता है । 


४३० स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


५ बाबू जयदयालजी ने प्रश्न किया-महाराज ! शाक्त-मत 
केसा है ? 

स्वामीजी ने उत्तर दिया--जिस शाक्त-मत ने स्वामी रामकृष्ण 
परमहंस को पैदा कर दिया, उसको कौन बुरा कह सकता 
है ? ओरेप ! ओरेप !! ओरशेस !!! 

जिस वस्तु की चर्चा करते हुए आप नीचे गिरते हो, उसे 
उड़ा दो । 

बाबू कुन्दनलाल ने प्रश्न किया--महाराज ! हमको किस 
बात का अभ्यास करना चाहिए ? 

उत्तर--जो पढ़ते हैं, उसी का अभ्यास करना चाहिये। यही 
सत्यता है। जिसका मन ओर वाणी एक है; वही उन्नति कर 
सकता है । 

बच्चा मा का दूध पीते-पीते ( अपनाकाम करते हुए ) दाँत 
निकाल लेगा । इसी तरह हम लोग अपने कोमल-से-कोमल 
धर्म पर चलते हुए 'दासो5हम्‌” से 'शिवोडहम” पर पहुँच जाते हैं । 

जो पलड़ा भारी हो, उसी ओर भार का केंद्र ( (शाप रा 
(7०४४७ ) होगा । यदि आपका संसारी पलड़ा भारी है; तो बंदा 
( दास ) ही रहोगे । मंज़िलें अनेक हैं 

(१ ) तस्येबाहम्‌' > में उसी का हूँ। वह कहीं अलग दूर है, 
अन्य पुरुष ( 3/0 फ॒ुष्ा5० ) हे । 

(२ ) 'तवैबाहम्‌' - में तेरा हूँ । तू सामने मौजूद है, मध्यम 
पुरुष ( 270 [0९7$०7 ) 

(३ ) त्वमेबाहम्‌' > में तू ही हूँ। जुदाई दूर। उत्तम पुरुष 
( 50 [१८०5०7 ) हे ५ मनुष्या ओर जातियों को इन्हीं मंज़िलों में 
से होकर गुज़रना पड़ता है। राम ने भी इन मंज़िलों को पार 
किया है। बच्चा गोद में रहते-रहते ओर दूध पीते-पीते कहता है 
कि में बाहर खेलने जाता हूँ। 


ज्िल्द तीसरी... वातांल्ाप ४३१ 


धर्म वह है, जो भीतर से स्वतः निकले; न कि वह जो बाहर 
से भीतर ठँसा जाये | सूय चमकता है कि चीज़ें उत्पन्न हों। 
नक़ल से काम नहीं निकलता। सवार बुद्धिमान्‌ पशु ( [२०४079/ 
६३79) ) है, घोड़ा बिल्कुल पशु है। घोड़े को सवार की रानों के 

नीचे से मत खींचो॥ जत्र से काम नहों चलता, प्रम से चलता है । 
(१ ) जिसकी स्थिति “दाप्तोइहम” पर है, वह उसी ग्रकार की 
पुस्तकों को पढ़े, जेसे इंजील, भ्रक्तमाल, भागवत पुराण आदि । 
इसी से उस मनुष्य को ढाढ़स होगा। मनोविज्ञान ([?५ए०॥०]०2४) 
अर्थात्‌ अन्तःकरण शास्त्र को पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। 
(२ ) जिसकी स्थिति “'तवैबाह॒प्‌! में है । अर्थात में तेरा हूँ, 
उसको विनयपत्रिका, सूरश्यामवाले पद, गीतगोविंद, नारद के 
भक्तिसून्न ओर कई प्रकार के भजन; रामायण के कोई-कोइ 
अंश, जेसे रामायण का वह अंश, जहाँ राम वन जाते समय 
लक्ष्मण ओर सीता से विलग होते हैं, पढ़ना चाहिए। 
._- (३) तीसरी श्रणीवालों अथांत्‌ '्वमेवाहम! की स्थितिवालों 
के लियें बुल्लाशाह ओर गोपालसिंह की वाणियों के पढ़ने से भी 
बड़ा लाभ होता है। ये दो पंजाबी हैं। मगर गोपालसिंह की 
वाणी ने अभी अधिक प्रसिद्धि नहीं पाई है। इन बाणियों को 
पढ़ते पढ़ते मारे प्रेम के आँखें बंद हो जाती हैं | गुरु ग्रंथसाहब 
में दोनों श्रणी की अपार वाणियाँ हैं, तीसरी श्रेणी की बहुत 
कम । पाठ करते हुए जहाँ देखा कि चित्त एकाग्र हो गया; कितात्र 
को छोड़ दो । घोड़े पर आप सवार हो, न कि घोड़ा आप पर 
सवार हो । पाठ किसके लिये है ? भीतर के आनंद के लिये । 
लोग पढ़ते हैं, मगर पागुर ( जुगाली ) नहीं करते। अगर आप 
पागुर न करोगे, तो मानसिक अजीण ( ४८४६४ 0ए5[7०|)४9 ) 
हो जायगा । राम जब योगवासिष्ठ पढ़ता था; तो.डसका नियम 
था कि उसमे थोड़ा-सा पढ़ा ओर फिर किताब को बंद कर दिया 


४9३२ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


ओर उसका मनन करना आरंभ कर दिया । यदि इसी तरह से 
पढ़ा जाय तो क्या बार्स है, जो भीतर घर न कर ले। मनसरोग- 
शास्त्री लोग ( !६८॥०)०४75: ) यह दिखलाते हैं कि जब हम बुद्धि 
की सीमा ( ०४८) ) को छोड़कर निष्ठा की सीमा ( ०४८) ) 
को जाते है, तो अच्छे हो जाने के समान बन्र जात हैं । 

यदि आप चाहते हैं कि अहेत या वेदांत को हम पढें, तो 
पहले बोद्धिक संशय ओर फिर निर्णायक संशय दोनों को उड़ा 
देना चाहिये । बुद्धि-विषयक संशय को दूर करने के लिये राम एक 
पुप्तक# लिखेगा, ओर यह किताब उस समय लिखी जायगी, 
जब राम दो व एकांत में रहेगा। निर्णायक संशय भी फिर 
उड़ जायगा। इन संशयों को दर करने के लिये उपनिषदों, 
भगवद्वीता ओर शंकर के शारीरिक भाष्य को पढ़िये। रिसाला। 
अलिफ़, (थंडरिंग डान ( नून ) आदि भी इसी प्रकार के रिसाले 
हैं। छांदोग्योपनिषद्‌ के पाठ से राम का मन तीसरी श्रेणी पर 
आया | जिस समय राम दूसरी श्रणी में था, तो वाल्मीकि 
रामायण के उस भाग को, जहाँ राम को वनवास हुआ है, प्रायः. 
पढ़ा करता ओर रोया करता था । 

राम का मन एक बार बिगड़ गया। लाहौर में अपने कोठे पर 

चढ़ा था | वहाँ से उसने किसी सत्री को नग्न देखा, जिससे 
उसका मन बिगड़ा । मगर मन की इस अवस्था को देखकर वह 


कनन-ल+ 


# शोक हे के बिना उक्त पुस्तक लिखे राम इमको छोड़कर चल दिये, 
जिससे यह पुस्तक प्रकाशत न हो सकी । 
। यह रिसाला स्वार्मी राम ने उदू-भाषा में निकाला था, जब के बह ग्रहस्था- 
श्रम में थे । इसका संग्रह कुल्यत्ति-राम के नाम से छप चुका हैं 
यह अंगरेजी मासिक पत्रिका स्वाभी राम की आज्ञा से उनके परम भक्त मि० 
पूर्णसिद् निकालते थे । 


जिल्द तीसरी वातांलाप ४9३३ 


तत्काल छाती कूटने ओर रोने लगा, ओर उस दिन से इस 
बात का पका इरादा कर लिया कि या तो#हम मरेंगे या मन को 
मारेंगे। राम बचपन में बड़ा हठी था। जिस बात के करने की 
हठ करता था; उसको करके छोड़ता था। गरणिप्त के प्रश्न 
हल करने लगा; ते उसमें जी-जान से लग गया, खाना-पीनों, 
खेलना-कूदना संब बंद | एक् बार ऐसा हुआ कि कुछ प्रश्न 
उसने हल करने का इरादा किया । रात-भर हल करता रहा, 
मगर सब सवाल हल न हुए। बस, सवेरा होते ही कोठे पर 
चढ़ गया, और ऊपर से गिरकर मरने लगा । मगर खयाल 
आया कि मरू तो क्‍्योंकर ? सवाल तो अभी पूरे हल नहीं 
हुए । तात्पय यह कि इसी प्रकार से प्रायः हठ किया करता था। 
ओर यही हठ बाद को हृढ़ता के रूप में परिवर्तित हो गया । 
संन्यास लेने से प्रथम राम एक बार कश्मीर को चला गया 
था | फिर वहाँ से आकर कुछ दिन घर पर रहा। मगर बकरे 
की मा कब तक खेर मनाएगी, दूसरी बार फिर निकल पड़ा । 
वर्ग ( क्वास ) में जब पढ़ाता था; तब प्रायः गणित-शासत्र का 
व्याख्यान भक्ति के विषय में परिणत हो जाता था। अंत में 
उसको सांसारिक संबंध छोड़ने ही पड़े हरिद्वार में पहुंचा । 
हरिद्वार से हृषिकेश के माग से सत्यनारायण के मंदिर पर पहुँचा । 
अपने रेशमी वस्त्र ओर सोने की ज्ंजीर और घड़ी आदि सब 
इधर-उधर फेंक दिये। तीन सी रुपए घर से ओर मँगवाये। वह भी 
खच कर डाले। फ़क्ीरों, साधुओं से मिला । वार्तालाप हुई | सबसे 
शास्त्राथ हुए । तब राम ने यह देखा कि ज़बानी ज्ञान छॉँटने 
में किसी से कम नहीं हूँ । मगर हाय ! शांति फिर भी नहीं है । 
अब इस शांति की खोज में घूमता फिरता है । एक दिन प्रातःकाल 
सत्यनारायण के मंदिर से जहाँ वह ठहरा था$ सब साथियों 
को छोड़कर अकेला भाग निकला । मगर एक संस्क्त का 


४३२४ स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


विद्यार्थी उसके साथ हो लिया, क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी प्राय 
बड़े सबेरे उठते हैं। संश्रोग से एक मस्त * अद्वेत मूर्ति महात्मा 
से इसकी आँखें दो-चार हुईं | उनके पास केबल एक लेँगोटी 
थी ओर कुछ न.था । बह लगोटी भी कछ फटी हुई थी । एक 
खेंठ बद्रीनाथ को जा रहा था। इस मस्त म्रह्मत्मा ने उस सेठ 
से अपनी लँँगोटी की ओर, जो कुछ खुली थी, संकेत करके 
कहा--“अरे ! बदरीनाथ तू यह देख ले ।” इन मद्दात्मा का 
नाम बद्रीदेव था। इनसे जब राम की आँखें दो-चार हुई, 
दोनों हँस पड़े। बाताल्ाप हुईं। दशा पलट गई। वहाँ से 
पद्दाड पर चला; जहाँ जंगल के किनारे एक ब्रह्म-पुरी नाम 

का अरण्य है। राम ने वहाँ उपनिषदों को पढ़ा । छांदोग्य 
उपनिषद्‌ शांकर भाष्य सहित पढ़ा जा रहा था | फिर तो 
ऐसी समाधि लगी कि कुछ न पूछी । अगर राम चट्टान 
पर लेटा है, तो कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। अगर धूप में बेठा 
है, तो खद धूप हो रहा है। ऐसी दशा में वह लड़का भी; जो 
राम के साथ हरिद्वार से भाग निकला था) राम से अलग 
रहता था | कभो नीचे से कुछ लाकर राम को खिला जाया 
करता था उस समय राम की ऐसी दशा हो गई कि यदि वह 
वायु को आज्ञा दे कि चल, तो वायु तत्काल चल पड़ती थी । 
पंचमहाभूत उसकी आज्ञा का पालन करते थे । यदि उसको 
किसी अंथ की आवश्यकता होती थी, तो कोई व्यक्ति वही 
किताब लिए उसके पास चला आता है। तात्पय यह कि यह्‌ 
अवस्था निरंतर छः महीने तक रही और यह स्थिति केवल इसी 
प्रकार के मनुष्य की नहीं हो सकती, बरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति को 
यह स्थिति ग्राप्त हो सकती है। जब अनुभव प्रत्यक्ष होता जाय, 
तब तक ओर दलीलों को उड़ाते जाओ । जो पुस्तक आपके 


जिलल्‍्द तीसरी बातालाप ४३४ 


चित्त पर प्रभाव डाले, साथ रख लो | मगर जब वह वस्तु भी 
मिल जाय, तो पुस्तक को भी फेंक दो । 

(१ ) पहली चोट ( क ) पहला साधन--पढ़ना गली-डंडे की 
पहली चोट है। फिर दूसरी चोट अभ्यास की है 4 पहला दक्तर 
पाठ, दूसरा दर्जा जप । 

( ख ) दूसरा साधन-- ३ संयम ओर आकर्षण से 
अपने शरीरों को जड़ा ले जाऊी । क्‍यों न हम प्रकृति के दृश्य 
से आकाश तक उड़ते चले जायेँ । प्रातःकाल के समय नदियों 
ओर बारों में सूये के सामने आ जायें कि जिससे मन उच्च हो । 
मद्दात्माओं के सत्संग से भी मन महान हो जाता है। यह 
गलीडंडे की पहली चोट है । 

(२ ) दूसरी चोट---“चुनाँ पुर श॒ुद फ़िज्ञाए-सीना अज़ दोस्त ; 

ख़याले स्वेश गस शुद अज़ ज्ञमीरस |”! 
अर्थात्‌ मेरे हृदय की भूमि मेरे मित्र से ऐसी भरी हुई है 
कि मेरे दिल से अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नष्ट हो गया। 
वातावरण ( ०(7०0५[)९८ ) में जब भराव ( उद्यापाध०7] ) 
आ जाता है, तब किताब को उठाकर ताक़ में रख दो | जब 
छैल-छबीले की मूर्ति से आँख लड़ी, तब ज्योति में ज्योति 
समा गई । जब इन मनोहर दृश्यों से चित्त में उमंग भर आवे 
तब ओशेप, ओरेम का गाना शुरू कर दो | यह ओश्म का 
गाना ब्रह्मांड का संगीत अथात्‌ ब्रद्मप्वनि ( (५७८ ० [॥९ 
577८८ ) है । जिसको महात्माओं ने सुना है, ओर सुनाते हैं, 
. और जो सुनना चाहे, वह सुम सकता 
नगमे सुरीले ओ रेम के हैं इससे शज रहे ; 
नदियाँ परिदे याद में हैं सुर मिला रहे । 

( ३ ) अनुराग को न कुचलो । ऐसे अनुराग को? रोक देना 

मानो महात्मु: यूसुफ़ को कुएँ में डाल देना है। जब कह दशा 


४३६ | स्वामी रामतीथ जिल्द तीसरी 


आ जाय, तो उसको स्थिर रक्खो। कृष्ण की वंशी का नाद सुन- 
कर गोपियाँ बिहाल “हो जाया करती थीं। इस आंतरिक राग 
के सामने प्रत्येक वस्तु को न्योछावर कर दो | क्योंकि इश्वर 
कलर बेठा है। संसार का काम कभी नहीं बिगड़ेगा | इस 
“अवसर पर यदि आपसे कुछ पद निकले, तो निकलने दो । 
अन्तध्वनि के अनुसार चलो, ते आनंदमग्न होगे, अन्यथा 
नष्ट हो जाओगे । वेदंत-शार्क्न ( आत्मज्ञान ) के व्याख्यान 
पढ़ने से एकांत में अधिक सुख होता है । 

साँस-साँस पर सुमिरो हरि नाम | जिहा से नाम लेने पर 
मन पर भी प्रभाव पड़ता है। जप--( १ ) बाणी से, ( २) मन 
से, (३) संपूर्ण शरीर से होना चाहिये। नाम की महिमा 
अद्भुत है । 

ओर रेम्‌ केवल वेद में नहीं, क्रान में भी मोजूद है-- 

अलिफ़ + लाम + मीम८”उम-्ओ श्प 

( क़रान की बहुतेरी आयतों के आरंभ में «  ! (अ, ल, 
से ) जो आया है, वह यह ओगेम ही है। ,! ( अल ) जो प्रायः 
शब्दों के आरंभ में आता है; उसका ( लकार 'पेश' अथात्‌ उकार 
में परिवर्तित हो जाता के जेंसे करीम-उल्न-दीन पढ़ने में 
करीमुद्दीन हो जाता है। और पेश” अथांत्‌ हस्व उकार वाव! 
अर्थात्‌ वकार का संक्षिप्त रूप है। अतएव क़रान का अ+ 
जल+मर-अ+उ+मत-४* के समान है । 

3» ! 3» [| 3» [|| 
आनन्द ! आनन्द !! आनन्द !!! 


